महान्‌ शिक्षा- 
दार्शनिक के रूप में 
प्राद्य जगदगुरु शंकराचाये 


लेखक : 
डॉ० भीष्म दत्त शर्मा, 
एम ०ए० (हिन्दी, संस्कृत, इशनथास्त्र), एम०एड०, पी-एच०डी०, 
प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, 
एन० ए० एस० कॉलिज, मेरठ । 


प्रकाशक : 


अनु प्रकाशन, मेरठ । 


प्रकाशक : 


अनु प्रकाशन, 
शिवाजी रोड, मेरठ । 


(8 सर्वाधिकार लेखकाधीक़:: : 


व नै 


कट... ४५ रिलीज 


६३ 
षी । | - ६० हे ह न 
हम ३ + है. ज्गिगिय ही रे 
बन प्फ् + ऊ। 
3५. 852 है बा फ्डाक़ हु टी पल 
बे पर. चाहा मजा 
कर कैली 


आह 


मूल्य : 85/- मात्र... /», 2 


5 उकीीओ 
कक (थक ५ ५ "हु के ॥ 77 है आयी 


प्रथम संस्करण (सितम्बर-985) 


मुद्रक : 

+भात कुसा र गुप्ता, 

पोयूष प्रिन्टर्स, 
32-ज्षिबाजी रोड, मेरठ। 





॥ श्रीहरिः ॥ 


पुरोवाक 


यच्छक्तयों वद्ता वादितां बे, विवाद संवाद भवों भवन्ति । 
कुव॑न्ति चेषां मुहुरात्म मोहं, तस्मे नमोडनन्‍्त गृणाय भूस्ने ॥ 


लि गिए अनुशीलन से यह सुस्पप्ट है कि वेदिक धर्मातनुयायी अनादिकाल 
से मुख्यतः भारत निवासी, वेदमार्गी, दार्शनिक और शिक्षा-शास्त्री थे। तेत्तिरीयोप- 
निषद्‌ में स्नातक शिष्य के प्रति आचार की जो शिक्षा है, वह इस रहस्य को द्योतित 
करने वाली है। मनुस्मृति में ब्रह्मावते और ब्रह्मषि देश निवासी अग्रजन्मा ब्राह्मणों से 
पृथिवों के स्वंमानवों को स्व-स्वचरित्र शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा! भी इसी तथ्य 
को द्योतित करती है। 


विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचयं के पूर्ण पालन की परम आवश्यकता है । 'सनत्सु- 
जातीय' शांकर भाष्य सहित अनुशीलन करने पर पता चलता है कि जिस तरह 
आत्मा के वैश्वाम्बर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय चार पाद हैं; उसी तरह ब्रह्मचरयं के 
भी वेदज्न ब्राह्मण रूप प्राचाय, वेद, बिन्दु (वीये) और ब्रह्म ये चार चरण है। अभि- 
प्राय यह है कि वेदज्ञ-बराह्मण आचाये की विधिवत्‌ उपासना, उनके स्वस्थ मार्गदर्शन 
में वेदानुसन्धान, ब्रह्मचयंपालन रूप संयमी जीवन और ब्राह्मी स्थिति की समुपलब्धि 
में ही शिक्षा की समग्र स्वस्थ विधा सन्हित है। 'सहनाववतु' (कृष्ण यजुर्वेदीय 
शान्ति:, मुक्ति को० :3) आदि मन्त्र गुरु और शिष्य में परस्पर सद्भाव की 
प्रतिष्ठा को द्योतित करते हैं। 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमुपाष्नत' (अथवंबेद) आदि 
मन्त्र ब्रह्मचर्य और वेद-शास्त्रानुसन्धानपूर्वक स्वधर्मपालनरूप तप को इच्छा मृत्यु और 
मृत्युअुजय पद प्राप्ति में अमोघ हेतु मानते हैं 'आप्यायन्तु ममाज्ानि' (सामवेदीय 
शास्ति:, मुक्ति को ० ।:4) आदि मन्त्र ब्रह्मचर्य पालन से उद्दीप्त प्रज्ञाशक्ति और प्राण- 
शाक्ति से भरपुर भव्य अज्भोपाजड़ से युक्त जीवन ब्रह्म द्वारा रक्षित होकर शास्त्रा- 


[. एतद्देश प्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं-चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवे- 
मानवा: ॥ मनुस्मृति 2-20 ॥ 


( ४ ) 


वलम्बनपुर्वक स्वरूपानुसन्धान में रमा रहे यह प्रेरणा प्रदान करते हैं। 'ज्ञानी-अनुभवी 
आचार के स्वस्थ मार्गदर्शन में श्रद्धालु, तत्पर, संयतेन्द्रिय व्यक्ति अभ्युदय-नि:श्रेयस 
प्रदायक ज्ञानोपलब्धि में समर्थ होता है! जगदगुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र भगवदगीता में 
यह प्रेरणा प्रदान करते हैं।! भगवान्‌ का यह उदबोधन शिक्षा-शास्त्रियों के लिये 
प्रेरणास्नोत है। 'शास्त्रविधि की उपेक्षा कर बनायी गयीं शिक्षा-पद्धतियों का आलम्बन 
लेकर वर्तने वाला व्यक्ति विद्धि, सुख और परागति से सदा ही वंचित रहता है, जो 
शास्त्रविधि के अनुरूप शिक्षा-प्रणालियों का आलम्बन लेकर वतंने वाला है; वह 
सिद्धि, सुख और परागति से सम्पन्न होता है | श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द सुधासिन्धु का 
यह उद्बोधन महत्त्वपूर्ण है । 

आचाय॑ शकर द्वारा प्रणीत एब उद्भावित और उनकी विधा से विरचित 
ग्रन्थों के द्वारा दर्शन का एक उन्नत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवत्पाद 
द्वारा विरचित विविध स्तोबों को तथा विष्णू सहखनाम भाष्य को 'प्रथमा' कक्षा के 
उपयोगी माता जा सकता है। प्रबोध सुधाकर, सौन्दर्य लहरी, सनत्सुजातीय भाष्य, 
पातन्‍्जल योग सूत्र व्यास-भाष्य पर आचायंकृत विवरण तथा «लेन - ्होगरिणए 
भाष्य को 'मध्यमा' में सन्निहित किया जा सकता है। अपरोक्षानुभुति,विवेकचूडामणि 
उपदेश साहस्नी आदि आचायंकृत प्रक्रिया ग्रन्थों को तथा भगवद्ुगीता एवं ईशावास्यो- 
निषद्‌ भाष्य को 'शास्त्री' कक्षा के उपयुक्त माना जा सकता है केन-कठ-मुण्डक-प्रइत- 
मापन्बब-ोतरेय-सैत्तिरीय-छान्‍्दोग्य और बहुदारण्यक भाष्य को तथा ब्रह्मसूत्र भाष्य 
को 'आचाय॑' कक्षा के उपयुक्त माना जा सकता है। दशइलोकी पर गौड ब्रह्मानन्दी 
सहित मधुसूदनपाद विरचित सिद्धान्त बिन्दु, तेत्तिरीय भाष्य-वातिक, बृह॒दारण्यक 
भाष्य-वातिक एवं विद्यारण्यस्वामि विरचित सूतसंहिता भाष्य और स्वेदशन संग्रह 
तथा मान्य वाचस्पति मिश्र विरचित भामती तथा श्रीपझपादाचाय कृत पञचपादिका 
विवरण सहित को आचार्योत्तर पोस्टाचाये, पी-एच०डी० और डि० लिट० स्तर का 
माना जा सकता है 

डॉ० श्री भीष्म दत्त जी द्वारा विरचित शोध प्रवन्ध के संक्षिप्त 
रूप का आद्योपान्त अनुणीलन करने का योग सधा। जिसे वे 'महान्‌ शिक्षा 





. तद्विद्धि प्रणिपातेत परिप्रब्नन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व- 
दर्शिन:॥ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमिव॑ यास्यसि पाण्डव | येन भृतान्यशेषेण 
द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ (भगवद्गीता 4- 34, 35) श्रद्धावालमते ज्ञानं 
तत्पर: संयतेन्द्रिय: | ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | (भगवद्‌- 
गीता 4-39) । न्‍ 

2. यः गास्त्रविधिमुत्सुज्य बतते कामकारत:। नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न 
पर्रा गतिम्‌ ॥ (सगवदगीता 6-23) | 


[ के :) 


दाश निक के रूप में आद्य जगद्गुरु शंकराचाय नाम से प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
प्रबन्ध सरल, सरस और शिक्षाप्रद है तथा समयोपयोगी भी ! इसका प्रथम अध्याय 
प्रस्तावना परक है। इसमें श्री शंकराचार्य के दार्शनिक विचारों के आधार पर 
शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पद्धति, पाठ्यक्रम आदि पर परिप्कृत गवेषणापूर्ण विवेचना 
गुम्फित है । 


ग्रन्थ का द्वितीय अध्याय 'शांकर-शिक्षा-दर्शान की पृष्ठभूमि परक है । इसमे 
श्री शंकर के दिव्य जन्म-कर्मो का चित्रण मनोरम रीति से सम्पन्न है । इसके माध्यम 
से यह दर्शाया गया है कि अवेदिक शासन-तन्‍्त्र की कुरीतियो और बौद्धिक दासताओं 
से देश को उन्मुक्त कर इसमें धर्म नियन्त्रित आध्यात्मिक शासन तन्‍त्र की स्थापना 
कर प्रजा को भगवद्‌ भक्ति और भगवत्तत्त्व विज्ञान के उनन्‍्मुख करने का पूर्ण श्रेय 
श्री भगवत्पाद को प्राप्त है। इस अध्याय मे आचाये शकर का प्रादुर्भाव 788 ई० 
में तथा लीला संवरण 820 ई० में माना गया है। यह नवीन विचारकों की अब- 
धारणा है |! प्राज्चों के अनुसार आचाय॑ का अवतरण काल ई० सन्‌ और विश्सं० 
से भी वर्षो पूव सिद्ध होता है ।* 


प्रबन्धका तृतीय-अध्याय शंकराचाय की दाशंनिक विचारधारा' है। लेखक 
ने दक्षतापूर्वक शाकर दर्शन को सूत्रित किया है। इसमें आचाय॑ द्वारा व्यावहारिक, 
प्राति भासिक और पारमाथिक त्रिविध सत्ता की स्वीकृति का उल्लेख किया गया 
है । वस्तुत: 'सत्यस्य सत्यम्‌” (बुहदा० 2-3-6), “न तत्र रथा: (बृहदा० 4-3-0) 
एवं 'सदेव सत्यम्‌ ये श्रुतियाँ क्रमश: व्यावहारिक, प्रातिभासिक और पारमाथिक 
त्रिविध सत्ता को सूचित करती हैं। इनके अनूसार ही आचार्य ने अधिकार एवं 
प्रसद्भानुसार एक दो या तीन सत्ताओं का उल्लेख क्या है। इस अध्याय में यह भी 
बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के सम्पादन हेतु आचाय॑ को निष्काम 
कर्म का महत्त्व मुक्तस्वरूप से मान्य है, यद्यपि मोक्ष केवल ज्ञान से ही होता है न कि 


. परम्परागत एवं प्राचीन अवधारणा को भी इसी स्थान पर विवेचित किया 
गया है। 

2. युधिष्ठराब्दे 263] वेशाख शुक्ल पत्न्चम्यां श्रीमच्छंकरावतार:' (श्री शकर 
विजय मकरन्दे पूृ० 40) 5 संवत्‌ 2042, सन्‌ 985 से 2492 वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ वि०्सं० से 450 वर्ष और ई० सन्‌ से 507 बर्ष पूर्व 263वें युधि- 
ष्ठिराब्द में श्री शंकराचाय का जन्म माना है। इस वर्ष कलि संवत्सर 
5087 है, कलि सवव॑ंत्सर से 37 वर्ष पूर्व होने के कारण युधिष्ठिर संवत्सर 
इस वर्ष 524 है। 


( हे ) 


कर्म और ज्ञान के सह समुच्चय से” इसी अध्याय में यह भी माना गया है कि प्रमाण- 
मीमांसा के अन्तर्गत आचाये ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों को माना 
है। उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि शेष तीन प्रमाणों का पूर्व तीन प्रमाणों में अन्त- 
भाव करके यह कथन उपयुक्त परिलक्षित होता है। 'मीमांसा मानमेयोदय' के अनुसार 
भाद्ू-मीमांसकों को और “वेदान्त परिभाषा के अनुसार शांकर मीमांसकों को पूर्वोक्‍्त 
छः प्रमाण मान्य हैं। शांकर सम्प्रदाय में, समाइत स्कनन्‍्दपुराणान्तगंतमान्य विद्यारण्य 
स्वामिपाद के भाष्य से समलंकृत 'सूतसंहिता' में छः प्रमाणों का अनुपम प्रतिपादन 
ह्टव्य है । 


ज्ञानस्य तेन सम्बन्ध: प्रामाण्यं कथितं मया। प्रमाण ज्ञान सामग्रयः वण्संथा5- 
भिहिता बुधा: । तत्रे का भाव विज्ञान सामग्री कथिता द्विजा:। अन्यातु भाव विज्ञान 
सामग्री परिकीतिता ॥ यद्योग्यानुपलब्ध्येव जन्यें दिगानगानियिश । तत्यादभावविज्ञानं 
धामिका वेदवित्तमा:॥ इन्द्रियोत्पन्न विज्ञान प्रत्यक्ष परिभाषितम्‌ | व्याप्तिजन्य 
परिज्ञान मन्‌ मानसितीष्यते ॥ सादृश्यहेतुजं ज्ञानमुपमान मुदाहुतम्‌ । अर्थापत्तिरिति 
प्रोक्त विप्रा अनुपत्तिजम्‌ ॥ तात्पर्योपेत शब्दोत्थज्ञानं शाब्दमुदाह॒तम ।। (सूत संहिता 
4 यज्ञवे० अध्याय 0/3/75) । 


ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में 'शिक्षा का स्वरूप है। इसके अनुसार 'ज्ञान द्वारा 
अज्ञान निवृत्ति और निरावरण आत्मोपलब्धि' शिक्षा का फल है। इसी से व्यक्ति 
का परम कल्याण सम्भव है । व्यक्ति कल्याण ही समाज कल्याण का मूल है। 
गीतोक्त देवीसंपत्‌ सम्पन्न और मनुप्रोक्त वर्णाश्रमनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में अभ्युदय 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। “अपराविद्या' अपराशिक्षा और पराविद्या' पराशिक्षा 
मान्य है। अपराबिद्या से धर्माधर्म का ज्ञान होता है। धर्मनियन्त्रित अर्थ काम के 
सेवन से अभ्युदय की उपलब्धि होती है। पराशिक्षा से भगवद्भक्ति और भगवत्तत्त्व 
विज्ञान होता है। जिससे नि:श्रेयस की उपलब्धि होती है। शोध प्रबन्ध का पञ्चम 
अध्याय शिक्षा का उद्देश्य' है। मनुप्रोक्‍्त प्राविधान के अनुसार द्विजातियों को गुरु- 
कुल-ऋषिकुल में रहकर वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिये। शेषों को 
शिष्टों के सम्पर्क से सेवा एवं शिल्प आदि का बोध प्राप्त करता चाहिये। कन्याओं 
को सावित्री, सीता, अनुसूया, शवरी, मदालसा, द्रोपदी, उभय भारती, मीराबाई, 
लक्ष्मीवाई ओर कर्माबाई आदि के समान 'गृहशिक्षा' के माध्यम से सुशिक्षित करना 





, युक्त: सत्वशुद्धिज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञाननिष्ठा क्रमेण नैष्ठिकीं शान्ति 
माप्नोति (ग्रीता भाष्य 5-2) सर्वेपामात्मविज्ञानादेवमुक्तिन चान्यतः । 
ज्ञानादन्यतूसुरा: सर्वविज्ञानस्थेद साधनम्‌ )) (सूतसंहिता 3 मुक्ति०अ०8/44) । 


( शा ) 


चाहिये । योगसिद्धि एवं विद्यासिद्धि के लिये यम-नियमादि का एवं विवेक वेराग्यादि 
का सेवन करना चाहिये। वेराग्य और समाधि की उपेक्षा कर जीवन्मुक्ति के विलक्षण 
आनन्द की अभिव्यक्ति असम्भव है :--- 


अत्यन्त वेराग्यवतः समाधि: समाहितस्येव दृढ़ प्रबोधः । 
प्रबुद्धतत्वस्थ हि. बन्धमुक्तिमंक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥ 
(विवेकचूडामणि 376) 


'सर्वात्मभाव की सिद्धि ही शिक्षा की पूति है? यह ध्यान रखना चाहिये | 
आत्मकल्याण से विभुख व्यक्ति की विद्वत्ता भुक्ति में भले हो हो, भक्ति और मुक्ति 
में उपयोगी कथमपि नहीं--“भुक्तये न तु मुक्तये' (विवेकचूडामणि 60) । 

दयोध-प्रवन्धका षष्ठन्अध्याय 'शांकर दर्शन में शिक्षा-पद्धतियाँ है इसमे 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन और अध्यारोपापवाद की प्रक्रिया को मुख्य शिक्षा-पद्धति के 
रूप में लेखक ने स्वीकार किया है । यद्यपि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या या पराविद्या मान्य 
है; तथापि अनु भव पर्यंवसायी हुए बिना पराविद्या भी अपराविद्या ही मान्य है। यही 
कारण है कि छान्‍्दोग्य श्रुति में देवषि नारद ने विविध विद्याओं के सहित वेद-वेदान्तों 
का अध्ययन कर चुकने पर भी स्वयं को केवल मन्त्रवित्‌ और शोकग्रस्त ही बताया 
न कि अथंवित्‌ और शोकमुक्त आत्मवित्‌-सो5हं भगवों मन्त्र विदेवास्मि नात्मविच्छूत॑ 
हां व में भगवरशेभ्यस्तरति शोकंमात्मविदिति सोडहह॑ भगवः शोचामितं मां भगवाज्छो 
कस्य पार तारयतु (छान्‍दो ० 7--3) । 


आचाय॑ भगवत्पाद शंकर ने स्वयं ही अविद्या और उसके कार्यों को निवृत्त 
कर आत्मा को निरावरण ब्रह्म रूप अद्वितीय अवशिष्ट रखने वाली महावाक्य जन्य 
ब्रह्माकाराकारित मतोवृत्ति एवं तदवच्छिन्न चैतन्य को ही मुख्य उपनिषद्‌ माना है;* 
क्योंकि उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ मुख्य रूप से उसी में चरितार्थ होता है। इस तरह 





[. सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर स्मृतम्‌ | तद्यग्नं स्वंबविद्यानां प्राप्यते छ्मृतं 
ततः ॥ स्वमात्मनि संपर्येत्सच्चासच्च समाहितः । सर्व ह्यात्मनि संपश्यजन्ना- 
धर्मे कुरते मनः ॥ (मनु०2/85, 8) । 

2. सर्देर्धातोविशरणगत्यवसादनाथेस्योपनिपवेस्यथ विवष्प्रत्ययांतस्यरूपमिदंमु निष- 
दिति। उपनिषच्छब्देन च व्याचिरव्यासित-पग्रन्थ प्रतिपाग्ववेद्यवस्तु विषया 
विद्योच्यते ।'' “** *“'अविद्यादि संसार हेतु विशरणादेः सदिधात्वर्थस्य 
ग्रन्थमात्रेउइसम्भवाद्विद्यायां च सम्भवात्‌ ग्रन्थस्यापि तादथ्यत तच्छब्दत्वो- 
पपत्ते: आयुर्वेघुतमित्यादिवत्‌ । तस्माद्विद्य्यां मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो 
वर्तते,ग्रन्थे तु भक्त्येति (कठो ० संगति भाष्य) । दृष्टव्य तैति० मनोमयकोश) । 


( शा ) 


उन्होंने 'शिक्षा अनुभूति पर्यवसायी हो' इस बात पर बहुत बल दिया है। इतना 
होने पर भी व्यवहारिक ज्ञान भी आाचाय॑ की इृष्टि में उपेक्षणीय नहीं। आचाये का 
मत है कि सपे, कुशकन्टक, गते, अग्नि आदि का ज्ञान भी व्यक्ति को विविध 
अनर्थों से बचाता है; फिर भगवत्तत््व विज्ञान समस्त अनर्थो से बचाने में समर्थ है, 
इसमें कहना ही क्या ?” वस्तुतः बेदान्त दर्शन और वेदान्त शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध 
ब्रह्मयृत्र-शिक्षा शास्त्र ही समझने योग्य है। आत्मा वा भरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य:' (बहदारण्यक 2-4-5, 4-5-6) इस श्रुति में श्रवण-मनन-निदिध्यासन 
और आत्मदर्शन का उद्बोधन ब्रह्मविद्या को अनुभूति पर्यवसायी बनाने के अभिप्राय 
से है। निदिध्यासन रूप भावना यद्यपि प्रमाण नहीं; किन्तु स्वतः प्रकाश, प्रमाण 
लक्षित ब्रह्मात्मतत्व औपनिषद्‌ होने के कारण ब्रह्मात्म-भावना “विधुर परिभावित 
कान्ता साक्षात्कार! तुल्य नहीं, अर्थात्‌ अप्रामाणिक नहीं । ब्रह्मसूत्र के समन्वय” नामक 
प्रथम-अध्याय, “अविरोध' नामक द्वितीय-अध्याय, (साधन नामक तृतीय-और “फल' 
नामक चतुर्थ-अध्याय क्रमशः ब्रह्मात्म तत्व के श्रवण, मनन, निदिध्यासन और दशेन 
के अभिप्राय से ही लिखे गये है। मानव-जीवत की प्रशंसा भी महानुभावों ने “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मच्तव्यों निदिध्यासितव्य:' (वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 4-5-6) इस 
श्रुति के अनुसार ही की है। मानव जीवन में प्रामाणिक श्रवण-मनन-निदिध्यासन 
और दर्शन की नैसगिक योग्यता है। इसका उपयोग यदि केवल जीवन-यापन के लिये 
न होकर भगवत्तत्त्व के श्रवण-मननादि में हो तो व्यक्ति कइतार्थ हो जाय। “अध्या- 
रोपापवाद' की प्रक्रिया वेदान्त की सिद्ध प्रक्रिया है। कहा भी गया है--- 


अध्यारोपापवादाध्यां निष्प्रपंच प्रपंच्यते' 
अखण्ड सच्चिदानन्द महावाक्येन लक्ष्यते' 
(पञ्चदशी रामकृष्ण टीका -2, 6-) 


उक्त अध्यारोपापवाद' के अन्तगंत ही पतच्त्चभूत विवेक, पथ्चकोश विवेक, 
त्रिदेह विवेक, प्रकृति-पुरुष विवेक आदि विविध प्रक्रियाओं का सन्निवेश है। ब्रह्म- 
विद्या की इन विविध प्रक्रियाओं को ही वेदान्त की विविध विधाएँ या पद्धतियाँ भी 
कह सकते हैं। परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में जिसका साक्षात्‌ या परम्परा से भी उपयोग 
हो, वह प्रक्रिया गांकरदर्शन की शिक्षा पद्धति के अन्तगंत मान्य है। इसी अभिप्राय 





£ सर्पान्‌ कुशाग्राणि तथोदपान ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति चान्ये ज्ञाने फलं पद्य तथा विशिष्टम ॥ 
(महा० झान्ति० 20.6, गीता-गाकर भाष्य 3.2 ) 


( ऊ#े ) 


से भगवद्गाता में ध्यानयोंग, साख्ययोग, कमंयोग, आचार्योपासनयोग और अभ्यास- 
योग का प्रसज्भानुसार परोवरीय क्रम से वर्णन है--- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानसात्मना | 

अन्ये सांख्येत योगेत कर्मंबोगेन चापरे॥ 

अन्ये त्वेबमजानन्त: श्र॒त्वान्येभ्य उपासते। 

तेषपि चातितरन्त्येव म॒त्यु शुतिपरायणा ॥ 
(गीता ]3,24,25) 

अथचित्त समाधातु न शक्‍नोषि मयिस्थिरस्‌ । 

अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥। 
(गीता ]2,9) 


प्रबन्धका सप्तम-अध्याय 'शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्ध' है । दोनों के समबन्धकों 
प्राऊजल-प्राञ्च ढग से प्रस्तुत करते हुए समयानुसार ढाला गया है। शोध के अप्टम- 
अध्याय में 'पाठ्यक्रम' को स्वस्थ रूपरेखा शाकरदर्शन के अनुसार प्रस्तुत की गयी है । 
नवमू-अध्याय में 'उपसहार' की छटा भी शोभन शैली में प्रस्तुत की गयी है । 


इस ग्रंथ का अधिकारियों में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो, इसके योग से 
उत्तमोत्तम उच्चकोटि के शिक्षाझ्ञास्त्री प्राचार्यो का उदभव हो, यह भावना है। लेखक 
के द्वारा समय-ममय पर उत्तमोत्तम ग्रंथ स्फूरित हों, यह भावना है। 


बेदान्तसिद्धान्त निरक्तिरेषा ब्रह्म व जीवः सकल जगच्च | 
अखण्डरूपस्थितिरेव्मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रृतय: प्रमाणम्‌ ॥ 
(विवेकचूडामणि 479) 


श्री निश्चलानन्द सरस्वती जी 
आषाढ़ क्ृष्णात्रयोदशी सं० 2042 श्री वृन्दावन (मथ्रा) 
(0 जुत, [985) उत्तर प्रदेश । 





। “वेदान्त का सिद्धान्त तो यही कहता है कि जीव और सम्पुर्ण जगत्‌ केवल 
ब्रह्म ही है, उस अद्वितीय ब्रह्म में निरत्तर अखण्डरूप से स्थित रहना ही मोक्ष 
है। वह अद्वितीय है । इसमें श्षुतियाँ प्रमाण हैं। 


॥ श्री हरि: ।। 
शुमाशंसा 


अन्तत श्री विभूषित पुरी पीठाधीश्वर परमहंस परिन्राजकाचार्य 
स्वामी श्री निरञजनदेवतीर्थ शंकराचार्य जी महाराज 


भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का समय पाइ्चात्य और तदनुयायी आठवीं- 
नवीं शताब्दी मानते हैं। ऐसा मानना सर्वथा अशुद्ध है। क्योंकि सातवीं-आठवीं 
शताब्दी में बौद्धों का इतना प्राबल्य नहीं था, उनका प्रभाव समाप्त हो गया था । 
इसलिये आचार्य पाद की आवश्यकता नहीं थी । प्रमाणिक इतिहास के अनुसार 
भटद्॒पाद ने ही बौद्धों का प्रभाव नष्ट कर दिया था। फलस्वरूप मीमांसकों का प्राबल्य 
हो गया था । उसे अधिकारानुसार व्यवस्थित कर अद्गंत की पुनः प्रतिष्ठा करना, यही 
भगवत्पाद का मुख्य कायं था और तत्कालीन वेद विरूद्ध कापालिकादि सम्पूर्ण मतों 
का निरास चानइपिज्ञुर था। स्वयं सम्राट अशोक के बौद्ध बन जाने पर बौद्धों का 
प्रभाव चरम सीमा पर पहुँच गया था । उस समय कुमारिल भट्ट और भगवत्पाद की 
आवश्यकता थी। दोनों सम-सामयथिक थे। भट्दपाद के निर्वाण के समय भगवत्पाद 
पहुँच गये थे, यह इतिहास सिद्ध है। अशोक का समय ईसा से दूसरी या तीसरी 
शती (सदी) पूर्व माना जाता है । उसके वाद आवश्यकतानुसार भट्गपाद और भगवत्पाद 
का प्राकट्य मानना उचित है। गोवद्धंत मठ पुरी में वर्तमान जगद्गुरू की संख्या 44 है। 
पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष एक-एक आचार्य का काल मानने पर 44 ८ 5 -- 260 वर्ष पूर्व 
भगवत्पाद का प्राकट्य सिद्ध होता है। 'मठाम्ताय महानृशासन' और 'शिवरहस्य' 
के 'कलोौ द्विसहस्रान्ते' इस वचन के अनुसार कलियुग के दो हजार और तीन हजार 
वर्ष के बीच में शंकर भगवत्पाद का प्राकट्य काल सिद्ध होता है। जो कि आज से 
'कलि सं” 5087--3000-52086 वर्ष और ई० सन्‌ से 2087 -- 985 
न्‍+ ]02 वर्ष पूर्व ही सिद्ध होता है। 

यदि भगवत्पाद का अवतार इसके बाद का होता तो 'कलौ भि सहस्रान्ते' 
अथवा “चतु: सहस्रान्ते' लिखा होता । इसलिये ईसा पूर्व लगभग दूसरी या तीसरी 
दाती (सदी) भगवत्पाद का समय समझना चाहिये। साथ ही उनके नाम से प्रसिद्ध 
ग्रन्थों को भी उनकी ही कृति माननी चाहिये | 

डॉ० भीष्म दत्त शर्मा जी द्वारा विरचित महान शिक्षा दाशनिक के रूप में 
आद्य जगद्गुरु शंकराचाय नामक शोध-प्रबंध! का उक्त इृष्टि से अनुशीलन कर 
विद्वान विचारक भगवान्‌ श्री चन्द्र मौलीश्वर की अनुकम्पा से प्रमुदित हों । 


अधिक श्रावण शुक्ल --निरंजनदेव तीर्थ 


॥ श्री हरि: ।। 


अनन्त श्री विभूषित श्री जगद्गुरु शकराचाये द्वारिका एवं ज्योतिष्पीठाधीश्वर 


श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज 
ज्योतिमंठ (बदरिकाश्रम) हिमालय 


डॉ० भीष्मदत्त शर्मा द्वारा लिखित शंकराचार्य का शिक्षा-दर्शन 
नामक जोव-प्रबन्ध पढ़कर प्रसन्नता हुई। निश्चय ही इस प्रबन्ध से मानव- 
जाति के अलंकार-भूत धामिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना 
के द्वारा आधुनिक भौतिक-समृद्धि जन्य दोषों के निराकरण में महत्त्व-पूर्ण 
सहायता मिलेगी । 


प्रस्तुत प्रबन्ध में शिक्षा के सभी पहलुओं के प्रति भगवान्‌ शंकराचार्य 
के दब्टिकोण का समुचित एवं प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया गया है! 


वर्तमान अध्ययन जगदगुरु शंकराचार्य के शिक्षा-दर्शन तक सीमित 
है । हम विद्वान लेखक के इन विचारों से सहमत हैं कि आचाय॑ शंकर के 
शैक्षिक विचारों से सम्बद्ध ऐसे महत्त्व-पृर्ण क्षेत्र हैं जिनमें शोध-कार्य की लोक- 
हित के लिये नितान्त आवश्यकता है । 


श्री शर्मा जी के शोध-प्रबन्ध से सन्तुष्टान्तरड़् होकर इसके प्रसार- 
प्रचार की शुभाशंसा प्रकट करते हुये इस पवित्र-कार्य के लिये इनके उत्साह को 
देखकर इनका अभिवधेन करते हैं । 


--स्वरूपानन्द सरस्वती 


डॉ० एस० पी० चोबे, 
भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, 
शिक्षा विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, 


यह जानकर विश्वेष प्रसन्नता हुई कि आपका शोध प्रवन्ध शीघ्र ही 
प्रकाशित होने वाला है। देश के शिक्षा जगत हेतु यह अनुपम देन होगी । 


अनेक शुभ कामनाओ के साथ और सस्नेह । 


--एस० पी० चोबें 


डॉ० राम दकल पाण्डेय, 
प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 


अत्यन्त हुई का विषय है कि मेरे निर्देशन में सम्पादित शोध-प्रबन्ध 
का प्रकाशन होने जा रहा है। इस शोध-पग्रन्थ में आपने जगदुगुरु श्री शंकराचाये 
के शिक्षा-दर्शन का सांगोपांग विवेचन किया है। आप स्वयं संस्कृत एवं दर्शन के 
विद्वान हैं। आपने जिस लग्न, उत्साह, विद्वत्ता, कठोर परिश्रम एवं जागरुकता 
से शोधकार्य किया था, वह मुझे अभी तक स्मरण है। आपने मुझे निर्देशन 
का अवसर देकर गौरवान्वित किया है। में इस ग्रन्थ के प्रकाशन के अवसर 
पर आपको मंगल कामना भेज रहा हूँ । 


---राम शकल पाण्डेय 


डॉ० राम नाथ शार्मा 

॥४.4., 20. 707. (44.), 20. 7.7//. (१/८८४४/), 'अचंना' सिविल लाईन 
औखटदवेंट & प्रशवं ० ॥72० /0९77., मेरठ शहर 
4९८९४ (०९82९, )॥/९८/४४. 


पाइचात्य शिक्षा दर्शन के विकल्‍प नहीं तो पूरक के रूप में 
भारतीय शिक्षा दर्शन का अपना एक विशिष्ट स्थान है। समकालीन 
भारतीय शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में पिछलि दशक में कुछ शोध ग्रंथ प्रकाशित 
हुए हैं । इसके प्राच्य मूल स्रोत को समझने के तिये प्राचीन भारतीय शिक्षा 
दर्शत को जानना आवश्यक है। किन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कम शोध- 
कार्य हुआ है। डा० भीष्म दत्त शर्मा ने श्री शंकराचार्य के शिक्षा दशंन को 
व्यवस्थित रूप से उपस्थित करके इसी कमी को पूरा किया है। पुस्तक 
प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। पुस्तक की भाषा शुद्ध, प्रवाहमय, किन्तु 
सरल है। आशा है कि इस पुस्तक का शिक्षा एवं दर्शन दोनों ही क्षीत्रों में 
भारी स्वागत होगा और यह प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में 
अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करेगी । 


--राम नाथ शर्मा 
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश दर्शन परिषद्‌ 






अकराचाय अनन्त श्री स्वामी श्री कृष्णबोधाश् 


५: 

.. हे कक 
“का न ध> कि « 
कु स्ष् ब्द 


श्रम भी 





॥ श्री हरि: ॥ 


अमुख 


आत्मेप्सितार्थेसिद्धयर्थ संस्तुतों यः सुरादिधिः । 
अविषध्नं ग्र॑थसस्पृत्य त॑ नमासि गजाननस्‌ ॥१॥ 


यत्कृपा लवमात्रेण. मकोी भवति  पंडितः | 
वेददास्त्र दरीरांतां वाणी वीणाकरां भजे ॥२॥ 


नित्यानन्द निराधार॑ निखिलाधारमव्ययम्‌ । 
निगमाद्यग्त नित्यं नीलकंठ नमाम्यहम्‌ ॥३॥ 


दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वार्में च॑ जनकात्मजा । 
पुरुतो मारुतियंस्थ त॑ बन्दे रघुनन्दनम ॥४॥ 


शंकर हांंकराचार्य सदुगुरु हांकरं स्वयम्‌। 
हंकरं सच्चिदानरदं स्वात्मानं संस्मराम्यहम्‌ ॥!५॥ 


वर्तमान युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति परिलक्षित होती है किन्तु 
कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें प्रगति की गति अत्यन्त मंद है, उदाहरणार्थ शिक्षा के क्षेत्र 
में यद्यपि अनुसंधान-कार्य में प्रगति हुई है और अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों 
के विकास में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रषात हुआ है तथापि दार्शनिक मान्यताओं, 
आध्यात्मिक एवं धामिक आस्थाओं, जीवन-मुल्यों तथा शैक्षिक आदशों के क्षेत्र में 
अनुसंधान के प्रति शोधकर्त्ताओं की रूचि बहुत कम रह गई है। वस्तुतः इसीलिये 
आजकल शोध कार्य प्रायः एकांगी एवं सीमित लक्ष्य की पूति करते हुए प्रतीत होते 
हैं। हम सभी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि आध्यात्मिक एवं धामिक 
संस्कारों से शून्य, सत्यविहीन, दिशाहीन तथा निम्न कोटि के मूल्यों को प्रश्नय देने 
वाली शिक्षा अपने नाम (शिक्षा) को भी सार्थक नहीं कर पाती है। यही कारण है 
कि आज के शिक्षा जगत्‌ में विचित्र प्रकार की बेचेनी और हलचल सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होती है । 


( ह#एं ) 


शिक्षा में मूल्यों, आदर्शो तथा मान्यताओं की स्थापना का प्रश्न इसी युग का 
प्रश्न नहीं है। यह प्रश्त तो चिरकाल से मानव के सम्मुख महत्त्वपूर्ण रहा है | इसी लिये 
हर युग के ऋषि-मुनि, विद्वान, आचाय तथा संत-महात्मा आदि इस प्रइन के उत्तर- 
गवेषण में प्रयत्नशील रहे हैं। जिन महान्‌ आचार्यों, शिक्षाविदों तथा विचारकों तथा 
मनीषियों ने इस महान्‌ प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास किया है उनमें आदुय 
जगदुगुरु भगवान्‌ श्री शंकराचार्य जी महाराज का नाम अग्रगण्य है | उन्हें भारतीय 
धर्म, दर्शन, अध्यात्म एवं संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है। विदेशों में तो 
शंकराचार्य के भारत को ही विद्वान वास्तविक भारत मानते है। 


आचाये गंकर के चिन्तन ने भारतीय जन-जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
किया है। शिक्षा भला इस प्रभाव से कंसे अछुती रहती ? आधुनिक शब्दावली में 
उनके महान्‌ कार्य की समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि देश के चारों कोनों 
में चार धर्मपीठों की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापना करके और सम्पूर्ण 
राष्ट्र को इन पीठों की परिधि में समेटकर स्वामी शकराचार्य ने शिक्षा के क्षेत्र में 
ऐसा अद्भुत कार्य कर दिखाया जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय है। ऐसे अद्वितीय 
शिक्षाशास्त्री के शिक्षा-दर्शत पर अनुसन्धान कार्य करने में अब तक शिक्षा के शोध- 
कर्त्ताओं का रुचि न दिखाना बड़ी भारी विडम्बना है । इससे आचार्य शंकर के शिक्षा 
दार्शनिक होने पर तो आँच नहीं आती है वरन्‌ शैक्षिक अनुसन्धान के शैशव काल का 
ही बोध होता है । 


मेने भगवान्‌ शंकराचाये के शिक्षा-दर्शन के अध्ययन को केवल उचित ही 
नहीं अपितु आधुनिक युग में शिक्षा के लिये आवश्यक समझा है । विगत २५ वर्षो से 
शिक्षा एवं संस्कृत साहित्य के सम्पके में रहने, परमपृज्य जगद्गुरू शंकराचार्य श्री 
स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज तथा धर्मसम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज 
सदश आध्यात्मिक विभूतियों के मार्ग दर्शन में रहकर कार्य करने, आद्य जगद्गुरु 
शंकराचाय के ग्रन्थों के अनुशीलन करने तथा वेदान्त वाहमय के स्वाध्याय करने एव 
इस अध्ययन के आधार पर आचार्य शंकर को महान्‌ शिक्षा दार्शनिक के रूप में 
प्रस्तुत करने की आन्तरिक प्रेरणा का मुझ में उदभव हुआ । मेरठ विश्वविद्यालय का 
में हादिक आभारी हैं कि उसने इस प्ररणा को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर 
प्रदान किया । 


प्रस्तुत शोध ग्रंथ नौ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में शिक्षा और 
दर्शन के घनिष्ठ सम्बंधों की विवेचना करते हुए अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व, 
जांकर दर्शन से सम्बंधित पूर्व अध्ययनों की मीमांसा, अध्ययन के उद्देश्य, परिसीमन 
और शझोघविधि को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में आचार्य शंकर का 
जीवन परिचय, उनका साहित्य तथा उनके दर्शन की ऐतिहासिक, धामिक, दाशंनिक, 


( हशों ) 


सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई है । तृतीय अध्याय में 
उनकी दाशनिक विचारधारा के अन्तगंत ब्रह्म, आत्मा, जग़त्‌ तथा मोक्ष सम्बंधी 
विवेचन के साथ उनकी आचार मीमांसा और प्रमाण मीमांसा को भी प्रस्तुत किया 
गया है। चतुर्थ अध्याय में आचाये शंकर के अनुसार शिक्षा के अर्थ, महृत्त्व 
तथा आवश्यकता, इसका जीवन से सम्बन्ध और इसके भेदों पर प्रकाश डाला 
गया है । 


पंचम अध्याय में शांकर शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों का प्रतिपादन किया 
गया है । पष्ठ अध्याय में उनके शिक्षा दशन में प्रतिपादित विभिन्न प्रकार की शिक्षा 
पद्धतियों (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि) की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है। 
सप्तम अध्याय में गुरू तथा शिष्य की संकल्पता और दोनों के परस्पर सम्बन्धों की 
मीमांसा प्रस्तुत की गई है। अष्टम अध्याय का निर्धारण शांकर शिक्षा के पाठयक्रम 
के लिये किया गया है। इस अध्याय में प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमाथिक 
इन त्रिविध सत्ताओं के आधार पर पाठ्यक्रम की विवेचना की गई है । नवम अध्याय 
अध्ययन के उपसंहार के लिये है। इसमें भगवान्‌ शंकराचाय को महान्‌ शिक्षा दार्शे- 
निक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके शिक्षा दर्शन का आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन 
किया गया है। अन्त में अध्ययन के निष्कर्षों पर भी प्रकाश डाला गया है। 


आद्य जगदगुरू भगवान्‌ शंकराचायं तो इस शोध ग्रन्थ के सर्वस्व ही है। 
उन्हीं के ग्रन्थरत्नों के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से मुझ में इस गुरुतम किन्तु 
महत्त्वपूर्ण काये को करने की क्षमता का विकास हुआ है। आचार्य शंकर की इस 
मह॒ती कृपा के लिगे उनका आभार व्यक्त करने में अपनी वाणी को में असमर्थ पा 
रहा हैँ। फिर भी उनके चरण कमलों में, श्रद्धावनत होकर मैं स्वयं को क्ृतक्ृत्य 
अनुभव कर रहा हैं। भगवान्‌ शंकराचाय द्वारा प्रवतित आचार्य परम्परा के अलंकार- 
स्वरूप ज्योतिष्पीठ के ब्रह्लीन जगदुगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी 
महाराज की सतत्‌ प्रेरणा, असीम अनुकम्पा तथा अमोघ आशीर्वाद से शाकर दर्शन 
को हृदयंगम करने में जिस क्षमता का मुझमे विकास हुआ है उसके लिये आचारये 
चरणों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना में अपना परम कत्तंव्य समझता हूँ । 


भारत के ही नहीं अपितु विश्व के मूध॑न्य विद्वान, संन्‍्यासियों में शिरोमणि, 
धर्मसमआ्आाट तथा वेदोद्धारक श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने वाराणसी में अपने 
अमूल्य समय में दीघंकालिक तथा व्यापक साक्षात्कार देने में जिस उदारता एवं आत्मी- 
यता का परिचय दिया था उसी के फलस्वरूप जांकरदरशन के गम्भीर तत्त्वों के समझने 
में अवर्णनीय सफलता मिली । गोवर्धनपीठ के सम्प्रति जगद्गुरु शंकराचाय श्रद्धेय स्वामी 
निरंजनदेवतीर्थ जी महाराज की बिद्गवत्ता, अनुसन्धान-प्रियता तथा' अध्ययनशीलता 
स्वविदित ही है। मेरे पत्र व्यवहार के उत्तर में उन्होंने अनुग्रहपुर्वकं जो विषय सामग्री 


( ह#एशं ) 


विक्षा में मूल्यों, आदर्शों तथा मान्यताओं की स्थापना का प्रश्न इसी युग का 
प्रशन नही है। यह प्रदन तो चिरकाल से मानव के सम्मुख महत्त्वपूर्ण रहा है | इसीलिये 
हर युग के ऋषि-मुनि, विद्वान, आचाये तथा संत-महात्मा आदि इस प्रश्न के उत्तर- 
गवेषण में प्रयत्नशील रहे हैं। जिन महान्‌ आचार्यों, शिक्षाविदों तथा विचारकों तथा 
मनीषियों ने इस महान्‌ प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास किया है उनमें आदय 
जगदुगुर भगवान्‌ श्री शंकराचाय जी महाराज का नाम अग्रगण्य है । उन्हें भारतीय 
धर्म, दर्शन, अध्यात्म एवं संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है। विदेशों में तो 
शंकराचार्य के भारत को ही विद्वात्‌ वास्तविक भारत मानते है। 


आचाये गंकर के चिन्तन ने भारतीय जन-जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
किया है। शिक्षा भला इस प्रभाव से कैसे अछती रहती ? आधुनिक शब्दावली में 
उनके महान्‌ कार्य की समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि देश के चारों कोनों 
में चार धर्मपीठों की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापना करके और सम्पूर्ण 
राष्ट्र को इन पीठों की परिधि में समेटकर स्वामी शंकराचार्य ने शिक्षा के क्षेत्र में 
ऐसा अद्भुत कार्य कर दिखाया जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय है। ऐसे अद्वितीय 
शिक्षाशास्त्री के शिक्षा-दर्शन पर अनुसन्धान कार्य करने में अब तक शिक्षा के शोध- 
कर्त्ताओं का रुचि न दिखाना बड़ी भारी विडम्बना है । इससे आचार्य शंकर के शिक्षा 
दाशनिक होने पर तो आँच नहीं आती है वरन्‌ शैक्षिक अनुसन्धान के शैशव काल का 
ही बोध होता है । 


मेते भगवान्‌ शंकराचारय के शिक्षा-दर्शन के अध्ययन को केवल उचित ही 
नहीं अपितु आधुनिक युग में शिक्षा के लिये आवश्यक समझा है । विगत २५ वर्षो से 
शिक्षा एवं संस्क्ृत साहित्य के सम्पर्क में रहने, परमपूज्य जगद्गुरू शंकराचायं श्री 
स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज तथा धर्मसम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज 
सदश आध्यात्मिक विभूतियों के मार्ग दर्शन में रहकर कार्य करने, आद्य जगदुगुरु 
शंकराचाय के ग्रन्थों के अनुगीलन करने तथा वेदान्त वाहमय के स्वाध्याय करने एव 
इस अध्ययन के आधार पर आचार्य शंकर को महान्‌ शिक्षा दाशं॑निक के रूप में 
प्रस्तुत करने की आत्तरिक प्रेरणा का मुझ में उद्भव हुआ । मेरठ विश्वविद्यालय का 
में हांदिक आभारी हूँ कि उसने इस प्रेरणा को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर 
प्रदान किया । 


प्रस्तुत शोध ग्रंथ नो अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में शिक्षा और 
दर्शन के घनिप्ठ सम्बंधों की विवेचना करते हुए अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व, 
शांकर दर्शन से सम्बंधित पूर्व अध्ययनों की मीमांसा, अध्ययन के उद्देश्य, परिसीमन 
और शोधविधि को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में आचार्य शंकर का 


जीवन परिचय, उनका साहित्य तथा उनके दर्शन की ऐतिहासिक, धार्मिक, दाशंनिक, 


( हशाों ) 


सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई है। तृतीय अध्याय में 
उनकी दार्शनिक विचारधारा के अन्तगंत ब्रह्म, आत्मा, जगत्‌ तथा मोक्ष सम्बंधी 
विवेचन के साथ उनकी आचार मीमांसा और प्रमाण मीमांसा को भी प्रस्तुत किया 
गया है। चतुर्थ अध्याय में आचाये शंकर के अनुसार शिक्षा के अर्थ, महत्त्व 
तथा आवश्यकता, इसका जीवन से सम्बन्ध और इसके भेदों पर प्रकाश डाला 
गया है | 


पंचम अध्याय में शांकर शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों का प्रतिपादन किया 
गया है। षष्ठ अध्याय में उनके शिक्षा दर्शन में प्रतिपादित विभिन्न प्रकार की शिक्षा 
पद्धतियों (अवण, मनन, निदिध्यासन आदि) की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है। 
सध्तम अध्याय में गुरू तथा शिष्य की संकल्पता और दोनों के परस्पर सम्बन्धों की 
मीमांसा प्रस्तुत की गई है। अष्टम अध्याय का निर्धारण शांकर शिक्षा के पाठ्यक्रम 
के लिये किया गया है। इस अध्याय में प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमाथिक 
इन त्रिविध सत्ताओं के आधार पर पाठ्यक्रम की विवेचना की गई है। नवम अध्याय 
अध्ययन के उपसंहार के लिये है। इसमें भगवान्‌ शंकराचाय को महान्‌ शिक्षा दाशे- 
निक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके शिक्षा दर्शन का आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन 
किया गया है। अन्त में अध्ययन के निष्कर्षो पर भी प्रकाश डाला गया है। 


आद्य जगदगुरू भगवान्‌ शंकराचाय तो इस शोध ग्रन्थ के सर्वस्व॒ ही हैं। 
उन्हीं के ग्रन्थरत्नों के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से मुझ में इस गुरुतम किन्तु 
महत्त्वपूर्ण काय को करने की क्षमता का विकास हुआ है। आचार्य शंकर की इस 
महती कृपा के लिग्रे उनका आभार व्यक्त करने में अपनी वाणी को में असमर्थ पा 
रहा हैं। फिर भी उनके चरण कमलों में, श्रद्धावनत होकर मैं स्वयं को कृतकत्य 
अनुभव कर रहा हैँ । भगवान्‌ शंकराचार्य द्वारा प्रवतित आचार्य परम्परा के अलंकार- 
स्वरूप ज्योतिष्पीठ के ब्रहलीन जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी 
महाराज की सतत्‌ प्रेरणा, असीम अनुकम्पा तथा अमोध आशीर्वाद से शांकर दर्शन 
को हृदयंगम करने में जिस क्षमता का मुझमें विकास हुआ है उसके लिये आचार्य 
चरणों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना में अपना परम कत्तंव्य समझता हूँ । 


भारत के ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य विद्वान, संन्‍्यासियों में शिरोमणि, 
धर्मसम्राट्‌ तथा वेदोद्धारक श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने वाराणसी में अपने 
अमूल्य समय में दीघकालिक तथा व्यापक साक्षात्कार देने में जिस उदारता एवं आत्मी- 
यता का परिचय दिया था उसी के फलस्वरूप गांकरदर्शन के गम्भीर तत्त्वों के समझने 
में अवर्गनीय सफलता मिली । गोवर्धनपीठ के सम्प्रति जगदुगुरु शंकराचारये श्रद्धेय स्वामी 
निरंजनदेवतीर्थ जी महाराज की विद्वत्ता, अनुसन्धान-प्रियता तथा अध्ययनशीलता 
सर्वंविदित ही है। मेरे पत्र व्यवहार के उत्तर में उन्होंने अनुग्रहपुवक जो विषय सामग्री 


( ह#णा। ) 


लिखकर भेजी है उपसे शांकर शिक्षा-दर्शन के गहन तत्त्वों के अवबोधन में स्तुत्य 
सहायता मिली है। अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये द्वारिका एवं 
ज्योतिष्पीठ के वर्तमान्‌ जगद्गुरू शंकराचाय स्वामी स्वरूपावन्‍द सरस्वती जी महाराज 
ने क्ृपायूरवंक मुझे साक्षात्कार के लिये अपना जो असूल्य समय दिया है उससे दार्शनिक 
एवं शैक्षिक तथ्यों के ममझने में आशातीत सफलता मिली है । इसके लिये इन पूजनीय 
आचार्यो का में हृदय से आभारी हूँ 


मेरी प्रार्थना पर स्वामी श्री निशचलानन्द सरस्वती जी महाराज (वृन्दावन) ने 
इस ग्रंथ का पुरोवाक' लिखकर जिस महती उदारता का परिचय दिया है उसके 
लिये में पूज्य स्वामी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी श्री माधवाश्रम जी 
महाराज (दिल्ली), स्वामी श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज (वृन्दावन) तथा 
स्वामी श्री हरिबोधाश्रम जी महाराज (मेरठ) का भी मैं उनके सहयोग के लिये 
अनुगृहीत हूँ । 


श्रद्धेय डाँ० राम शकल पाण्डेय (प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, इलाहाबाद) के असीम अनुग्रह एवम्‌ आश्ञीर्वाद का फल है कि प्रस्तुत शोध 
ग्रंथ अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर सका है। उन्हीं के स्तुत्य एवं कुशल निर्देशन 
में यह जटिल तथा गुरुतर कार्य सम्पन्न हो सका है। डॉ० राम नाथ शर्मा (अध्यक्ष, 
दर्शन विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ,) ने अपने कुशल मार्ग दर्शन में इस ग्रंथ को तेयार 
कराने तथा समय-समय पर जटिल दाशनिक गुत्थियों को सुलझाने में जिस उदारता 
एवं सहृदयया का परिचय दिया है, वस्तुत: वह अविस्मरणीय है । डॉ० के० जी० 
शर्मा (रीडर, शिक्षा विभाग, उच्च अध्ययन संस्थान, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ) के 
सफल निर्देशन एवम्‌ कुशल पथ प्रदर्शन का प्रतिफलन ही इस गम्भीर शोध कार्य की 
पूर्णता के रूप में हुआ है। श्रद्धेय डॉ० एस० पी० चौबे (भूतपूर्व प्रोफेसर एवम्‌ 
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) ने मुझे प्रोत्साहन देने के 
लिये समय-समय पर जो आशीर्वाद तथा प्रेरणाएँ दी है उनके अभाव में इस ग्रंथ का 
प्रकाशन कठिन ही था। इन सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभारी हैँ । 


प्रस्तुत ग्रंथ में उल्लेखित उन सभी ग्रंथकारों, विद्वान लेखकों तथा शिक्षा 
विचारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता हूँ जिनके ग्रंथों,लेखों 
एवम्‌ विचारों के आधार पर यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ है । डॉ० जी०एस ० शर्मा- 
प्रवक्ता शिक्षा विभाग, एन० ए० एस० कॉलिज, मेरठ, श्री हरिव्चंद्र जी प्रवक्ता, 
एस० डी० इंटर कालिज, कंकर खेड़ा तथा अन्य वे सभी महानुभाव धन्यवाद के पात्र 
हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्य के लिये अपना सहयोग प्रदान 
किया है । इस ग्रंथ के प्रकाशन का बहुत कुछ श्रेय श्री कैलाश मित्थल 


अनु प्रकाशन, मेरठ को है जिनके कठिन परिश्रम, लगन और आत्मीयता से यह कार्य 
पूर्ण हो पाया है। इसके लिये वह साधुवाद के पात्र है। पीयूप प्रिटर्स के व्यवस्थापक 
श्री प्रभात कुमार जी ने मुद्रण कार्य का इतनी तत्यरता एवम्‌ कुशलता से सम्पादन 
किया है कि उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह पा रहा हैँ, इस सहयोग के लिये 
में हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


जे 
हज 
ट 
दर 


593॥५ 


इस शुखला में में अपनी धर्म पत्ती श्रीमती सुशीला रानी शर्मा, उप,वालिका 
विद्यालय निरीक्षिका, गाजियाबाद को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देने का मोह 
सेवरण नही कर पा रहा हूँ। इतिहास मे निष्णात श्रीमती छर्मा ने भगवान्‌ शंकरा- 
चाय के ऐतिहासिक पक्ष को समझने में जो सहयोग दिया है वह आभार की अपेक्षा 
रखता है। स्वात्मज चि० अनुराग दार्मा, आशुतोष शर्मा तथा पीयूप शर्मा का 
भी इस अध्सर पर स्मरण होना स्वाभाविक ही है । ये मेरे अपने है और इन्होंने इस 
ग्रंथ की पूर्णता में अपना जो अपनत्व दिखाया है उसके लिये इनके प्रत्यक शुभ की 
कामना करता हूँ । इस ग्रंथ के गुरुतर भार को वहन करने के योग्य होने की क्षमता 
प्रदान करने का पूर्ण श्रेय पृज्यपाद पिताजी एवम्‌ स्व० माता जी को हैं। उनका तो 
आजीवन ऋणी हूँ ही । अन्त में जगदीश्वर परमेश्वर का बारम्बार स्मरण करता हूँ 
जिनकी कूपा से मुझे अच्छा स्वास्थ्य, सामथ्य एवम्‌ सभी प्रकार का सुख-सौविध्य 
प्रचुर मात्रा में मिलता रहा। विज्ञ पाठकों को धन्यवाद न देना मेरी कृतध्नता होगी 
यदि वे इस ग्रन्थ के अध्ययन से शिक्षा जगत्‌ में व्याप्त जड़ता, असंतोष, ककत्तंव्य 
विमुखता तथा अनुशासनहीनता को दूर करने में थोड़ा भी सहयोग दे सके तो में 
अपने इस प्रयास को सफल समझूगा । 


विनयावनत : 


डॉ० भीष्म दत्त शर्मा, 
प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, 
अधिक श्रावण शुक्ला षष्ठी, सं० 2042 एन० ए० एस० कॉलिज, 


(23 जुलाई, 985) मेरठ (उत्तर प्रदेश) 


विषय-सूची 


अध्याय विषय वस्तु पृष्ठ संख्या 
4. प्रस्तावना 4-36 
. शिक्षा और दर्शन [ 
<. अध्ययत की आवश्यकता और महत्त्व 80 
3. अध्ययन सम्बन्धी पूर्व अध्ययनों का मूल्यांकन 9 
4. अध्ययन के उद्देदय 24 
०. अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरण 26 
6. अध्ययन का परिसीमन 30 
7. शोधविधि का विहड्भम प्रस्ताविकरण 33 
2. शादूूर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभुमियाँ 37-72 
3. शंकराचाय का जीवन-परिचय 37 
2. शांकर साहित्य 48 
3. शंकराचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन 54 
4- शांकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 60 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 6 
धामिक पृष्ठभूमि 63 
दार्शनिक पृष्ठभूमि 65 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 67 
सामाजिक पृष्ठभूमि 69 
3. शंकराचार्य की दार्शनिक विधारधारा 73-02 
4. ब्रह्म विचार 75 
2. आत्मा का विचार 80 
3. ज॑ंगतृ-विचार 86 
4. मोक्ष-विचार 93 
०. आचार मीमांसा 95 
6. प्रमाण मीमांसा 98 
4. शिक्षा का स्वरूप 03--26 


!. शिक्षा की परिभाषा 05 


अध्याय 


००2 नो + (2 ->> (>> 


( >ऊऋा ) 
विषय बस्तु 


. शिक्षा के प्रति पादइचात्य इष्टिकोण 

. शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 

. आचाय शंकर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण 

. शिक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता 

. शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध 

. शिक्षा के प्रकार 

. आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण 


5. शिक्षा के उद्देशय एवं मृल्य 


४3 (> ४2 ००0 ल्‍-3 ०7%: (”० - ०० ४७० '““+ 


है ! 


. पाइचात्य इष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य 


भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य 


. शांकर शिक्षा के उद्देश्य 
. आत्मानात्म विवेक 

: ब्रह्म निष्ठा 

. आत्मनिष्ठा 

. अद्वेत भावना 

, थधामिक भावना 

. वराग्यमूलक जीवन 


मोक्ष-प्राप्ति 
. आचाये शंकर की दृष्टि में शिक्षा के मूल्य 


6. शिक्षा-पद्धतियाँ 


550 +-3 0६४ (० - >> (७० >> “+ 


मा 
७32 “»+ (>> ४० 


 पावचात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा पद्धतियाँ 
, आदशवाद तथा शिक्षण विधियाँ 

, प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधियाँ 

, यथार्थवाद तथा शिक्षण विधियाँ 

. व्यवहारबाद तथा शिक्षण विधियाँ 

. भारतीय इष्टिकोण के अनुसार शिक्षा पद्धतियाँ 
, शंकराचार्य तथा शिक्षण पद्धतियाँ 

. शांकर ज्ञान मीमांसा 


शंकराचाय के अनुसार शिक्षण विधियाँ 


, श्रवण विधि 
, मनन विधि 
, निदिध्यासन विधि 


पृष्ठ संख्या 


05 
407 
09 
445 
)48 
20 
24 


427-50 


430 
)33 
433 
34 
36 
38 
440 
42 
[43 
45 
)47 


5-477 


52 
4352 
54 
455 
456 
24 
460 
64 
62 
63 
64 
66 


( #>#एफ ) 


अध्याय विषय वस्तु पृष्ठ संख्या 


5. प्रइनोत्तर विधि 67 
4. तर्क विधि [69 
5. व्याख्या विधि 70 
6. अध्यारोप-अपवाद विधि 
7. इृष्टान्त (उदाहरण) विधि [72 
]8. कथा-कथन विधि [74 
9. उपदेश विधि [75 
7. शिक्षक-वशिक्षार्थी 78-203 
. शिक्षक-शिक्षार्थी के प्रति पाइ्चात्य इष्टिकोण ]79 
2. शिक्षक-शिक्षार्थी के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 84 
“. आचार्य शंकर की दृष्टि में शिक्षक-शिक्षार्थी 86 
4. शिक्षक (गुरु) 86 
5 शिक्षक की योग्यताएँ 88 
6. शिक्षक के कार्य 89 
7. शिक्षार्थी (शिष्य) 9 
8. छात्र की योग्यताएँ 94 
9. छात्र के कार्य तथा कतंव्य 96 
0. गुरु-शिष्य-सम्बन्ध 99 
]. आचाय॑ शंकर की दृष्टि में अनुशासन 200 
8. पाठ्यक्रम । 204-234 

. प्राचीन आश्रम व्यवस्था 205 
2. पाठ्यक्रम का स्वरूप 208 
3. पाठ्यक्रम के प्रति पर्चिमी दृष्टिकोण 208 
4. पाठ्यक्रम के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 2]2 
5. आचाये शंकर की दृष्टि में पाठ्यक्रम 2]7 
6. व्यावहारिक दृष्टि से पाठ्य विषयों का निर्धारण 222) 

7. प्रस्थानत्रयी का अध्ययन 225 
8. धर्मशोस्त्रों का अध्ययन 228 
9. अध्ययन-क्रम 228 
0. पारमा्थिक दृष्टि से विषय-निरूपण 229 


8]. पाठ्य सहगामी क्रियाएं 23] 


( #झ ) 


अध्याय विषय वस्तु पृष्ठ संख्या 
9. उपसंहार 235-277 
. स्वामी शंकराचाय एक महान्‌ शिक्षा दाशनिक 236 
2. आधुनिक शैक्षिक सन्दर्भ में शांकर शिक्षा-दर्शन का मृल्यांकन 245 
3. अध्ययन के निष्कर्ष 258 
4 भावी शोधकार्य हेतु सुझाव 05 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची : 278-289 
परिशिष्ट संख्या [-- 
स्वामी करपात्री जी से साक्षात्कार का विवरण 290 


परिशिष्ट संख्या 2--- 

ज्योतिप्पीठ के शंकराचारय स्वामी स्वारूपानन्द 

जी के साक्षात्कार का विवरण 293 
परिणशिष्ट संख्या 3 तथा 4 

गोवध॑नत (पुरी) पीठ के घंकराचारय स्वामी 

निरन्जनदेव तीर्थ जी के पत्र 297-298 


चित्र सूची : 


] भगवान अद्य श्री शकराचार्य जी महाराज, 
2. जगदगुरु शंकराचार्य अनन्त श्री स्वामी श्री कृप्णबोधाश्रम जी महाराज, 
3. यतिवक्र चूडामणि अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, 


प्रसरतावना 


अजोपप्यश्रुतद्यार्डरण्याश किल व्याकरोति यत्कृपया । 
मनिखिलकलाधिफ्सनिशं तमहं प्रणमामि शंकराचार्य ॥४ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेइस्मि रक्ष  माम्‌ । 
असूयकाय मां मादासु तथा स्यां वीरय॑बत्तरा ॥* 


बेदाता्थंविचारेण जायते ज्ञानसुत्तमम॒ । 
तेनात्यन्तिक संसारदुख. नाझो. भवत्यनु. ॥7 


शिक्षा और दशंत : 

भारतवर्ष में ऐसे सन्‍्तों, ऋषियों तथा मुनियों एवं समाज सुधारकों की 
विशिप्ट परम्परा रही है जिन्होंने अपने देश की शिक्षा के लिए ही नहीं वरन्‌ 
विश्वशिक्षा हेतु बहुत कुछ किया है। याजवल्क्य, गौतम वुद्ध, जगदगुरु शंकराचार्य, 
महात्मा तुलसीदास, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टेगौर, अरविन्द घोष, बाल 
गंगाधर तिलक तथा महात्मा गाँधी आदि महापुरुषो का स्थान ऐसे मनीषियों में 
महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में समस्त राष्ट्र का नेतृत्व 
किया है किन्तु आचार्य गंकर की अवतारणा भारतीय इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण 
घटना है जिसने भारतीय लोक-मानस को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जगद्गुरु भगवान्‌ आचार्य शंकर के जीवन और 
कत्तव्य से, तेजस्वी प्रतिभा और अद्भुत एवं अलौकिक नेतृत्व शक्ति से समस्त 





।. “श्री शकरस्तुति: “श्री शंकराचार्य” हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद । 
जिनकी कृपा से, अज्ञानी होकर भी व्यक्ति जीत्र अपठित बास्त्रों को 
स्पप्ट कर लेता है, उन समस्त कलाओं के स्वामी शंकराचार्य को में प्रणाम 
करता हूँ । 

2. विद्या ब्राह्मण के पाथ जाकर कहने लगी कि मै तो तेरा कोप हैं। मेरी 
रक्षा करो। मुझे निनन्‍्दक-ईप्यालु शिप्प को न दीजिए। तभी में बलवती 
होऊँगी | मनुस्मृति (2-4) । 

3. श्री शंकराचाये-विवेक-चूडामणि, गीता-प्रेस, गोरखपुर । 
वेदान्त-वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर 
संसार-दुःख का आत्यन्तिक नाश हो जत्ता है । 


>> 


अस्तावना 


भारतीय जन-जोवन प्रकागमान हो उठा था और वही प्रकाश आज भी उसको 
मार्ग दिखला रहा है।! उन्होंने अपने ग्रन्थों में समग्र जीवन-दर्शन की प्रस्थापना 
की है ? उनका अद्वतवाद केवल क्‍या दशेन, धर्म तथा संन्यास की जिज्ञासा को 
शान्त करता है अथवा उसमें किसी प्रकार के शिक्ष। दर्शन की उपलब्धि भी होती 
है? इस प्रइतत का निराकरण तब तक नहीं हो सकता है, जब तक हम शिक्षा और 
दर्शन के सम्बन्ध को भली-भाँति नहीं समझ लेते है। इसीलिए राबर्ट आर० रस्क 
की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है, “उन महानू शिक्षकों, जो कि महान्‌ दाशनिक भी है, 
के सिद्धान्तों का एक आलेख्य पहलू अपने दार्शनिक बिचारों का विकास तथा 
प्रत्यावतंन अपनी शैक्षिक योजनाओं में अथवा अपने युग की शिक्षा व्यवस्थाओं 
में है। * 

दर्शन शब्द के लिए अग्रेजी में व्यवह्ृत “फिलास्फी” शब्द का विकास 
यूनानी भाषा के “फिलॉसफस" से हुआ है जिसका अर्थ विद्या का प्रेम होता है । 
अतः दर्शत की परिभाषा करते हुए प्जेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "रिपब्लिक' में 
लिखा है, “वह जिसे प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में रुचि है और जो सीखने के लिए 
जिज्ञायु है तथा कभी भी सन्‍्तुप्ट नहीं होता, सही रूप में दाशेनिक कहा जाता है | 
दर्शन की इस परिभाषा में उसे सब प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा और कभी न 
वुझने वाली ज्ञान की प्यास कहा गया है। दूसरे शब्दों में, दाशनिक आजीवन 
सत्य की खोज में लगा रहता है क्योकि उसे सत्य से प्यार होता है। बैज्ञानिक को 
भी सत्य की खोज रहतो है। किन्तु वह सत्य विशेष क्षेत्र का सत्य होता है जबकि 
दार्शनिक की खोज सम्पूर्ण सत्य की खोज है। प्लेटो के शब्दों में वह “सत्य के किसी 
अंग का नहीं बल्कि समग्र का प्रेमी है।” 

वेंकटराव एम० ए० का कहना है, “दर्शन एक विचारक अथवा दुप्टिकोण 
है जिससे व्यवस्थित समग्र रूप में विश्व-दर्शन किया जाता है, जिसमें मानव, प्रकृति 
तथा ईश्वर अथवा अन्तिम वास्तविकता का समुचित स्थान रहता है ।* 


जन्नत 5 
७-..00.3 सककक» वजन ज-ननान-+क जनम. 3 नमक जम... >न- 





!. बलदेव उपाध्याय “श्री शंकराचार्य” (हिन्दुग्तानी एकेडमी, इलाहाबाद) में 
विद्याभास्कर, सचिव के प्रकाथकीय से उद्धृत । 

2 4॥6 शिव[080फांटक छ858९८४ ते हतपरत्थांणा, (+ 7. 2०8०५), 
79888९-, (फआंएलइा[ए जी [.07007 ]07255 

>« 780 6७5प्॥०, 800८ ५, 9, 252. 

+. 80., 90. 


3, खत लावा . 5, श्05699 वा गाता॥ वी, &800[0शॉं०ववा 


जछवटा]९, रिया वा शि/॥040075, छटाष्री0/८-20 ॥४॥०, 964-7, 
305-506. 


अस्तावता 3 


दशन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हैं। समस्त ज्ञान-विज्ञान का उसके अन्दर 
समाहार हो जाता है। स्वामी करपात्री जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'माक्सेवाद और 
रामराज्य' में लिखा है, “दृष्यते वस्तु यायात्म्यं जनेन इति दर्शनम्‌” | दूसरे गब्दों 
में प्रमाण द्वारा आत्मानात्मा का ज्ञान जिससे होता है उसका नाम दर्शन झञास्त्र 
है।! इस प्रकार दाशनिक सम्पूर्ण जीवन पर दृष्टि रखता है। जब ग्लाउकन ने 
सुकरात से यह पूछा कि “सच्चे दाशनिक कौन है ?” तो सुकरात ने उत्तर दिया, 
“वे जो कि सत्य की झांकी के प्रेमी हैं।? दार्शनिक का यह ज्ञान सार्वभौम होने 
के साथ-साथ शाश्वत भी होता है। इस सम्बन्ध में वह॒ुदारण्यकोपनिषद का वह 
प्रसंग उल्लेलनीय हैं जब याजवल्क्य की इच्छा सन्‍्यास लेने की हुई और उन्होंने 
अपनी दोनों स्त्रियों को सम्पत्ति बांटने का प्रस्ताव किया तो कात्यायनी के मुख से 
तो कुछ नही निकला क्योंकि वह प्रेय' कामिती थी, उस धन में ही उसका सारा 
सुख निहित था, किन्तु मेत्रेयी थी श्रेय: कामिनी। अतः उसने सम्पत्ति को अस्वीकार 
करते हुए अमरत्व प्रदान करने वाले दाब्वत ज्ञान की शिक्षा देने की इच्छा व्यक्त 
की, “जिससे में अमर नहों हो सकती उसे लेकर में क्या करूंगी ? मुझे तो वही 
बात बताइए जिससे में अमर हो सक | 


इस प्रकार दाशंनिक दृष्टिकोण में आइचायें की भावना, सन्‍्देह, समीक्षा, 
चिन्तन और उदारता एवं सत्य की जिज्ञासा निहित है। जान ड्यूबी के अनुसार 
“जब कभी दर्शन को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया गया है तो यह सदेव अवधारित 
हुआ है कि यह प्राप्त किये जाने वाले उस ज्ञान का महत्वांकन करता है, जो कि 
जीवन के आचार को प्रभावित करता है। 4 

दाशनिक निष्क्रषों की विशेषता यह है कि वे कभी भो अन्तिम नहीं होते 
हैं । उनमें सदेव मतभेद रहता है। इस बात को लेते हुए कुछ लोगों ने शिक्षा के 
दाशनिक आधार का विरोध किया है। शिक्षा के क्षेत्र में वेज्ञानिक प्रणाली के समर्थक 
हरबार्ट ने लिखा है कि “शिक्षा को तब तक अवकाश मनाने का कोई समय नहीं 
है, जब तक कि दाशनिक प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाय ।” किन्तु दा्शनिक 


मं ञ्पः 


निपष्कर्पों के अन्तिम न होने से उनका महत्त्व कम नहीं हो सकता क्‍योंकि प्रत्येक 


है 


. स्वामी करपात्री जी महाराज--“'माक्सेवाद और रामराज्य, गीता प्रेस, 
गोरखपुर, प्र॒प्ठ सं० 2. 

2. (?80, 7२९७फार, छ006 शा, 9. 485. 

3 बहदारण्यकोपनिपद्‌ शा० भा० (4-5, !-2-3-4-5) गीता प्रेस, 
गोरखपुर प्रष्ठ स० ]]28-3[. 

4. 7०. उ०ागा-007/९॥2६४४00७80ए क्वातव #ठ0०40॥, /प०ए ४०7: 
[६९०7 ६॥ (0 --?8 26४ 378. 


4 अस्तावता 


व्यक्ति उन पर अपने अनुसार विचार करता है किन्तु जिस प्रकार व्यक्तियों में 
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होने पर भी उनके लिए शिक्षण प्रणाली सम्भव ही नहीं 
बरन्‌ उपयोगी भी है उसी प्रकार व्यक्तियों में दाशेनिक अन्तर होने से दर्शेत का 
महत्व कम नहीं होता है। हाकिंग ने इसी आशय को इस प्रकार प्रकट किया है, 
“प्रत्येक व्यक्ति का एक दर्शन होता है, और मनुष्य-मनुष्य में अन्तर मुख्यतया 
दाशंनिक अन्तर होता है । मैं इससे और भी अधिक कहेँगा, मनुष्य और 
स्वयं अपने आप में अन्तर एक दार्शनिक अन्तर है, जिससे मेरा तात्पयं यह 
है कि मनुष्य बहुधा ऐसा दर्शव अपना लेते हैं जो उनका अपना नहीं है और जो 
उन्हें स्वयं अपने आपसे दूर ले जाता है क्‍योंकि वे अन्य का दर्शन उधार ले लेते 
हैं। 7 आल्डस हक्‍सले के शब्दों में, “मनुष्य अपने जीवन-दशन, अपने विदव- 
सिद्धान्त के अनुसार रहते है। 

प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन-दर्शन होने से विभिन्न प्रकार के दशनों का 
जन्म होता है। ये विभिन्न दर्शन विविध जीवन पद्धतियों को विकसित करते हैं। यह 
स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपने जीवन-दर्शन से दूसरों को प्रभावित तथा बदलने 
का प्रयास करता है। यह जाने अथवा अनजाने प्रभावित करने तथा बदलने की 
की प्रक्रिया शिक्षा है। यही जीवन के स्वाभाविक विकास का संशोधन है। अतः 
दर्शन ही समस्त ज्ञान का समन्वय करता है और उसकी जड़ें वास्तविक जीवन में 
होती हैं। करनिंघम के शब्दों में, “इस प्रकार दर्शन प्रत्यक्ष रूप से जीवन और 
उसकी आवश्यकता से विकसित होता है । प्रत्येक व्यक्ति जो कि जीवित है, यदि 
वह चिन्तनपूर्ण जीवन व्यतीत करता है तो किसी न किसी अंश में वह एक दाशेनिक 
है ।* इस प्रकार दर्शन की शिक्षा में परिणति हो जाती है। अतः: सरजान 
एडम्स का विव्वास है कि “शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह दाशनिक 
विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है और जीवनाद्शों के अनुभव करने का क्रियात्मक 
साधन है। * 


. (झग्दताड अशाावाम-2., 905099-॥6 5प्रं॥९8९ 06 ९ए2०/ए०॥९, 
४0०पर। 0 #ाल्याएल्वा 45502क्वीणा णिी एग्राए्शाए छएणाशा, 
पद, 4937, 9. 22). 

2. (झरद्यश' 4वं०४७), ?7-252, छा्ावाए8 ५ातए8 3॥28फ97, 3077099. 
(5705 & (६७४5). 


- एप्रामाजशादा (. श. ?700078 ० ए॥0809॥9, 982९-३5, रछफ़- 
0ण+#-विल्या३ लए क्षाप॑ (णाएथाए.) 


(+२ 


न 


- रबंलाड 57. गगन फषठछप्राजा णी एतपव्कांगणानबी परशरतणाए, 


तस्तावना 5 


वर्तमान युग में आथिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी न समझे जाने के 
कारण दशनशास्त्र के पठन-पाठन के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बराबर कम होती 
जा रही है किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लेशार्ड 
तथा अन्यों के उद्गार विचारणीय हैं, “विश्वविद्यालयों में दर्शन का वही कार्य है 
जो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास में उसका कार्य है अर्थात्‌ समुदाय की बौद्धिक 
अन्तर्चेतना बनना ।” 

दर्शन और शिक्षा के सम्बन्ध को विभिन्न विद्वानों, शिक्षाविदों तथा विचारकों 
ने अपने-अपने ढंग से स्पष्ट किया है। ड्यूबी शिक्षा की अधिकांश परिभाषाओं के 
आधार पर कहते है, “यह दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धान्त है ।'”* 
दर्शवत तथा शिक्षा के परस्पर सम्बन्ध को जेम्स रास ने इस प्रकार व्यक्त किया है, 
“दशंन और शिक्षा एक सिक्‍क्रे के दो पहलुओं के समान है। इनमें दर्शन विचारात्मक 
पहलू है और शिक्षा क्रियात्मक पहल है ।* इस विवेचन से हम इस निष्कर्प पर 
पहुँचते हैं कि शिक्षा से दर्शव प्रभावित होता है और दर्शन से शिक्षा प्रभावित होती 
है । यह द्शत और शिक्षा का परस्पर प्रभावित करने का चक्र सदेव चलता रहता 
है । शिक्षा द्वारा हम अपने पूर्वजों के अनुभवों एवं उनको सम्यता तथा संस्कृति से 
परिचित होते है। इस ज्ञान के आधार पर हम अपने नए अनुभवों की सत्यता की 
परख करते है और नए अनुभवों के आधार पर पूर्व ज्ञान की सत्यता की परख 
करते हैं। इस सबके आधार पर अपना जीवन-दर्शन निश्चित करने में सफल होते 
हैं। हमारा जेसा जीवन-दर्शन होता है उसी के अनुसार हम आने वाली पीढी का 
निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। यह काय हम शिक्षा द्वारा करते हैं। इसलिए 
हमें दशन के अनुकूल ही शिक्षा के रूपरंग' को बदलना होता है। इस दृष्टि से 
शिक्षा दाशनिक सिद्धान्तों का क्रियात्मक रूप है। इस आशय को रास ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'ग्राउन्ड वके ऑफ एजुकेशन थ्योरी' में इस प्रकार व्यक्त किया है, 
“इस पुस्तक का प्रयोजन इस सिद्धान्त का विस्तार है कि शिक्षा दर्शन का 
गत्यात्मक पक्ष हैं। 

शिक्षा मुलतः तथा स्पष्टत: देते पर आधारित है--यह धारणा इस तथ्य 
से पुष्ट होती है कि महान्‌ दाशंनिक सदेव महान्‌ शिक्षा शास्त्री रहे है। शिक्षा 


, (छी750%706 & 0४6०४, 9॥08009 गा &ग0पंएक्षा 5009080॥, 
तर%7/98४7' & 3705., र८४ए ४07/7--99206 80.) 

2. (26४29 7०४, 7शा0ण०'ब0ए7 6 587080070, /६०7॥88,.. २९५ 
907९, 7926 386.) 

3. २6535 उद्ा॥९७, (जा०त्पाव करता: एी हिवप्रठ्था0पर्ता 7॥609, (0680726 
(9. तिा797 5 (0. [१४९6 6.) 

4. (२०58 38॥765, 700, 9. 22.) 


का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि विश्व के विचारक अपने जीवन की 
प्रभात-बेला में दाशनिक थे और बाद में शिक्षा शास्त्री हो गए । पाश्चात्य दाशेनिकों 
में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा जान ड्यूबी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जो कि 
पहले दार्शनिक थे और फिर शिक्षक थे। दर्शन और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में 
उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार भारत में याज्ञवल्क्य, व्यास 
(बादरायण) तथा शंकाचार्य आदि से लेकर गाँधी जी तक हजारों दाशनिकों के 
जीवनादशों और शिक्षाओ से दर्शन तथा शिक्षा के अभिन्न सम्बन्धों का पता चलता 
है। वास्तव में प्राचीन भारत और यूनान में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह दर्शन पर 
आधारित थी। सुकरात दाशेनिक चिन्तन के आधार पर अपने पास आने वाले 
जिज्नासुओं को शिक्षा देता था। इस प्रकार एक सैद्धान्तिक दार्शनिक एक सक्तिय 
विक्षाशास्त्री वन गया । 

सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपनी दार्शनिक पुस्तक “रिपब्लिक' में जिस 
आदर्श जनतन्त्र की कल्पना की है वह शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में आज भी 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्लेटो की इस पुस्तक का शिक्षा और राजनीति 
दोनों के क्षेत्रों पर प्रभाव है और आज भी लगभग सभी देशों में शिक्षा और 
राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है। अरस्तु की रचनाओं में भी राजनीति 
और शैक्षिक-सिद्धान्त दार्शनिक विचारों पर आधारित है। सुकरात, प्लेटो और 
अरस्तु के अतिरिक्त ईसाई धर्म के प्रवतेक ईसामसीह ने जीवन-परय॑न्त जो शिक्षाएँ 
दी है उनका आधार उनके जीवन-दशंन का यह मूलभूत सिद्धान्त रहा है कि ईश्वर 
सब मनुष्यों का पिता है। जो ईसा के सम्बन्ध में सत्य है वह विश्व के सभी महान्‌ 
शिक्षकों के सम्बम्ध में भी सत्य है। संसार में सवंत्र और स्देव धर्म संस्थापकों, 
उपदेशकों तथा जननेताओं ने अपने दाशंनिक सिद्धान्तों की शिक्षा दी है । गौतम बुद्ध, 
मोहम्मद, शंकराचाय, माटिन लूथर और महात्मा गाँधी आदि ने जनता को जो 
शिक्षा दी वह उनके दाशनिक विचारों की ही उपज है और उन्होंने जो कुछ किया 
वह उनके दर्जन का क्रियात्मक रूप था। शान्ति निकेतन गुरुदेव के दर्शन का 
क्रियामत्क रूप हें । काशी हिन्दू विश्वद्यालय पं० मदन मोहन मालवीय की दाशनिक 
विचारधारा की चरम परिणति है। अलीगढ का मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सय्यद 
अहमद खां के दाशंनिक सिद्धान्तों का मूर्तिमान रूप है। इन महान्‌ दार्शनिकों का 
विश्व पर बड़ा उपकार है। विश्व में जो भी मलाई, प्रेम, न्याय और सहानुभूति 
सदृण गुण विद्यमान्‌ हैं वे इन्हीं दाशेनिकों के उच्च विचारों तथा श्रेष्ठ शिक्षाओं 
का प्रतिफल है। अतः एम० एस० पटेल का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, “यदि 
ये कतिपय उच्चकोटि के दाशनिक जन्म नहीं लेते तो यह विश्व बुराई, घृणा, 
अन्याय तथा अनुद्यरता की शक्तियों से आक्रान्त हो जाता है ।'!! ह 


4, द्वार ॥4. 5., ॥6 तथा छागी050फए ते /६४ा॥तव३ (8007३, 
डिवए गाज़दाा ?िए०5काा।३ स्०00४९,  307608080 9. 5. 


6 प्रस्तावना 


का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि विश्व के विचारक अपने जीवन की 
प्रभात-बेला में दार्शनिक थे और बाद में शिक्षा शास्त्री हो गए। पाइ्चात्य दाशेनिकों 
में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा जान ड्यूबी के नाम विशेष उल्लेखनीय है जो कि 
पहले दार्शनिक थे और फिर शिक्षक थे। दर्शन और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में 
उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार भारत में याज्ञवत्क्य, व्यास 
(बादरायण) तथा शंकाचायय आदि से लेकर गाँधी जी तक हजारों दाशनिकों के 
जीवनादर्शों और शिक्षाओं से दर्शन तथा शिक्षा के अभिन्न सम्बन्धों का पता चलता 
है। वास्तव में प्राचीन भारत और यूनान में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह दर्शन पर 
आधारित थी। सुकरात दाशनिक चिन्तन के आधार पर अपने पास आने वाले 
जिज्ञासुओं को शिक्षा देता था। इस प्रकार एक सैद्धान्तिक दार्शनिक एक सक्तिय 
शिक्षाश्यास्त्री बन गया । 

सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपनी दाशनिक पुस्तक “रिपब्लिक' में जिस 
आदर्श जनतन्त्र की कल्पना की है वह शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में आज भी 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्लेटों की इस पुस्तक का शिक्षा और राजनीति 
दोनों के क्षेत्रों पर प्रभाव है और आज भी लगभग सभी देशों में शिक्षा और 
राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध बता हुआ है। अरस्तु की रचनाओं में भी राजनीति 
और शैक्षिक-सिद्धान्त दार्शनिक विचारों पर आधारित है। सुकरात, प्लेटो और 
अरस्तु के अतिरिक्त ईसाई धर्म के प्रवतंक ईसामसीह ने जीवन-पर्यन्त जो शिक्षाएँ 
दी हैं उतका आधार उनके जीवन-दशन का यह मूलभूत सिद्धान्त रहा है कि ईश्वर 
सब मनुष्यों का पिता है। जो ईसा के सम्बन्ध में सत्य है वह विश्व के सभी महान्‌ 
शिक्षकों के सम्बम्ध में भी सत्य है। ससार मे सव्वेत्र और स्देव धर्म संस्थापकों, 
उपदेशकों तथा जननेताओं ने अपने दाशेनिक सिद्धान्तों की शिक्षा दी है। गौतम बुद्ध, 
मोहम्मद, शंकराचायें, माठिव लूथर और महात्मा गाँधी आदि ने जनता को जो 
शिक्षा दी वह उनके दाशंतनिक विचारों की ही उपज है और उन्होंने जो कुछ किया 
वह उनके दर्शन का क्रियात्मक रूप था। शान्ति निकेतन गुरुदेव के दर्शन का 
क्रियामत्क रूप है। काशी हिन्दू विश्वद्यालय पं० मदन मोहन मालवीय की दाशंनिक 
विचारधारा की चरम परिणति है। अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सय्यद 
अहमद खां के दाशनिक सिद्धान्तों का मूर्तिमान रूप है। इन महान्‌ दार्शनिकों का 
विश्व पर बड़ा उपकार है। विश्व में जो भी भलाई, प्रेम, न्याय और सहानुभूति 
सदश् गुण विद्यमात्‌ है वे इन्हीं दा्शनिकों के उच्च विचारों तथा श्रेष्ठ शिक्षाओं 
का प्रतिफल है। अतः एम० एस० पटेल का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, “यदि 
ये कतिपय उच्चकोटि के दाशंनिक जन्म नहीं लेते तो यह विश्व बुराई, घणा, 
अन्याय तथा अनुदारता की शक्तियों से आक्रान्त हो जाता है।!! | 


, शीवार्श है, ७., [#6 €0प९काणाबं छग6509#ए ० व्राववा॥व (09790, 
४४ए उीक्षशा रिप्रजीहताड पर0ए४४, 8॥76008080 9. 5. 


अस्तावना है 


केवल यूतानी दाशनिकों ने ही नहीं अपितु आधुनिक पार्चात्य दर्शन के 
उल्लेखनीय दाशनिकों ने भी शिक्षा के क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डाला है। आधुनिक 
युग के महान्‌ विचारक रुसो की पुस्तक 'एमील' में उसकी दाशतनिक विचारधारा 
के अनुरूप शिक्षा की कल्पना के दर्शन होते हैं। रुसो एमील को ऐसे शास्त प्राकृतिक 
वातावरण में शिक्षित करने की कल्पना करता है जो कि तत्कालीन भीड़ भरे 
सामाजिक वातावरण से दूर हो। अत: एमील की शिक्षा को रूसो की दाशनिक 
विचारधारा का क्रियात्मक रूप माना जाता है।* रुसों शिक्षा को जीवन मानता 
है और उसे बाल केन्द्रित कहता है। रुसो की इसी दार्शनिक विचारधारा से शिक्षा 
के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जाजं बर्नाडशा, एच० 
जी० वैल्स, बट प्डरसेल, ए० एन० व्हाइट हैड, आल्डस हकक्‍सले और वतंमान 
शताब्दी में अमेरिका में जान डयूबी तथा भारत में रवीन्द्रनाथ टेगोर, महाषि अरविन्द, 
विवेकानन्द, दयानन्द, महात्मा गाँधी एवं स्वामी करपात्री जी आदि दाशंनिकों ने 
अपने चिन्तन-मतन से विभिन्न प्रकार के शिक्षा-दर्शनो का विकास किया है। 


भिन्‍न-भिन्‍त युगों में मानव समाज में विभिन्‍न दार्शनिक विचारधाराओं का 
विकास होता रहा है। प्राचीन भारत में धर्म तथा दर्शन का सम्बन्ध अभिन्‍न 
साना जाता था। अतः उस समय शिक्षा धर्म पर अ्वधारित थी। मह॒षि बादरायण 
के ब्रह्मसूत्र का प्रारम्भ ब्रह्म जिन्नासा से प्रारम्भ होना इसी तथ्य का द्योतक है । 
विगत शताब्दी में विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के कारण यन्त्रवाद का प्रचार-प्रसार 
हुआ । फलत: शिक्षा के सभी क्षेत्रों में इस मान्यता की स्थापना होने में विलम्ब 
नहीं हुआ | यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी मनुष्य को यन्त्र से अधिक नहीं माना 
गया । दाशेनिकों की जगत्‌ को एक विशालयन्त्र के रूप में मानने की मान्यता अधिक 
समय तक नहीं टिक सकी क्‍योंकि वैज्ञानिकों ने इस मत का त्याग कर दिया। 
मनोविज्ञान ने यन्त्रवाद के स्थान पर व्यवहारवाद को ग्रहण कर लिया किन्तु शीत्र 
व्यवहारवाद की भी आलोचना होने लगी। यन्त्रवाद जैसे ही दर्शन से विदा हुआ 
शिक्षा भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गयी । 


इसी प्रकार प्राणीविज्ञान में विकासवाद की स्थापना होने पर शिक्षा के 
क्षेत्र में भी इस सिद्धान्त का बोलबाला हो गया और ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र 
में अनेक प्रकार की विकासवादी विचारधाराओं की अवतारणा हो गयी। पूर्व तथा 
पश्चिम के अनेक दाशनिकों ने अपनी विचारधारा को विकासवाद पर आधारित 
करके इस सिद्धान्त को पुष्पित-पल्लवित किया । फलत: शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र 
लक्ष्य बालक के विकास की माना जाने लगा किन्तु शीत्र ही परस्पर विरोधी 


_-्क 


[. (#6/४ )4.,5. 490, 9. 6.) 
2. “अथातों ब्रह्म जिज्ञासा । (ब्रह्मसुत्र, ,,,) 


8 अस्तायता 


बा 


एकांगी विचारों को छोडकर आधुनिक शताब्दी में दर्शन के क्षेत्र में समाहारक 
प्रवत्ति दष्टिगोंचर होने लगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञानवादी, मनो- 
वैजानिक और समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियाँ समन्वित होकर समाहारक प्रवृत्ति के रूप 
में उदित हुई | आज शिक्षः के क्षेत्र में इसी समाहारक प्रवृत्ति के सवंत्र दर्शन होते 
है । अतः प्रसिद्ध दाशंनिक फिकटे का जन राष्ट्र के प्रति उदबोधन सामयिक एवं 
उपयुक्त ही है, शिक्षा की कला स्वयं कभी भी दर्शन के बिता पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
होगी । अस्तु इन दोतों में एक अच्तक्रिया है और कोई भी दूसरी के बिना अपूर्ण 
और व्यर्थ है |” 

शिक्षा-दर्शन प्रायः जीवन-दर्शन होता है। अतः रोबट्ट आर० रस्क ने 
लिखा है, “जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन के मध्य कोई पार्थक्य नहीं किया जा 
सकता है। वे जो कि दर्शन की अवहेलना करने का गे करते हैं उनका भी अपना 
दर्शन होता है और बहुधा वह अत्यन्त अपर्याप्त होता है। “किसी शिक्षा-दर्शन 
का मूलतः जीवन के आदर्शो एवं लक्ष्यों के सन्दर्भ में, शिक्षा के उद्देश्यो, इन उद्देश्यों 
की प्राप्त्यण शैक्षिक कार्यक्रम और परीक्षा एवं शैक्षिक संगठनों का भृल्यांकन, 
विषयवस्तु विधियों, अध्यापक-निर्माण मापन इत्यादि से सम्बन्ध होता है ।* 

उपर्थक्त विवेचना से शिक्षा तथा दर्शन की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट हो जाती 
है। दर्शत अपने निर्माण के लिये शिक्षा पर निर्भर है ओर शिक्षा अपने मार्गदर्शन 
के लिए दर्शन पर आश्रित है। अतः रस्क के ये शब्द यहाँ विशेष उल्लेखनीय है, 
“दर्शन जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है, शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
सुझाव देती है | प्रत्येक श्रेष्ठ शिक्षा दर्शन में एम० एस० पटेल के अनुसार 
ओधोलिखित तीन आवश्यक तत्व होने चाहिए--- 

प्रथमत: शिक्षा दर्शन को शिक्षा के विषय में केवल सैद्धान्तिक नहीं होना 
चाहिए। वर्तमान शताब्दी में वेज्ञानिक चिन्तन ने विक्षा-दर्गन के विकास को 
व्यक्तियों के शोक्षिक चिन्तन को अधिक आलोचनात्मक बनाकर प्रभावित किया है। 


[. (#0०/४82 २. 6. 3007658658 00 06 एक ७४०70, (905]900 
597, #, उद्याद' बात एण्णा 0. '. (86 090०0 ००0४४ 9पए0॥5॥॥789 
(0. 7,00007 9. 403.) 

2. #ाईाए 39066. +ै, प्रकत& छऊमा0509#0%8 89865 ० 200०४४०07७, 
५, [.07007 9768$ (0. 2.) 

३, (॥9तादवर #. 7. & 4. #. 78, [07709]68 ० गराठतक ९67०४०7 
9. 39, क्‍238४07, लि0)शाण० 'शातीत॥.,) 

4. (05४ #. 7०927, 0!0, 9. 6.) 

3. रीद्ाश मै, ७... उगराह झैठ0एथाजाईं श्रा08077ए7 ० ४४॥६/78 
छाती, ।४६ए गजब 0?70॥50708 छ07088, &॥0602080, 9. 8-9. 


है 
प्रस्तावना 


फलतः: तथ्यों के व्यापक अध्ययन की विशिष्ट पद्धतियों के विकसित होने से शैक्षिक 
समस्याओं के समाधान तथा सरलीक्ररण का माग प्रशस्त हुआ है और साथ ही 
शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों--सीखना, समाजीकरण एवं व्यवहार आदि का व्यवस्थित रूप 
से अध्ययन करने के युग का समारम्भ हुआ है । 


द्वितीयत: शिक्षा-दर्शन में शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्माण होना 
चाहिए। यह शिक्षा-दर्शन के विकास का सशक्त सोपान है। किसी भी शिक्षा- 
दाशनिक की अपनी आस्थाएँ होनी चाहिए क्‍योंकि ये ही आस्थाएँ शैक्षिक उद्देश्यों 
का निर्धारण करती है। इन उद्देश्यों के आधार पर अन्ततः विधियों का चयन, 
संगठन की योजना तथा शिक्षण एवं विषय सामग्री का निर्धारण होता है। शिक्षा 
दर्शन में शिक्षा के तात्कालिक तथा अन्तिम उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विचार किया 
जाता है। इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों में मतभेद है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 
व्यक्ति के पूर्ण विकास तथा प्रसन्नता तक ही सीमित है अथवा समाज के सर्वोच्च 
हित तक । इस विवाद का शमन हो जाता है जबकि व्यक्ति और समाज को परस्पर 
बिरोधी न मातकर, परस्पर सहयोगी तथा पूरक माना जाता है। इसीलिए प्राचीन 
भारतीय दशंत-विशेवत: शंकर-अद्ग तवाद में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान्‌ ब्रह्म की 
सत्ता पर आग्रह दिखलाकर"' समष्टि और व्यप्टि का सामन्जस्य करने का प्रयास 
किया गया है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक व्यक्ति तथा समाज के हितों को अविरोधी 
भानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति में अच्छे गुणों के विकास से ही श्रेप्ठ समाज का 
निर्माण सम्भव है। आधुनिक अम्नेरिका के निर्माता अब्राह्मलिकंन की प्रजातन्त्र 
की परिभाषा उपर्यक्त विवेचन पर और अधिक प्रकाश डालती है, “प्रजातन्त 
जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।” 


शिक्षा दर्शव के विकास का तृतीय सोपान है--शैक्षिक प्रक्रिया की योजना 
के सिद्धान्तो तथा संगठन का मूल्यांकन करना। प्रत्येक शिक्षा विचारक की इस 
सम्बन्ध में अपनी योजनाएँ, विधियाँ तथा व्यवस्थाएं होती है जिनमें वह अपनी 
विचारधारा के अनुसार मूल्यों, आदर्शों तथा उद्देश्यों पर बल देता है। यद्यपि 
मूल्यांकन पद्धतियों के सम्बन्ध में शिक्षाशास्त्रियों में. मतैक्य नही है । तथापि किसी 
भी शिक्षा-दर्शव में इसकी आवश्यकता का अपलाप नही किया जा सकता है। 

उपयु कत विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कोई भी शिक्षा- 
दर्शन मूलभूत वैज्ञानिक तथ्यों के उपयुक्त ज्ञान तथा शैक्षिक क्रियाओं को प्रेस्त 
करने वाले लक्ष्यों तथा उद्देश्यों पर आधारित होता है। शैक्षिक कायंक्रमों की 





. आचाय बलदेव उपाध्य यि--भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर वाराणसी-5 
(पृष्ठ सं० 384 ) 


!0) प्रस्तावना 


योजनाओं, सिद्धान्तों तथा गठन के मूल्यांकन को भी शिक्षा-दशन मे विशेष महत्त्व 
दिया जाता है । 


अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व 
हर राष्ट्र की उन्‍तति का आधार उसकी शिक्षा-ब्यवस्था है। व्यक्ति, समाज 
और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह सवबंमान्य तथ्य 
| कि जैसी शिक्षा होती है वसा ही राष्ट्र होता है। किसी भी राष्ट्र की परम्परागत 
चन्ततशीलता, मननशौलता एवं विचारशीलता का प्रतिबिम्ब उसकी शिक्षा में दृष्टि- 
पेचर होता है। सौभाग्य से भारतीय ऋषियों, मुनियो, सन्‍्तों तथा समाज सुधारकों 
ते विशिष्ट एवं प्रकाशमाव परस्परा ने समय-समय पर अपने देश की शिक्षा के लिए 
हुत कुछ किया है। ऐसे मनीषियों मे जगद्गुरु शंकराचायं का नाम अत्यन्त गौरव- 
ण॑ रूप में स्मरण किया जाता है। उन्होंने भारतीय जनमानस की मूलभूत, प्राण- 
क्ति आध्यात्मिकता को ग्रहणकर अपने अद्वेत-सिद्धान्त की प्रस्थापना की थी; 
न्होंने 'वसुधेव कुट्म्बकम्‌' (पृथ्वी ही परिवार) के भारतीय आदर्श को ब्रह्मात्मवाद 
रूप मे और अधिक परिष्कृत एवं परिमाजित करके विष्व के सम्मुख प्रस्तुत किया 
' । अतः डा० राधाकृष्णन्‌ के विचार उनके सम्बन्ध में अत्यन्त उपयुक्त तथा समी- 
न हैं--“एक दार्शनिक तथा ताकिक के रूप में सर्वश्रेष्ठ, शान्त निर्णय तक पहुँचने में 
पर व्यापक सहिष्णुता में एक मनुष्य के रूप में महान्‌ शंकर ने हमें सत्य से प्रेम 
'ने, तक का आदर करने तथा जीवन के प्रयोजन को जानने की शिक्षा दी ।*” 
इस प्रकार शंकराचारय हमारे सम्मुख केवलमात्र एक दाशनिक अथवा 
चिार्य के रूप मे ही नहीं आते है अपितु वह इन दोनों से कहीं अधिक एक शिक्षा- 
स्त्री हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा क्ृतित्व द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के शिक्षा- 
न्‌ को प्रस्तुत करने का गुरुतर कार्य किया है। उनका समस्त जीवन इस तथ्य का 
वत्त उदाहरण है कि महान्‌ दार्शनिक सदेव शिक्षा शास्त्री रहे है। जैसा कि 
त पृष्ठों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचना की जा चुकी है कि शिक्षा एवं दर्शन 
पर अन्योव्याश्रित है। उस विवेचना को पढ़कर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर 
' जाते हैं भगवान्‌ शंकराचाय अपने युग के महान्‌ दार्शनिक तत्ववेत्ता तथा उच्च- 
: के शिक्षाशास्त्री थे । डा० राधाकृष्णन्‌ के ये उद्गार हमारे कथन की कितनी 
करते है, “वे (शंकराचायं) कोई स्वप्नदर्शी आदर्शवादी नहीं थे, वरन्‌ एक 
र कल्पना-विहारी व्यक्ति थे, दार्शनिक होने के साथ-साथ वे एक कर्मवीर पुरुष 
बसे हम विस्तृत अर्थो में एक सामाजिक आदर्शवादी कह सकते है ।*” 





[. डा० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णनू, भारतीय दर्शन, 
एण्ड संस, कश्मीरी गेठ, दिल्‍ली--6 | 
?. वही । 


भाग 2, १० 660, राजपाल 


अर्तावना ] 


आज. का युग ज्ञान-विस्फोट का है। विश्व में चारों ओर ज्ञान-विज्ञान का 
प्रसार तीत्रगति से हो रहा है। अतः पाश्चात्य तथा पोौर्वात्य विद्वानों की दार्शनिक 
विचारधारा पर आधारित शिक्षा-दशेन का विकास करना आज के युग की मह॒ती 
आवश्यकता है। जगद््‌गुरु शंकराचार्य भारत के ऐसे प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने मुक्ति 
के ज्ञान मूलक होने के सिद्धान्त की स्थापना कर एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात 
किया था । अतः उन्होंने अपने जीवन के उत्तरकाल को वेदान्त की शिक्षा के लिये 
समपित कर दिया था ।इस प्रकार शंकराचाय तथा अन्य विचारकों एबं विद्वानों के 
सम्बन्ध में शैक्षिक अध्ययन उन व्यक्तियों के लिए मृल्यवान्‌, महत्वपूर्ण तथा उपादेय 
होंगे जिन्हें वतेमान अथवा भविष्य में अपने देश अथवा विश्व की शिक्षा-व्यवस्था के 
निर्माण का दायित्व वहन करना है । प्रस्तुत अध्ययद की आवश्यकता एवं महत्ता का 
निरुपण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। 

. राष्ट्रीय दृष्टि से--महापुरुपो, विचारकों तथा मनीषियों का चिक्तन- 
मनन राष्ट्र की अक्षय निधि होती है। उनका समस्त जीवन एवं कार्य राष्ट्रीय ऐक्य 
तथा जन कल्याण के लिए होता है। इसीलिए जगद्गुरु शंकराचाय के दाशनिक एवं 
शैक्षिक विचारों में भारतीय आदर्शों, मान्यताओं, प्रेरणाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का 
समाहार पाया जाता है। वह अपने युग के न केवल दार्शनिक विचारक थे वरन्‌ उच्च- 
कोटि के शिक्षक भी थे |! धामिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एवं शैक्षिक क्षेत्रों को 
अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से प्रभावित करने वाले आचाय॑े शंकर का शैक्षिक 
अध्ययन न केवल शिक्षा के शोध-क्षेत्र में मौलेक काय होगा अपितु राष्ट्रीय शिक्षा- 
व्यवस्था के निर्माण मे भी योगदान करेगा । यह शिक्षा-जगत में एक नई उपलब्धि 
होगी। आज राष्ट्र के विभिन्‍न वर्गों, सम्प्रदायों तथा धारमिक समुदायों में व्याप्त 
असद्‌ भावना तथा असन्तोप एवं विग्रह की शान्ति के लिए डा० डी० एस० कोठारी 
के शब्दों को यहाँ उद्घृत करना उपयुक्त होगा, “अनेक धर्मों वाले एक लोकतान्त्रिक 
राज्य के लिए यह आवश्यक है, वह सभी धर्मो के सहिष्णतापूर्ण अध्ययन को 
प्रोत्साहित करें ताकि उसके नागरिक एक दूसरे को और अधिक अच्छी तेरह समझ 
सकें तथा शान्तिपृ्वंक साथ-साथ रह सकें ।/ अतः भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ 
विभिन्न जातियाँ, विविध धामिक विश्वास रखने वाले तथा अनेक प्रकार के मतावलम्बी 
रहते है, शंकर शिक्षा-दर्शन का अध्ययन सभी देशवासियों के मध्य सौहाद एवं 
विश्वास का सृजन कर सकेगा । 

भगवान शंकराचार्य ने जिस वेदिक संस्कृति और संस्कृतिभाषा का अपने 





. बलदेव उपाध्याय---श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
द्वितीय-संस्करण पृष्ठ सं० 50-72 । 

2. डा० डी० एस० कोठारी-शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66) शिक्षा 
भनन्‍्त्रालय, भारत सरकार, पहला अध्याय, पृष्ठ सं० 24 । 


2) प्रस्तावना 
जीवन काल में प्रचार-प्रसार किया था, वही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा 
कश्मीर से कन्याकुमारी (उत्तर से दक्षिण) अठक से कटक (पूर्व से पश्चिम) तक 
विस्तीर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बाँधा जा सकता है। भारत देश में 
विभिन्‍त भाषा-भाषी, विविध आस्थाओं एवं मान्यताओं में विश्वास रखने वाले तथा 
पृथक्‌-पृथक प्रदेशों की वेशभूषा पहिनने वाले भारतीयों की एकता का सूत्र उनके 
ग्रन्थों में पाया जाता है---“जिसने थोड़ी भी भगवद्गीता पढ़ी है जिसने गंग।जल का 
कणमात्र पिया है और जिसने एक बार भगवान श्रीकृष्ण की अचेना की है उसकी यम 
के यहाँ क्या चर्चा हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं ।” उनके इस इलोक में भगवद्गीता 
एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अचना पर दक्षिण-उत्तर और पश्चिम-पूर्व के सभी निवासी 
अपने नाना प्रकार के मतभेदों को भुलाकार एक हो जाते है। इतना ही नही, हम 
सब जानते हैं कि नेपाल भौगोलिक तथा राजनैतिक दृष्टि से एक प्रृथक प्रभुता- 
सम्पन्न राष्ट्र है किन्तु वहाँ के राष्ट्रीय आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथ भारतीयों 
के लिए अच॑नीय है तथा भारत के भगवान्‌ बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथ 
भगवान्‌ नेपालवासियों के लिए पूजनीय हैं। यह दोनों देशों के सांस्कृतिक ऐक्य का 
प्रतीक है। इस प्रकार देशवासियों में उसी आध्यात्मवाद पर विकसित शंकर-दर्शन 
के अध्ययन द्वारा सांस्कृतिक, धामिक तथा आध्यात्मिक ऐक्य के आधार देशप्रेम 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव का विकास हो सकता है। 

भारत देश की चारों दिशाओं में जगद्गुरु शंकराचाय ने वेदान्त की शिक्षा 
का प्रचार-प्रसार करने के लिए चारपीठ-उत्तर में ज्योति पीठ, दक्षिण में श्र गेरीपीठ, 
पश्चिम में शारदापीठ और पृथ में गोत्र्घनपीठ स्थापित किए थे यह उनका कार्य 
जनशिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा 
स्थापित चारों पीठों से भारत माता के भव्य मानचित्र की सृजना हो उठती है। 
भारत-बीन सीमा विवाद के समय चीन द्वारा हिमालय पर अपना दावा किए जाने 
पर और उसके द्वारा मैंकमोहन रेखा को अस्वीकार किये जाने पर पौराणिक सन्दर्भ 
तथा संस्कृत के महाकवि कालिदास जसे कवियों के काव्यों से हिमालय को सीमा- 
प्रहरी के रूप में चित्रण करने वाले इ्लोकों को ढूंढा गया था । इस प्रकार आचारय॑ 
शंकर की चारों पीठ की स्थापना से भारत राष्ट्र की एकता की पुष्टि होती है अतः 
उनके कृतित्व, व्यक्त्त्व, दशेन एवं शैक्षिक विचारों के अध्ययन से राष्ट्रवातियों तथा 
अध्ययनकर्ताओं क इसो दिशा में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी ।* 





. आदय जगदुगुरु शंकराचार्थ--चर्पटपण्जरिका 
भगवद्गीता किज्चिदधीता गंगाजललवकणिका पीता । 
सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यम: कि कुरुते चर्चास्‌ ॥ 
2. डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌-प्राच्यधर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड 
सन्‍्स, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, पृ० सं० 324। 


प्रस्तावना 3 


2. अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से--आज का विश्व नाना प्रकार की विविधताओं में 
बंटा हुआ है। विश्व-मानव-समाज में व्याप्त आथिक, सामाजिक और रराष्ट्रगत 
वेशम्य के कारण भविष्य के अन्धकारमय होने की सूचना डा० राधाकृष्णन्‌ के इन 
शब्दों में मिलती है, “अपने प्रसिद्ध व्यंगचित्र (काटू न) में 'अनागत की ओर देखती 
हुई बीसवीं शताब्दी (द ट्वेन्टिएथ सेंचुअरी लुक्स एट द फ्यूचर) में मैक्स वीरबोस ने 
दिखाया है कि एक लम्बी, अच्छी वेशभूषा में सज्जित, किचितनमिति मुद्रा में एक 
मानवाक्ृति विस्तृत भू दुश्य (लैंडस्केप) के पार एक प्रश्तचिहृन की ओर देख रही है 
जो दूरवर्ती क्षितिज पर घृमकेतु की तरह लटका है ।” यह स्वमान्य तथ्य है कि 
आज समस्त मानवीय राष्ट्रों की आथिक स्थिति के आधार पर तीन वर्ग बन गए 
है--() विकसित देश (2) अविकसित देश और (3) विकासशील देश । इस 
मानवक्ृत वर्गीकरण के कारण विद्व में राष्ट्रों के मध्य तनाव, दवेश तथा शीतयुद्ध 
उत्पन्न हो गया है। परस्पर दोपारोपण एवं असदभावना के कारण विश्वशान्ति के 
लिए किसी समय खतरा बन सकता है| विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाले देश 
अमेरिका और रूस आदि धन-धान्य-सम्पन्न होकर सभी प्रकार की सुख-सुविधा का 
स्वयं उपभोग कर रहे है किन्तु अन्य अविकसित तथा अल्प विकसित देश को सद्‌- 
भावपूर्वक सहयोग देने में अपनी उदारता का परिचय नही देते हैं । आज मानवजाति 
का सबसे बड़ा अभिशाप है--शक्ति सन्तुलन का भ्रष्ट होना । आथिक रूप में समृद्ध 


देशों के पास उपभोग करने के लिए आवश्यकता से अधिक सम्पन्तता है किन्तु 
अविकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों के पास सवंथा अभाव एवं कष्ट है। 
विश्व-मानव की आधारभूत आवश्यकता का स्वरूप आश्थिक, सामाजिक, 
बोद्धिक तथा आध्यात्मिक है। आथिक आवश्यकताओं का मानव जीवन में कितना 
प्राधान्य है यह तो इसी से पता चलता है कि आज आशथिक आधार पर न केवल 
मनुष्य का व्यक्तिगत रूप में वर्गीकरण हुआ है बल्कि विश्व के रूप में भी वह विभक्त 
है। इसकी ऊपर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सामाजिक आवश्यकता के अन्तर्गत मानव 
जगत्‌ की प्रमुख आवश्यकता है--एक विश्व मानव समाज का निर्माण करना । मानव 
समाज में अनेक प्रकार के छोटे-छोटे समूहों की परिसमाप्ति होकर एक व्यापक 
मनुष्य समाज की स्थापना होना स्देव से महान्‌ व्यक्तियों का मानवजाति के प्रति 
प्रयास रहा है । सामाजिकता की दृष्टि से आधुनिक विश्व कितना बौना है ? इसका 
चित्रण डा० राधाक्ृष्णन्‌ के शब्दों में पठनीय है, “आज राप्ट्रों का यह संसार उस 
चटशाला को तरह जान पड़ता है जो उद्दण्ड, जिद्दी और शरारती बच्चों से 
कोलाहलपूर्ण हो, जहां के बच्चे एक दूसरे के साथ धकका-मुक्की कर रहे हों तथा 
अपनी भौतिक सम्प्रदाओं रूपी भारी भरकम भददे खिलौनों काप्र दर्शन कर रहे हों ।?” 


. डा० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌, प्राच्यधर्म और पाइचात्य विचार, राजपाल एण्ड 
सन्‍्स, कश्मीरी गेट दिल्‍ली, पृष्ठ गं० 49 । 


| प्रभ्तावना 


चिरन्तन काल से ही बौद्धिक आवश्यकता की दृष्टि से विश्व-मानव ने उसके लिए 
सदेव अपने प्रयत्त को प्रदर्शित क्रिया है। बौद्धिक चिन्तन-मनन एवं विचार मानव की 
मूलभूत पूजी रही है। मनुप्य प्रारम्भ से ही विचारशील है, उसकी यही विचारशीलता 
आज के नाना प्रकार के आविष्कारों, ज्ञान के विस्फोट तथा नए नए क्षेत्रों में 
अभूतपूर्व अनुसन्धानों की जननी है । 


मनुष्यों का आध्यात्मिक पक्ष उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता का निर्धारण 
करता है। “मनुष्य कोई पौधा या पशु नहीं है, अपितु एक चिन्तनशील और 
आध्यात्मिक प्राणी है, जो अपनी प्रकृति को उच्चतर प्रयोजनों की सिद्धि के लिए 
नियोजित करता है |? इस कथन से मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकता का बोध 
होता है। वह केवल शरीर, मन और वृद्धि का समुच्चयमात्र नहीं है वरन्‌ चैतन्य- 
विशिष्ट है | अपने अन्दर निहित इसी चेतना के अनुसन्धान करने की स्वाभाविक 
प्रवृति के कारण मनुष्य सदा सचेष्ट रहता है। उसका समस्त प्रयास इसीलिए चल 
रहा है कि वह अपनी चेतना को जाने | यही आध्यात्मिकता का मूलभूत आधार है । 
अत: डा० राधाक्ृष्णन्‌ ने आध्यात्मिकता को मानवजाति के उच्चतम भाव के रूप में 
चित्रित किया है, “आध्यात्मिकता जीवन के अंगो-उपागों सहित उच्च बनाने की 
आवश्यकता पर जोर देती है? । इस प्रकार मानव-जाति तथा विद्व-मानव-समाज 
का उन्नत, उदार एवं सहिष्णु बनने का जितना भी प्रयास है। सभी आध्यात्मिक 
आवश्यकता का फल है । 


वर्तमान मानव समाज में शाइवत मुल्यों-सत्यं, शिवं, सुन्दर की रक्षा करने 
का श्रवन मुख्यता ग्रहण करता जा रहा है । आज का मनुष्य भयंकर असन्‍्तोप एवं 
क्षोभ से जर्जर है। उसमें सहिप्णुता, सहानुभूति तथा उदारता की झलक का लोप 
होता जा रहा है। परस्पर घृणा, ढेप तथा अनावश्यक आसक्ति आज के मनुष्य 
का प्रमुख दुर्गण बन गयी है। क्षुद्र स्वार्थ की भावना से संत्रस्त तथा परस्पर अविश्वास 
एवं असदुभावना से उत्पन्न भय के कारण आज विश्व-मानव-शक्ति ने सहारक रूप 
धारण कर स्वयं को विताशक बना लिया है। आधुनिक सानव-समाज में पोपकता 
के स्थान पर झोपकता, पालकता के स्थान पर भक्षकता तथा कल्याण के स्थान पर 
अकल्याण की वृद्धि हो रही है। अतः विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, दवेष तथा 
घृणा को भावनाएँ उग्र रूप धारण करती जा रही हैं। शक्ति सच्तुलन के 
भंग होने पर किसी भी समय मानव समाज के विश्व युद्ध की चपेट में आने की 





. डा० सर्वपल्ली रावाक्ृष्णन्‌, प्राच्यधर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड 
सन्‍्स, कर्मीरी गेट, दिल्‍ली प्रृष्ठ सं० 52 । 
2. वही पृष्ठ सं० 77 । 


प्रस्तावना 5 


समस्त सम्भावनाएँ भविष्य के गर्भ में पुष्पित-पललवित हो रही है। अतः डाँ० राधा- 
कृष्णन्‌ के ये उद्गार आधुनिक सन्दर्भ में कितने सार्थक है, “पृथ्वी को जो वरदान 
प्राप्त हुए थे, वे आज ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मूढता और स्वार्थ के कारण अभिज्ञाप 
में परिणत हो गये हैं। आज मनुष्य का जो रूप है, उसको देखते हुये लगता है कि 
वह जीने के योग्य नहीं है ; उसे या तो परिवर्तन के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये या 
विनाश का संकट मोल लेना चाहिये ॥7 

उपयक्त अनपेक्षित परिस्थितियों एवं प्रवत्तियों के निराकरण में गकराचार्य 
के शिक्षा दशन की मह॒ती उपयोगिता, महत्ता तथा आवश्यकता के दर्शन होते हैं । 
भगवान्‌ शंकराचाय का मूल-भूत सिद्धान्त अभेदवाद हैं । उसमे किसी प्रकार की 
विभिन्नता, भेद अथवा पृथकता के लिये स्थान नहीं है | अत: मानव समाज में परस्पर 
स्नेह, सहानुभूति सौजन्य एवं सामन्जस्य स्थापन के लिये धुणा आदि के आधार-मूत तत्त्व 
का निराकरण शांकर दर्शन में किया गया है, “सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न 
किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है, जो निरन्तर अपने अत्यन्त 
विशुद्ध आत्म-स्वरूप को देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निर्मित-मूत कोई 
अन्य पदार्थ है ही नहीं, यह बात स्वतः प्राप्द हो जाती है। इसीलिये वह किसी से 
घृणा नही करता है |” 

इस प्रकार शाकर शिक्षा दर्शन ऐसे मानव के निर्माण का उद्देंधय लेक्र प्रवृत 
होता है जिसमे मनुष्य को उदारता, सहिष्णुता तथा सोजन्यता की पराकाप्ठा का 
विकास करना होता है । शंकराचारय के अनुसार मनुष्य वस्तुतः आध्यात्मिक प्राणी है । 
मूलतः वह परम सत्ता का ही रूप है। यही उसका वास्तविक स्वरूप है । इसी की 
प्राप्ति मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ।? अतः डॉ० राधाकृष्णन ने उचित ही कहा 
है, “जो लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध है, उनको इस बात से बड़ी घृणा होती है 
कि हम जातिवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी निम्न लालसाओं का प्रयोग 
दूसरों को डराने, धमकाने, लूटने, ठगने के लिये करे और यह सब कुछ इस भावना 
के साथ कि हम जो कुछ कर रहे है बहुत ठीक कर रहे हैं, हम बिल्कुल दूध के धोए 
हैं और ईदवर का ही कर्म कर रहे है । * 

समस्त विश्व में मानव जाति को ऐक्य के सूत्र में आबद्ध करना आधुनिक 
युग की महती आवश्यकता है। अतः ऐसा दर्शन, विचार-पद्धति, जीवनचर्या अथव। 


]. डा० सर्वे पल्‍ली राधा क्ृष्णन्‌, वही, पृ० 62 । 

2. “ईशावास्योपनिपद्‌ (मं० 6 शा० भा,०) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 27 । 

3. (ब्रह्म सूत्र जां० भा० --- गोविन्द मठ, टेढ़ीनीम वाराणसी, वहीं, 
पृष्ठ स० 29) 

4. डॉ० सब पल्‍ली राधा कृष्णन्‌ वही, 970, पृष्ठ 47-48 । 


!6 प्रस्तावना 


शिक्षा-विधि आज विश्व के लिये उपादेय एवं महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा समस्त मानव 
अपने नाना प्रकार के भेदों को समाप्त करके ऐक्यानुभूति कर सकें । इस सन्दर्भ 
में भी डॉ० राधा क्ृष्णन के शब्द उल्लेखनीय है, “हम शान्ति की कीमत विश्व में 
चुकाने के लिये तैयार नहीं है । शान्ति की कीमत है--साम्राज्यों और उपनिवेश्ञों 
का त्याग, आथिक राष्ट्रवाद की नीति का परित्याग, जाति-एकता और विश्व समाज 
के लिये स्वतन्त्रता तथा निष्ठा के आधार पर विश्व की पुत॒व्यंवस्था | इस कार्य को 
भगवान्‌ शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन से प्रोत्साहन मिलेगा । अतः बलदेव उपाध्याय 
का यह कथन उपयक्त ही है, “शांकर वेदान्त की शिक्षा का चरम अवसान है-बसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ । समस्त संसार को अपना कुटुम्ब समझना तथा इस आदर्श के अनुसार 
चलना । आज क्षुद्र स्वार्थ की भावना से जस्त तथा परास्त मानव-समाज के कल्याण 
के लिये वेदान्त की महतीय शिक्षा कितनी अमृतमयी है, यहाँ उसके विशेष उल्लेख 
की आवश्यकता नहीं । आज के पश्चिमी संसार विशेषतः: अमेरिका में वेदान्त के 
प्रचुर प्रचार का रहस्य इसी अलौकिक उपदेश के भीतर छिपा है ।* 


3. विक्षा-शास्त्रीय दृष्ठि से---इस अध्याय के प्रारम्भ मे हमने इस तथ्य का 
भली-भाँति अध्ययन-अवगाहन किया कि शिक्षा और दशशन में अटूट सम्बन्ध हैं । वे 
एक दूसरे पर आश्रित है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिये प्रत्येक 
दाशनिक की विचारधारा उसके शिक्षा-दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह करती है। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री जैम्स रास के शब्दों में, “दर्शन और शिक्षा 
एक सिक्‍के के दो पहलुओं के समान है । इनमें दर्शत विचारात्मक पहलू है और शिक्षा 
क्रियात्मक पहलू है| यह प्रतिध्वनित होता है कि प्रत्येक दाशनिक का शिक्षा से गहरा 
सम्बन्ध होता है । अतः शिक्षा के इतिहास के अध्ययन का यह निष्कर्ष अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण एवं उपयोगी है कि विश्व के विचारक अपने जीवन के उदयकाल में दार्शनिक 
थे और उत्तरकाल में शिक्षाशास्त्री हो गये । जगदगुरु शंकराचाय के जीवन का 
पूर्वाद (6 वर्ष) एक विचारक अध्येता के रूप में उनके जीवन-चरित्र मे देखने को 
मिलता है किन्तु उनके जीवन का उत्तराद्ध (6 वर्ष-32 वर्ष) उन्हें एक महान्‌ शिक्षा- 
शास्त्री के रूप में कार्य करने की अद्भुद प्रेरणा देता है जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
जीवन के उत्तरकाल में अपने जगत-प्रसिद्ध शदवेत सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान 


(23933 ना» नदानन-क+- नह -३५.४७४ ५.५)». ५७५ 





[. डॉ० सर्वपल्ली राधाकृप्णन्‌ वही-970, पृष्ठ सं०420 । 
2. आचाये पं० बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 
पृ० 384 ॥ 


3, २05९ बद्॥९5. (उा0000 ७०7९ एणी ४0ए०४॥0॥8 7॥९०५, ?. 6, 0., 
(60786 सवा. दै: (१0.. [.0000॥, 


प्रस्तावना हर 


कर एक विशिष्ट शिक्षा-दर्शन की सृप्टि की । आज तक + 5” पर जितने 
अध्ययन हुए है, शोधकर्त्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर उनमें उनका केवल एक 
ही पक्ष-दाशं निक स्पष्ट किया गया है। उतके जीवन के उत्तरकाल से सम्बद्ध दूसरे 
पक्ष शैक्षिक की सदेव उपेक्षा की जाती रही है | एक प्रकार से विद्वानों, विचारकों 
तथा शोधकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन क्षेत्र को शंकराचार्य के जीवन काल के पूर्वार््ध तक 
ही सीमित रखा है जबकि उनके दार्शनिक विचारों में शैक्षिक चिन्तत भी समाहित है। 
इस प्रकार उनके शैक्षिक विचारों में भारतीय आदशों, मान्यताओं, प्रेरणाओं एवं 
सांस्कृतिक मूल्यों का समाहार है । अतः अपने युग के महान दार्शनिक विचारक होने 
के साथ-साथ उच्च कोटि के शिक्षक होने के फलस्वरूप ही भारतीय-विद्ृवसमाज 
ने उनको 'जगद्‌-गुरु की उपाधि से विभूषित किया था | यह 'जगद्गुरु की उपाधि 
आज तक उनकी शिष्य परम्परा में प्रचलित होने के कारण उनके द्वारा स्थापित 
पीठ पर आसीन संन्‍्यासी को आज भी जगदगुरु शंकराचाये के रूप में जनसाधारण 
में सम्मानित किया जाता है। विश्व के इतिहास में सम्भवतः अन्यत्र कही इतनी 
सुदी्ंकालीन गुरु-शिष्य परम्परा परिलक्षित नहीं होती जितनी विशाल ग्रुर-शिप्य 
परम्परा का विकास आचार्य शंकर के अनुयायियों में मिलता है । महान्‌ आचायें, 
अपने युग के उच्च कोटि के शिक्षक तथा युग-युगान्तर तक अपनी शैक्षिक मान्यताओं 
की व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने वाले प्रखर शिक्षाविद्‌ जगद्गुरु शंकराचार्य के 
शैक्षिक स्वरूप की आज तक उपेक्षा होना बस्तुतः खेदजनक स्थिति का परिचायक 
है । अत: धामिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों को अपने व्यक्तित्व, कृतित्व 
एवं चिन्तन से प्रभावित करने वाले आचाये शंकर का शैक्षिक अध्ययच न केवल 
दिक्षा शास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मौलिक काये होगा अपितु यह अध्ययन राष्ट्रीय 
शिक्षा-व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण, शिक्षण विधियों 
के विकास, गुरु-शिष्य सम्बन्धों के निर्माण तथा पाठ्यक्रम सरंचना आदि में महत्त्वपूर्ण 
योगदान करेगा । इस प्रकार इस अध्ययन के द्वारा हम डॉ० डी० एस० कोठारी की 
इस कल्पना को साकर कर सकेगे “स्वयं भारतीय विचारधारा में ही ऐसे सूत्र हैं 
जो कि आधुनिक समाज को उपयुक्त नया दृष्टिकोण प्रदाव कर सकते है ओर 
जीवन को उसके सुख दु:खों, उसकी चुनौतियों तथा सफलता सहित, सहर्ष स्वीकार 
करने के लिये लोगों को तैयार कर सकते हैं | | उनमे भी हम सामाजिक सेवा के लिये 
प्रेरणा तथा भविष्य में आस्था पा सकते है । उदाहरण के लिये, महात्मा गाँधी और 
कुछ अन्य विचारक महान नेताओं ने अपने आदशेवाद तथा सामाजिक न्याय और 
सामाजिक पुननिर्माण के अपने प्रबल प्रयत्नों की प्रेरणा अधिकांशत: इन्हीं साधनों 


. आचाय॑ बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचाय, हिन्दुस्तान एकेडेमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० 66 | 





8 अस्तावना 


से ली। अतीत की इसी प्रकार की फिर से व्याख्या तथा पुनमल्यांकन की इस 
समय सबसे अधिक आवश्यकता है ।* अतः शांकर दर्शन की हौक्षिक व्याख्या एवं 
मूल्यांकन से भारतीय शिक्षा दर्शन के विकास में नये सोपानों की अवतारणा होगी 
जिससे भविष्य में अध्येताओं, शोधकर्त्ताओं तथा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत विचारकों को 
इसी प्रकार के अन्य अध्ययन अथवा भारतीय दर्शन का शैक्षिक मूल्यांकन करने की 
प्रेरणा प्राप्त होगी । इसीलिये डॉ० डी० एस० कोठारी के दाब्द इस सन्दर्भ में 
उल्लेखनीय है, “प्राचीन ऋषियों ने जीवत की मूल-भूत समस्याओ के प्रति जो 
अन्तद्‌ ष्टि जो कि कुछ अर्थों में अद्वितीय तथा विश्व की घटनाओं से सम्बन्धित 
गहनमत अन्तदु छिट का विशुद्ध सार है--प्राप्त की थी, उसका फिर से अर्थ करना 
तथा उसे एक नये बोधस्तर पर प्रतिष्ठित करता हमारा ध्यूय और दायित्व होना 
चाहिये ।* 


4. धामिक, आध्यात्मिक एवं नतिक मूल्यों की दृष्टि से--शांकर शिक्षा-दर्शन 
में जिन धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की प्रस्थापता की गई है वे न 
केवल भारत के वरन्‌ समस्त विश्व के लिये उपादेय है । आधुनिक युग में मानव 
भौतिक प्रगति तथा समृद्धि के लिये इतना आतुर एवं व्यग्र है कि उसने इस वेगवती 
दौड़ में अपने मन की शान्ति, परस्पर सद्भाव तथा मस्तिष्क की स्थिरता को स्वथा 
खो दिया है। फलत: आज की भौतिक समृद्धि अभिशाप सी बनती हुई दृष्टिगोचर 
हो रही है । अतः डॉ० राधा-कृष्णन के शब्दों में आधुनिक युग के अभिशाप की 
अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है, “मानव जीवन में जो वतंमान संकट पूर्ण स्थिति उत्पन्न 
हुई है, उसका कारण यह है कि मानव-चेतना में आपात काल उपस्थित हों गया है, 
संगठित एवं पूर्ण जीवन में न्यूनता आ गई है। लोगों की ऐसी प्रवत्ति हो गई है कि 
आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहे हैं और बौद्धिकता को बढ़ावा दे रहे हैं ।* 

मानव-जीवन में प्रेम, एकता, त्याग और युक्ति संगत व्यवहार का स्वार्थ 
6ूप, अहंकार और विषयान्धता की अपेक्षा अधिक मूल्य है। इन सदगुणों के विकास 
में शंकराचाय के इस सिद्धान्त से कि सभी जीव एक है, सब प्राणियों में एक ही 
आत्मा विद्यमान है, जितनी प्रेरणा मिल सकती है उतनी और किसी सिद्धान्त से 
नहीं । अतः स्वामी विवेकानन्द का यह कथन समीचीन ही “सभी वस्तुओं के 
पीछे उसी देवत्व का अस्तित्व है और इसी से नैतिकता का आधार प्रस्तुत है । 





. डॉ० डी० एस० कोठारी-शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66 ) शिक्षा 
सत्जालय, भारत सरकार, पहला अध्याय, पृष्ठ सं० 23 । 
- वही, पहला अध्याय, 968, पृष्ठ सं० 25 । 


>. डा० सर्वपल्ली राधा कृष्णन, प्राच्यधर्म और पाइ्चात्य विचार, राजपाल 
एण्ड सन्‍्स, कश्मीरी ग्रेट, दिल्‍ली, पृष्ठ सं० 53 । 


| 





प्रस्तावना 9 


दूसरों को कप्ट नहीं देता चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अभिन्न समझकर उसके साथ 
प्रेम करना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व मौलिक स्तर पर एक हैं। दूसरों को कप्ट 
देनाअपने आपको कपण्ट देना हैं। दूसरों के साथ प्रेम करता अपने आप से प्रेम करना 
है ।! “इस प्रकार अहकार, स्वार्थ, हिसा, असत्य तथा अपकार इत्यादि पापकर्मों से 
बचना और सत्य, अहिसा, दया, उपकार तथा अहंकार सृन्यता का आचरण करना 
शंकराचार्य की शिक्षा में समाविष्ट नैतिक मूल्यों के प्रतीक है ।! आधुनिक युग में 
उपर्यूक्त सभी धामिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्य मानव जाति के अलंकार है । 
इनसे विहीत मानव जाति दुदंशा के गत॑ में गिर रही है। इस लिये विश्व में उक्त 
मूल्यों की प्रस्थापना हेतु तथा भौतिक समृद्धिजन्य दोषों के निराकरणार्थ प्रस्तावित 
अध्ययन की महत्ता एवं आवश्यकता के प्रति किसी को सन्देह नही रहना चाहिये । 


अध्ययन सम्बन्धी पुर्वे अध्ययनों का मुल्यांकन : 

जगद्गुरु शंकराचायं भारतीय दर्शन के सम्राट हैं और अद्वेत वेदान्त उनकी 
अमर कीति की पताका है । अतः उनके सम्बन्ध में अध्ययल करने की जनरुचि व 
प्रवत्ति सदा से ही रही है। प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय एवं पाश्चात्य सभी 
विद्वानों ने शंकराचार्य तथा उनके सिद्धान्तों का अध्ययन-आलोडन-विलोडन किया 
है । आचाय॑ शंकर विद्वानों में इतने लोकप्रिय रहे है कि उनके अध्ययन के प्रयास 
रूप में जो ग्रन्थ एवं लेखादि लिखे गये है उनसे एक विशाल साहित्य-राशि का निर्माण 
हो गया है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में !.. “- -” अध्ययनों का ही सूल्यांकत किया 
जायेगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आचार्य शंकर से सम्बन्धित कार्यो का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से करना समीचीन होगा :--- 


(।) संस्कृत भाषा में कार्य 
(2) अंग्रेजी भाषा मे कार्य 
(3) हिन्दी भाषा में कार्य 


संस्कृत भाषा में काय : 


स्वामी शंकराचाये के प्रधान शिष्य पद्मपाद ने अपने ग्रन्थ 'आत्मानात्म' में 
आत्मा के सम्बन्ध में गहन विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होने इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र 
शंकर-प्रतिपादित माया का विवरण भी दिया है। अद्ठेत के प्रसिद्ध विद्वात विद्यारण्य 
मुनि के प्रसिद्ध ग्रन्थ सर्वे दर्शन-संग्रह में आचाय शंकर की दाशेनिक विचारधारा 
का विवेचन मिलता है। इस ग्रन्थ में अन्य दर्शनों का भी विवेचन किया गया है । 


, विवेकानन्द संचयन, श्री राम कृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० से॑ 06 
2. प्रश्नोत्तरी, गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ सं०6,8 ], 4, !7, 9, 


20 प्रस्तावना 


काशी के सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी तथा शांकर वेदान्त दर्शन के विख्यात विद्वान मधुसूदन 
सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'अद्वेत सिद्धि! में अद्वेत सिद्धान्त का भली-भाँति प्रतिपादन 
किया है। इस ग्रन्थ में जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादत भी पाँच प्रकार से किया 
गया है। सदा शिव ब्रह्म द्व के 'अद॒बेत विद्या विलास' ग्रन्थ में शांकर अद्वेत का 
वर्णन मिलता है। स्वामी सदानन्द योगीनद्र की प्रसिद्ध रचना वेदान्त सार' है जिसमें 
विद्वान लेखक ने बड़े सारगभित एवं संक्षिप्त रूप में आचाये शंकर के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादत किया है। यह ग्रन्थ शांकर सिद्धान्तों की जानकारी के लिये इतना 
प्रसिद्ध है कि इस पर अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी है। अद्वेत-चिन्ता कौस्तुभ ग्रन्थ 
में महादेव सरस्वती ने अद्वेत सिद्धान्त के सम्बन्ध मे उठने वाली शंकाओं का सुन्दर 
रूप में समाधान किया है | शंकराचार्य जी के सिद्धान्त को समझने में यह ग्रन्थ बड़ा 
सहायक है। महा महोपाध्याय अनन्त क्रष्ण शास्त्री ने अपनी 'शतभूषणी' रचना में 
आचाय॑ शंकर द्वारा प्रतिपादित अविद्या एवं माया का विस्तृत विवेचन किया है। 


कलकत्ते में स्थापित संस्कृत साहित्य परिषद्‌ का कालीपद जी तर्काचार्य के 
सम्पादकतत्व में 'संस्क्ृत साहित्य परिषद्‌ नामक एक संस्कृत भाषा का मासिक पत्र 
प्रकाशित होता है। इसी मासिक पत्र के सं० 879 चैत्र के अंक में चार कृष्ण 
दर्शनाचार्य ने वेदान्त विमर्श: लेख में आचाय शंकर के अदवेत वेदान्त पर प्रकाश 
डाला है । इसी प्रकार काशी से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर! और नागपुर से प्रकाशित 
संस्कृत भवितव्यम्‌' आदि पत्रों में भी शंकराचाय के सम्बन्ध मे लेखों का प्रकाशन 
होता रहता है। दी शंकर अकादमी आफ संस्कृत कल्चर एण्ड कक्‍्लासिकल आट्स 
(रजि०) नई दिल्‍ली ने शंकर जयन्ती के उपलक्ष में (966) एक स्मारिका प्रकाशित 
की जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिन्दी में स्वामी शकराचार्य के दाशनिक सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में देश के उच्च कोटि के विद्वान तथा ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी कृष्ण 
वोधाश्रम जी महाराज एवं कामकोटिपीठ के शकराचार्य के लेखो का प्रकाशन हुआ 
सम्पूर्ण पत्रिका शांकर सिद्धान्तों के विवेचनात्मक लेखों का अच्छा संग्रह है । 


अंग्र जी भाषा में कार्य: 

गंगानाथ झा ने शांकर वेदान्त' नामक अपने अध्ययन में आचार्य शंकर के 
दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डाला है । एस० के० वेल्वेकर के सन्‌ 929 में 
प्रकाशित 'वेदान्त फिलासफी' के लेक्चर में शंकराचाय के दाशैनिक सिद्धान्तों की 
विवेचना की गई है। 'भ्री लैक्चर्स आन दी वेदान्त फिलासफी' नामक ग्रन्थ में 
पश्चिमी विद्वान मेक्समूलर ने वेदान्त दर्शन के विवेचन के साथ शंकर प्रतिपादित 
माया का तुलनात्मक रीति से वर्णन किया है। 'ए हिस्ट्री आफ इन्डियन फिलासफी ) 
के लेखक डॉ० सुरेन्द्रनाथ गुप्त ने अपने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के दशम अध्याय में 
स्वामी शंकराचार्य जी के दार्शनिक विचारों की विवेचना की है । उनकी अज्ञान की 
विवेचना स्वतन्त्र रूप से हुई है। डा० राधा कृष्णन्‌ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इडियन 


अस्तावता 24 


फिलासफी के द्वितीय भाग में आचार्य शंकर के सिद्धान्त पर आलोचनात्मक विचार 
किया है। 'एन इन्ट्रोडक्शन टू इस्डियन फिलासफी' के लेखक सतीश चन्द्र चटर्जी एवं 
धीरेनद्र मोहन दत्त हैं। प्रख्यात विद्वान्‌ लेखकों ने अपने इस ग्रन्थ के दशम अध्याय 
में शंकर के वेदान्त की विवेचना की है। डॉ० चन्द्रधर शर्मा के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इन्डियन 
फिलासफी ' में प्रसंगवश्ञ शंकर सिद्धान्त का भी वर्णन किया गया है। प्रो० डिसियन्ना 
ने अपने ग्रन्थ बी एडोशियल आफ इन्डियन फिलासफी' के सप्तम और अधष्टम 
अध्यायों में शांकर वेदान्त का तुलनात्मक ढंग से किन्तु मौलिक रूप में विवेचन किया 
है। तलिनी मोहन शास्त्री का 'ए स्टडी आफ शंकर ग्रन्थ 942 में प्रकाशित हुआ 
जिसमें स्वामी शंकराचार्य के सिद्धान्तों की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा की 
गई है। आसपेक्ट्स आफ अद्वत' एक सम्पादित ग्रन्थ है इसके दो भाग हैं । प्रथम 
भाग--त्रह्म एण्ड माया है । इसके लेखक के० सुन्दरम्‌ अय्यर हैं । द्वितीय भाग 
'अद्वेत एण्ड माडने थोट' में दीवान बहादुर के० एस० राधा स्वामी शास्त्री ने अद्वेत 
वाद की मामिक विवेचना की है। अय्यर महोदय ने माया का जो वैज्ञानिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है । 

जमन विद्वान डायसन पाल ने 'दी फिलासफी आफ वेदान्त “नामक ग्रन्थ में 
वेदान्त के सन्दर्भ मे शंकराचाये का सूक्ष्म एवं गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
महामहोपाध्याय एस० कुप्यू स्वामी शास्त्री ने [940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
अद्वेत विचारधारा पर प्रवचन दिये थे। उनके इन प्रवचनों का संग्रह 'कम्प्रोमाइजिज 
इन दी हिस्द्री आफ अद्वंतिक थौट' नामक ग्रन्थ में किया गया है । शास्त्री जी ने 
इस ग्रन्थ में माया और अध्यास का विवेचन वेज्ञानिक रीति से किया है। एस० के० 
दास द्वारा रचित 'ए स्टडी आफ दी वेदान्त' नामक ग्रन्थ सें शांकर वेदान्त पर आलो- 
चनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। डंकत ग्रीस लीस की प्रसिद्ध रचना 'दी 
ग।सपल आफ अद्वेत' के द्वितीय अध्याय में शांकर सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ के 
दाशनिक पक्ष की विवेचना की गई है । ग्रन्थ की भूमिका में समस्त शांकर वेदान्त की 
मीमांसा अत्यन्त सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की गई है। प्रसिद्ध भारतीय दर्शनशास्त्री कृष्ण 
स्वामी अथ्यर ने अपने ग्रत्थ 'थोौद्स फ्राम दी वेदान्त' में वेदान्त की विभिन्न विचार 
धाराओं का सूक्ष्म वर्णन किया है। अद्वंत वेदान्त की विचार धारा की विवेचना 
अत्यन्त मामिक और हृदय स्पर्शी बन पड़ी है 'स्टडीज इन वेदान्त' के विद वान्‌ लेखक 
वासुदेव कीतिकर ने इस ग्रन्थ में शांकर वेदान्त के विभिन्न सिद्धान्तों की तुलना 
पाइ्चात्य सिद्धान्तों के साथ की है। इसका अध्ययन करने से अद वेत वेदान्त का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है। 'साकरेड बुक्स आफ दी ईस्ट' ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
34 वें भाग में डॉ० धीबो ने ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद किया है । 
डॉ० धीबो ने इस अनुवाद की भूमिका में आचाय शंकर के सिद्धान्तों पर अत्यन्त 
विद्वतापू्वक प्रकाश डाला है । 

“इन्डियन फिलासिफिकल क्वाटरली” (अक्टूबर 935) में टी० आर० वी० 


«2 अस्तावना 


मृति का 'दर्शनौदय' लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में विद्वान लेखक ने अद बैत 
दर्शन और सांख्य दर्शन का जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है उससे स्वामी 
दंकराचाय के दार्शनिक विचारों को समझने में बहुत सहायता मिलती है। “इन्डियन 
कल्चर' (पाँचवी जिल्द) में अशोक नाथ शास्त्री का शून्य एण्ड ब्रह्म! तामक लेख शांकर 
अद्वेतवाद और बौद्ध घून्‍्य वाद के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता है । इसी 
पत्रिका की आठवीं जिल्द में भी स्वामी शंकराचार्य से सम्बन्धित लेख मिलते है। 
एच० जी० नरहरि का 'मीनिंग आफ ब्रह्म एण्ड आत्मन्‌' तथा पी० एम० मोदी का 
“रिलेशन आफ ब्रह्म एण्ड जगत्‌' नामक लेख विशेष उल्लेखनीय है । “इन्डियन 
हिस्टोरिकल क्वार्टरली' पत्रिका की पाँचवीं जिल्द में के० आर० पिशरोटी महोदय का 
श्री ग्रेट फिलासफर्स आफ केरल' वाम का लेख मिलता है जिसमें स्वामी शंकराचाये 
के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री दी गई है। इसी पत्रिका की छुटी जिल्द में सतीन्‍द्र 
कुमार मुकर्जी का 'शंकर आन दि रिलेशन बिटविन दि वेदान्त एण्ड रीजन! नामक 
लेख प्राप्त है। 'एस्ट्रोलोजिकल मैंग्जीन में भारतीय दशन के सम्बन्ध में लेखों का 
प्रकाशन होता रहता है | इसी पत्रिका के जुलाई 965 के अंक में डॉ० पी० नागराज 
राव एम० ए०, डी-लिटू के 'विजडम आफ शंकर नामक लेख में आचाय शकर के 
दाश निक सिद्धान्तों का अच्छा विवेचन उपलब्ध होता है । इसी प्रकार पत्रिका के 
दिसम्बर 966 के अंक में डॉ० पी० नागराज राब ने 'एशेन्गियलूस आफ अह्ैत 
वेदान्त' फरवरी 967 में ब्रह्मन्‌ एण्ड दी वल्ड, अप्रैल 967 में 'गाड इन शंकसे 
अद्वेत' मई 967 में श कर्स कन्सेपान्स, 'जुन 967 में शकर्स कन्सेप्शन्स आफ मोक्ष, 
जुलाई 967 में श्री शुकर एण्ड भक्ति योग,, तथा अगस्त 967 में 'शकर्स 
अद्वेत' ताम के ऐसे लेख लिखे है जिनमें आचाये श कर की प्रमाण मीमांसा, आचार 
मीर्मांसा तथा तत्व मीमांसा की सम्पूर्ण विवेचना उपलब्ध होती है । दाह निक 
विवेचना की दृष्टि से इस लेखमाला में शांकर सिद्धान्तों के विवेचक लेखों का अच्छा 
संग्रह हुआ है। 


हिन्दी भाषा में कार्य : 


उमा दत्त शर्मा के 'शकराचाय ग्रन्थ में आचाय शकर के जीवन चरित्र पर 
प्रकाश डाला गया है । इसी प्रकार स्वामी परमानन्द के 'शकराचार्य जीवन चरित्र' 
में स्वामी शंकराचार्य के जीवन इतिहास को मािक ढंग से लिखा गया है । प्रो० 
बलदेव उपाध्याय ने “श्री शंकराचार्य ग्रस्थ में आचाय शंकर के जीवन चरित्र, कार्य 
एवं सिद्धान्तों की सारगर्भित सूक्ष्म विवेचना की है। 'अद्वेतवाद' ग्रन्थ में गंगा प्रसाद 
उपाध्याय ने शकराचार्य के सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है 
और माया एवं अविद्या का विवेचन भी इस ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक किया है। डॉ० 
रामानन्द तिवारी ने अपने शोध प्रबन्ध श्री शकराचार्य का आचार दर्शन! में आचारयय॑ 
श॒कर के आचार पिद्धान्तों की गम्भीर मीमांसा की है । 964 में डॉ० राममूर्ति 


प्रस्तावना 23 


दर्मा का शोष प्रवन्ध 'शकराचाय' प्रकाशित हुआ जिसमें विद्वान लेखक ने शकर के 
माया वाद तथा अन्य सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अध्ययन बड़े प्रभावशाली ढंग से 
किया है । प्रो० बलदेव उपाध्याय का "भारतीय दर्शान' और डॉ० उमेश मिश्र का 
भारतीय दर्श न! इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इन दोतों ग्रन्थ-रत्नों में 
विद्वान लेखकों ने आचाये शकर के दाश निक सिद्धान्तों की विवेचना बहुत ही रोचक 
एवं हृदय स्पर्शी ढंग से की है । बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान राजेन्द्र नाथ घोष ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रत्थ “आचाये श कर ओर रामानुज ' में स्वामी शंकराचायं तथा रामानुजा- 
चाय के दाश निक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है | विद्वात लेखक 
की विवेचना आचाय॑ श कर के सिद्धान्तों को समझने में अत्यन्त सहायक है । डॉ० 
राम मूर्ति शर्मा का डी० लिट ० का शोध-प्रबन्ध 'अद्वेत वेदान्त” अद्वेतवादी सिद्धान्तों 
की विवेचना का महा कोप है। इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में विद्वाव लेखक ने 
आचाये शकर के अद्वेतवादी सिद्धान्तों की बड़ी मासिक विवेचना प्रस्तुत की है । 


गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित 'कल्याण' के वेदान्तांक (अगस्त 936) में 
सारे वेदान्त दर्शन का सार निहित है किन्तु ईश्वर जीव और संसार के सम्बन्ध 
में भगवान्‌ श्री शंकराचाये के विचार विषय पर तत्कालीन पुरी के जगद्गुरु 
शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी का लेख, श्री शकराचार्य का अनुभव विश्लेषण' 
नामक एस० बी० दाण्डेकर एम० ए० का लेख, डॉ० एम० एच० सम्यद का ववेदान्त 
शिक्षा की कुछ बातें नामक लेख, भगवान्‌ शकराचाय और द्वारिका पीठ” नामक 
विनयतौष भट्टाचार्य एम० ए०, पी० एच० डी० का लेख, “प्राचीन अद्वेतवाद के 
साथ शकर के अद्वेतवाद का सम्बन्ध नामक महामहोपाष्याय पं० गोपीनाथ जी कवि- 
राज एम० ए० का लेख तथा “व्यवहार क्षेत्र में अद्वेत ज्ञान की उपयोगिता” नामक पं० 
श्री प्रेमनाथ जी तक भूषण का लेख ऐसी श्रेणी में आते है। जिनसे आचार्य शंकर के 
दाश निक सिद्धान्तों को समझने में सहायता मिलती है। 'कल्याण' का ही 'उपनिषद्‌' 
अंक (जनवरी 949) इस दृष्टि से पठनीय है । इसके अच्तगत पं० श्री राम गोविन्द 
जी त्रिवेदी का 'उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद, स्वामी करपात्री जी महाराज का 
| 'उपनिषद्‌ तात्परय ', के० एस० राम स्वामी शास्त्री का ब्रह्म और ईश्वर सम्बन्धी 
ओऔपनिषदिक विचार तथा १० हरि कृष्ण जी झा का 'जीवात्मा और परमात्मा की 
एकता' आदि ऐसे लेखों का प्रकाशन हुआ जो शांकर अद्वेतवाद की दृष्टि से पठनीय 
है । गीताधम' के श्क-राक (काशी, 936 मई) मे स्वामी शकराचाये के जीवन 
चरित्र तथा दा निक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पठनीय सामग्री का संग्रह हुआ है । 
“विश्व-ज्योति' के उपनिषद्‌ अंक (जुन-जुलाई 976) में डॉ० विश्व बन्धु का ब्रह्मा- 
त्मवाद की सामाजिक मीमांसा; डॉ० राजेन्द्र कुमार गगे का 'उपनिषद्‌ -तत्व दशश न 
तथा 'उपनिपद प्रतिपादित परा और अपरा विद्याएँ' आदि लेखों को पढ़ने से आचारय॑ 
शकर के सिद्धान्तों को समझने में सहायता मिलती है । “सौभाग्य” पत्रिका के 
शकराचार्यक (973) में आचाय शकर का विस्तांर से जीवन चरित्र, उनका अद्वत- 


94 नस्‍्तावना 


बाद तथा उनकी चारों मठों की व्यवस्था आदि विषयों पर अत्यन्त सारगभित लेख 
मिलते हैं । 

स्वामी दंकराचार्य से सम्बन्धित उपयुक्त अध्ययन सामग्री पर दृष्टिपात करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त कार्य आचाय॑ शंकर के दार्शनिक सिद्धान्त, जीवन 
चरित्र, आचार-मीमांसा अथवा तत्व मीमांसा आदि से सम्बंधित हुआ है किन्तु 
जगदगुरुशंकराचार्य केवलमात्र दार्शनिक विचारक अथवा धर्माचाय ही नहीं वरन्‌ 
वह एक उच्चकोटि के शिक्षा-दाशनिक भी है। अतः उनके शिक्षा-दशेत का विधिवत्‌ 
अध्ययन न होना खेदजनक है। आधुनिक युग में शिक्षा-दशेन के क्षेत्र में अनेक अनुसन्धान 
हुए हैं। किस्तु उत सबका सम्बन्ध अधिकतर महात्मा गाँधी, अरविन्द, टैगोर तथा 
स्वामी विवेकानन्द आदि से रहा है। “अनुसन्धान के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय 
विपय महात्मा गाँधी का शिक्षा दर्शन रहा है। भली-भाँति विस्तारपृर्वक अध्ययन 
किये जाने वाले अन्य शिक्षा विचारक हैं--टेगोर, राममोहत राय, दयाननन्‍्द, विवेका- 
तन्‍्द, श्रीअरविन्द तथा एनी बेसेन्ट । अन्य उल्लेखनीय अध्ययन गीता, उपनिषद्‌ तथा 
शाह वलीउल्लाह के शैक्षिक विचारों पर हैं।'' 

शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में आधुनिक ज्योध कर्त्ताओं ने भी आचाये शंकर के 
शैक्षिक अध्ययन की सर्वथा उपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में थोड़ा प्रयास आर० के० 
मुकर्जी का एनशिएंट इन्डिया एजुकेशन में दृष्टिगोचर होता है । आधुनिक युग में 
इस दिशा में लघ्‌ किन्तु प्रेरणादायी तथा सशक्त प्रयास डा० रामशुकल पाण्डेय रीडर 
(एजुकेशन) मेरठ विश्वविद्यालय का स्तुत्य है। डा० साहब ने अपने ग्रन्थ शिक्षा के 
मूल सिद्धान्त में जगद्गुरु शंकराचारय के शिक्षा दर्शन पर एक पूर्ण अध्याय (इक्कीसवॉ) 
लिखकर इस सम्बन्ध में शोध कार्य की आधारभूमि का निर्माण करने का स्तुत्य 
प्रयास किया है। इतना होने पर भी ये दोनों प्रयास विषय की गरम्भीरता एवं 
गहनता तथा महत्ता को देखते हुए प्रारम्भिक स्तर के ही कहे जा सकते हैं । इस 
प्रकार शोध कर्ता के ज्ञान में ऐसा कोई स्तरीय अध्ययन नहीं है जिसमें शंकर शिक्षा- 
दर्शन की पूर्ण विवेचना की गई हो। अतः स्वामी शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन पर 
विस्तृत एवं समीक्षात्मक रूप में अध्ययन करने की प्रेरणा शोथ कर्त्ता को मिली । 


अध्ययन के उद्देश्य 
मानव जीवन में सोद्देश्यता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उद्देश्य को 
दृष्टिगत करके मनुष्य अपनी जीवन यात्रा सम्पन्त करता है। उद्देश्यों के अभाव में 


मातव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिग्रे व्यक्ति प्रयत्तशील होकर शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार शिक्षा मानव 


जीवन में अनवरत चलने वाली एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा ही क्‍यों, कोई भी 
कार्य मानव जीवन में निरुद्देश्य नहीं होता है । वस्तुतः उद्देश्यों से व्यक्ति को अपने 
गन्तव्य का पता चलता है। किसी ग्रन्थ रचना के उददेश्यों से उसके लेखक के जीव- 


अ्रस्तावना 2] 


नोद्देश्यों का बोध होता हैं। अतः आधचाय॑ शंकर “शास्त्र को परम्परा से विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला मानते हैं |!” अपने प्रत्येक भाष्य ग्रन्थ के आरम्भ 
में उन्होंने भाष्य के अन्तगेत समस्त ग्रन्थ के प्रयोजन (उद्देश्य) की मीमांसा की है । 
इस प्रकार हम जीवन में सर्वत्र सौद्देश्यता के दर्शन करते हैं । वस्तुतः निरुद्देध्यता 
जीवन की साथकता के विपरीत है। जीवन की गतिशीलता, उन्‍नयनता एवं अग्रसरता 
का स्रोत उसके उद्देश्यों में निहित रहता है। अतः कोई भी शोध प्रबन्ध निरुद्देश्य 
होकर उक्त सिद्धान्त का अपलाप नहीं करता है। शोध कर्त्ता की प्रवृति उद्देश्यों के 
बिता शोध-प्रवन्ध रचना में नहीं हो सकती है। वह कतिपय उद्देश्यों के आधार पर ही 
अपनी शोध प्रबन्ध रचना में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार हर शोध प्रबन्ध के अपने 
उद्देश्य होते है। अतः प्रस्तावित शोध- प्रबन्ध के उद्देश्यों की प्रस्थापना निम्नलिखित 
प्रकार से की गई है--- 

() शंकराचाय-प्रणीत मूल ग्रन्थों तथा भाष्य ग्रन्थों एवं स्तोत्र रचनाओं के 
आधार पर उनके दाशनिक विचारों का अध्ययन करना । 

(2) आचार्य शंकर के दाशनिक विचारों की पृष्ठभूमि में उतके शिक्षा दश त 
का पता लगाना । 

(3) शांकर ग्रन्थों के आधार पर शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना । 

(4) अआचाये श कर द्वारा प्रतिपादित जीवनोहेश्यों की दृष्टि से शिक्षा के 
उद्देश्यों पर विचार करना | 

(5) शांकर दर्शन में प्रतिपादित जीवनोहेश्यों की पृष्ठभूमि मे विकसित शिक्षा 
के उद्ृश्यों की प्राप्ति-हेतु शिक्षा पद्धतियों की मीमासा करना । 

(6) आचाय॑ श कर द्वारा अपने ग्रस्थों मे प्रतिपादित शिक्षक और शिक्षार्थी के 
स्वरूप की विवेचना करता । 

(7) शांकर दश न में प्रतियादित आध्यत्मिक शिक्षा की संकल्पना की 
विवेचना करना । 

(8) आचाये शकर के धामिक विचारों के आधार पर विकसित धामिक 
शिक्षा प्र विचार करना । 

(9) श कराचाये के दाश निक, धामिक, आध्यात्मिक एवं शंक्षिक विचारों 
की पृष्ठभूमि में पाठ्यक्रम पर विचार करना । 

(0) प्रचलित भारतीय तथा पाइचात्य शिक्षा-दर्श नों के सन्दर्भ में शांकर 

शिक्षा-दर्श न का सुल्यांकन करता । 


[. साण्डक्योपनिषद्‌ (शां० सम्बन्ध भाष्य) गीता प्रेस, गोरखपुर सं० 2030, 
पु० 2[। 


26 नर्तावना 


अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरण : 

प्रायः यह देखने में आता है कि दाश निक विचारक और विद्वान लेखक 
कतिपय शब्दों का प्रयोग प्रचलित अर्थों से भिन्‍न करते हैं। उनका यह प्रयोग विशिष्ट 
अर्थों में हुआ करता है। इस प्रकार के विशिष्ट अर्थ-सम्पन्न शब्दों के अर्थ जन सामान्य 
के ज्ञान की सीमा से बाहर होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को तकनीकी शब्द कहते 
हैं। आचाये शंकर ने अपने दाश निक विवेचन में अनेक प्रकार के तकनीकी छाब्दों 
का प्रयोग किया है। इन तकनीकी शब्दों की व्याख्या इस दृष्टि से अपेक्षित है कि 
आगामी पृष्ठों में की गई विवेचना को पाठकवृन्द सहज रूप में ग्रहण करने में सक्षम 
हो सकें । अतः निम्नांकित तकनीकी शब्दों का संग्रह शाॉंकर दर्शन से करके उन्हीं 
ग्रत्थों में की गई व्याख्या को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

ब्रह्म:---शांकर वेदान्त का मूल तत्व ब्रह्म हैं। वह जगत्‌ की उत्पति. स्थिति 
तथा लय का कारण है। पारमाथिक रूप में वह निर्गूण है किल्‍तु व्यावहारिक रूप में 
वही सगुण है। निर्गुण ब्रह्म को परब्रह्म और सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म अथवा ईश्वर 
भी कहा जाता है । ब्रह्म के ये दोनों भेद वास्तविक नहीं हैं। केवल मात्र इष्टिकोण 
की भिन्नता के कारण ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो शकर दश न में निर्गृणब्रह्म 
अथवा परकबह्म ही मूल सत्ता है किन्तु व्यवहार के लिये, उपासना के निमित्त वही 
सगुण ईश्वर माना जाता है यही ब्रह्म शांकर वेदान्त का सर्वोच्च तत्व है ।! 

आत्मा:--भगवान्‌ शकराचाये के अनुसार प्रमाण आदि सकल व्यवहारों 
का आश्रय आत्मा ही है। सब किसी को आत्मा के अस्तित्व में भरपुर विश्वास है, 
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि, में नहीं हूँ” । यदि आत्मा न 
होता तो सब किसी को अपने न होने में विश्वास होता, परन्तु ऐसा तो कभी होता 
ही नही । अतः आत्मा की स्वतः सिद्धि माननी ही पड़ती” है । वह आत्मा बाहर-भीतर 
विद्यमान, अजन्मा, कारण रहित, अन्तंवाह्म शुन्य, परिपृर्ण आकाश के समान सर्वंगत, 
सूक्ष्म, अचल निर्गुण, निष्कल ओर निष्क्रिय है ।॥ इसलिये शकर के अनुसार आत्मा 
इस सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त एकमात्र अखण्ड सत्ता है । वही आत्मा है, वही ब्रह्म है ॥ 
जिस प्रकार मायावछिन्न ब्रह्म 'सगुण ब्रह्म अथवा 'ईश्वर' कहलाता है, उसी प्रकार 





. डा० राममूति शर्मा--अद्वेतवेदान्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23 दरियागंज 
दिल्‍ली-6, पृ० 46 । 

2. बह्मसूत्र शाँ० भा० (--) गोविन्दमठ टेडीनीम वाराणसी प्रृ० 3 0) 

3. “माण्ड्वबोपनिपद शांकर भाष्य गीता-प्रेस गोरखपुर पृ० 9-20 । 

4. वही 


श्रस्तावना न 


आत्मा का वह चैतन्य जो अन्त: करण के द्वारा अवछिन्न होता है, 'जीव कहलाता है । 
इस प्रकार दोनों में ऐक्य होने से यही सिद्ध होता है कि आत्मा चैतन्य रूप ही है । 
जगत्‌--ब्रह्म पारमाथिक (निरपेक्ष) रूप से सत्य है किन्तु जगत्‌ व्यावहारिक 
(सापेक्ष) रूप से । जब तक हम जगत्‌ में रहकर उसके कार्यों में ही लीन रहते हैं और 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त में समर्थ नहीं होते तव तक इस जगत की सत्ता हमारे लिये बनी 
ही रहेगी परन्तु जैसे ही परम तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है वेसे ही जगत्‌ 
की सत्ता मिट जाती है अतः शांकर दर्श न में ब्रह्म कारण है और जगत उसका कारये । 
इस प्रकार ब्रह्म-जगत्‌ में कारण-कार्य का सम्बन्ध है किन्तु शकराचाय॑ कार्ये- 
कारण की अभिन्‍नता? को स्वीकार करने से एकमात्र कारणरूप ब्रह्म का ही अविनाशी 
निविकार तथा सत्य पदार्थ के रूप में प्रतिपादन करते है। इसीलिये उनके अवुसार 
इस जगत की एक कारण पूर्वकता है। जिस एक कारण से यह उत्पन्न हुआ वही 
एक तत्व परमार्थतः ब्रह्म है ।? इससे स्पष्ट हो जाता है कि शंकर व्यावहारिक इष्टि 
से जगत्‌ को सत्य मानते हैं किन्तु पारमाथिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है ।* 
अध्यास---शा री रक भाष्य के उपोद्धात में आचाये शकर ने अध्यास स्वरूप 
का निर्णय बड़ी सरल सुबोध भाषा में किया है। आचाये के शब्दों में तत्पदार्थ में 
अतद (तद्भिन्‍त) पदार्थ के स्वरूप का आरोप करना अध्यास$ कहलाता है। अर्थात 
किसी वस्तु में उससे भिन्‍न वस्तु के धर्मों (गुणों) आरोप करना अध्यास है। जैसे पुत्र 
या स्त्री से सत्कृत या तिरस्कृत होने पर जब मनुष्य अपने को सत्कृत या तिरस्क्ृत 
समझता है तब वह अपने में वाह्य धर्मों का आरोप कर रहा है। इसी प्रकार 
इन्द्रियों के धर्मों के कारण जब कोई व्यक्ति अपने को अन्धा, लंगड़ा. चलने वाला 
तथा खड़ा होने वाला समझ लेता है तब वह अपने अभ्गंतर धर्मों का आरोप करता 
है । आचार्य शकर के अनुत्तार यह अध्यास अनादि है, अनन्त है, नेसगिक है, 
मिथ्याज्ञान रूप है “कतृ व्य और भोकतृत्व का प्रवर्तक है, सब के लिये प्रत्यक्ष है ।* 
यह अध्यास ही अज्ञान है । इस अध्यास का निराकरण करने का एकमात्र उपाय 


» ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य (2-2-6-5) 

« वृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (2-5-) गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ 69 
. (छांदोयोपनिषद शाँ० भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 69 

. (ब्रह्मसूत्र, शा० भा० (उपोदधात), ठेढ़ीनीम वाराणसी पृ० 7) 

. “(ब्रह्मसूत्र शां० भा० (उपोदधात) पृ० 8) 


(आ न (५४ 5 


28 जस्तावना 


आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है।! वर्तमान मनोविज्ञान (?8४०००४) ) की भाषा में 
इसे एक तरह का बहिरारोप ([70]४०४०7) कहेंगे । 


विवर्त--शांकर वेदात्त के अनुसार एकमात्र कारण रूप ब्रह्म ही अविनाशी 
निर्विकार तथा सत्यदार्थ है। उससे उत्पन्न होने वाला यह जो जगत है, भिथ्या है, 
कल्पता मूलक है । अतः कारण (ब्रह्म) ही एक मात्र सत्य है। कार्य (जगत्‌) मिथ्या 
या अनिर्वंचनीय है। जगत माया का तो परिणाम है पर ब्रह्म का विव्त है । वेदान्त 
सार में दोनों के भेद पर प्रकाश डालते हुये कहा है “तात्विक परिवर्तत को विकार 
तथा अतात्विक परिवर्तन को विवर्त कहते है”? दही, दूध का विकार है परन्तु सर्प 
रज्जु का विवते है क्योंकि दृध और दही की सत्ता एक श्रकार की है। सर्प की सत्ता 
काल्पनिक है परन्तु रज्जु की सत्ता वास्तविक है । 


अनिर्वेचनीय (मिथ्या)--जगत्‌ के लिये शांकर दर्श न में 'अनिवेचनीय शब्द 
का प्रचलन है । इस शब्द का अर्थ है जिसका तिर्वेचत-लक्षण ठीक ढंग सेन किया जा 
सके, जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि दीपक के लाने ओर रणज्जु-ज्ञान 
के उदय होने पर सर्प-श्ञान बाधित हो जाता है किन्तु उसे असत्‌ भी नही कहा जा 
सकता, क्योंकि उस रज्जु के भय के कारण कम्प आदि की उत्पत्ति होती है। रस्सी 
को सांप समझकर ही आदमी डर के मारे भाग खड़ा होता है। अतः यह सप॑ का ज्ञान 
सद (वास्तविक) और असद्‌ (अवास्तविक) उभय विलक्षण होने से अनिवर्चनीय या 
मिथ्या कहलाता है। इस प्रकार शांकर वेदान्त में 'मिथ्या' का अर्थ असत्‌ नहीं है । 
प्रस्तुत अनिवंचनीय है । 


माया (आवरण और विक्षेप)--शांकर वेदास्त में भ्रम, अज्ञान अथवा अविद्या 
का नाम माया है। माया के दो कार्य है--आवरण और विक्षेप | आवरण का अर्थ है 
यथार्थे स्वरूप को ढक देता। विक्षेप का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर 
देना । इस प्रकार माया जगत्‌ के आधार ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप छिपा देती है ओर 
उस पर संसार का आरोपण कर ब्रह्म को जगत्‌ के रूप में अवभासित करती है । 
सृष्टि की माया की व्याख्या आचाये शकर ने दो प्रकार से की है। ईईवर के लिये 
वह केवल लीला की इच्छा है। ईश्वर उस्त माया से स्वयं प्रभावित नहीं होता 
है । सामान्य व्यक्ति जो अज्ञावी हैं उसे देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और एक ब्रह्म में 
नाना प्रकार की वस्तुओं के दर्शन करने लगते है | इस प्रकार माया सामान्य व्यक्तियों 
के लिये भ्रम का कारण होने से अज्ञान अथवा अविद्या कहलाती है। 


!,(ब्रह्मसूत्र शां० भा० पुृ०2) 
2. श्री सदानन्द-वेदान्तसार, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
964, पृ०47 


पस्तावता 23236 


सत्य--- सत्‌ वह है जो उत्तरकालीन किसी ज्ञान के द्वारा बाधित (विरुद्ध) 
न हो और 'असत्‌' वह है जी उत्तरकालीन ज्ञान के द्वारा बाधित हो। घनघोर 
अन्धाकारयुक्त रात में मार्ग में पड़ी रस्सी को देखकर सप॑ का ज्ञान होता है। 
संयोगवश हाथ में दीपक लेकर किसी पथिक के उधर से आ निकलने पर दीपक 
की सहायता से रस्सी को देखने पर ठीक रस्सी का ज्ञान होता है। यहाँ पहले का 
सर्प-ज्ञान अब रज्जु-ज्ञान के द्वारा बाधित होता है। अतः रज्जु में सर्प-ज्ञान बाधित 
होने से मिथ्या है परन्तु यदि मेंढकों कीं आवाज सुनकर हमें उनमें खाने वाले सर्प 
का ज्ञान उत्पन्न हो और उसी समय बिजली चमकने से घास में भागने वाला सांप 
दिखाई पड़े तो कहना पड़ेगा कि यह ज्ञान अबाधित (अविरुद्ध) होने से सत्य है । 
अतः वेदान्त में सत्य को “त्रिकालाबाध्य' माना जाता है अर्थात्‌ जो सभी कालों- 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में विद्यमान हो, किसी भी काल में जिसका बाध न 
हो एवं जो सर्वत्र अवस्थित हो, वह त्रिकालाबाधित सर्वानुगत सत्य है। जैसे 
5--555-0 ही होता है, किमी भी समय में एवं किसी भी देश (स्थान) विशेष 
में 5-5 न तो 9 होता है, न ], वेसे वह सर्वात्मा परमार्थ सत्य ब्रह्म भी भूत, 
भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों काल में जगत्‌ के आदि मध्य एवं अन्त में तथा सभी 
प्रदेशों में, समस्त पदार्थों में अखण्ड---एक रस अविकृत रूप से अवस्थित है। 
यदि उस परमार्थ सत्य को कोई भी व्यक्ति छोड़ना चाहे या उससे पृथक 
या विमुख होना चाहे, तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका सभी के साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध है । 
सत्तान्नयी---जगत्‌ और ब्रह्म के सम्बन्ध की व्याख्या करने में आचाय॑ शंकर 
ते तीन प्रकार की सत्ताये (अस्तित्व) स्वीकार की है--() प्रातिभासिक, (2) 
व्यावहारिक और (3) पारमाथिक । 


(4) प्रातिभासिक सत्ता--यह सत्ता वह है जो प्रतीती काल में सत्य प्रति- 
भासित हो, परन्तु पीछे बाधित हो जाये, जैसे रज्जु में सर्प और सीपी में चाँदी । 
रज्जु में होने बाला सपं ज्ञान पूृ्वंकालीन है और रज्जु-ज्ञान उत्तरकालीन है। जब 
तक रज्जु-ज्ञान नहीं होता तब तक सपं-ज्ञान बना ही रहता है। इसी प्रकार समस्त 
प्रतीतियों मे उत्पन्न ज्ञान अपने उत्तर कालीन ज्ञान से समाप्त होकर यथार्थज्ञान का 
द्वार खोलता है। यही प्रतिभासिक सत्ता कहलाती है। 


(2) व्यवहारिक सत्ता--यह वह सत्ता है जो इस जगत के समस्त व्ययहार- 
गोचर पदार्थों में रहती है। पदार्थों में पाँच धर्म दप्टिगोचर होते है--अस्ति, भाति, 
प्रिय, रूप तथा नाम । इनमें प्रथम तीन ब्रह्म में है और अन्तिम दो जगत में । 
सांसारिक पदार्थों का कोई न कोई नाम और कोई न कोई रूप है। वस्तुओं की 
सत्ता मानना व्यवहार के लिये नितान्त आवश्यक है, परन्तु ब्रह्मत्मैक्यज्ञान की 
उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है, अतः जगत्‌ एकान्‍्त सत्य नहीं है । 


30 प्रस्तावना 


व्यवहार काल में ही सत्य होने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थो की सत्ता 
व्यावहारिक है । इत समस्त पदार्थों से नितान्त विलक्षण एक अन्य पदार्थ है, जो 
शाइवत सत्य होने से व्यावहारिक सत्ता से ऊपर होता है। वही ब्रह्म है । 


(3) पारमाथिक सत्ता--यह वास्तविक सत्ता है। उपयुक्त दोनों प्रकार 
की सत्ताओं से विलक्षण एक अन्य सत्ता है जो तीनों कालों में अबाधित 
होने से शाश्वत सत्य है। वह भुत, भविष्य और वतंमान तीनों कालों में एक 
रूप रहने वाला है। वही ब्रह्म है। अतः ब्रह्म की ही सत्ता को पारमाथिक सत्ता 
कहते हैं । 


अध्ययन का परिसीमन : 


श्री बलदेव उपाध्याय के अनुसार, “आचार शंकर उच्चकोटि के प्रौढ़ दाश- 
निक थे, जगत्‌ से ममता छोड़ देने वाले सन्‍्यासी थे। लोक के निर्वाह के लिये 
नितान्त व्यवहार कुशल पण्डित थे, कविता के द्वारा रसिकों के हृदय में आनन्द- 
स्त्रोत बहाने वाले भावुक कवि थे। भगवती ललिता के परम उपासक सिद्धजन थे। 
वह युगान्तरकारी सिद्ध पुरुष थे। उन्हें साक्षात भगवान्‌ शंकर का अवतार माना 
जाता है। वह भगवान्‌ की सतत्‌ दीप्तिमान्‌ दिव्य विभूति हैं! इसीलिए उनकी 
आभा शताब्दियों के बीतने पर भी उसी प्रकार प्रद्योतित हो रही है ।! इस उक्ति 
में आचाय॑ शंकर के बहुमुखी प्रतिभावान्‌ व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। उनके 
महान्‌ कृत्तित्व में उनका विराट व्यक्तित्व झांकता है। जीवन की सर्वागीण व्याख्या 
उनके दाशनिक विचारों में निहित है। उन्होंने अपने अमर सिद्धान्त--'अद्दै तवाद! 
की मीमांसा अपने जीवन-कार्यों के रूप में प्रस्तुत की है। अतः डा० राधाकृष्णन 
के शब्दों में, “एक दार्शनिक तथा ताकिक के रूप में सर्वश्रेष्ठ, शान्‍्त निर्णय तक 
पहुँचने में तथा व्यापक सहिष्णुता में एक मनुष्य के रूप में महान्‌ शंकर ने हमें 
सत्य से प्रेम करने, तक का आदर करने तथा जीवन के प्रयोजन को जानने की 
शिक्षा दी ।--'*- वे कोई स्वप्नदर्शी आदर्शवादी नहीं थे, वरन्‌ एक कमंवीर 
कल्पनाविहारी व्यक्ति थे। दार्शनिक होने के साथ-साथ वे एक कमंवीर पुरुष थे, 
जिसे हम विस्तृत अर्थों में एक सामाजिक आदर्शवादी कह॒ सकते है।”* इस 
प्रकार आचाय॑ शंकर का व्यक्तित्व सागर जैसा गम्भीर तथा हिमालय जैसा ऊँचा 


बा 


है। उसमें नाना प्रकार के रत्न, बहु-मुल्य पदार्थ एवं सारभूत वस्तु के रूप में 





!. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ संख्या 336. 

2. डा० सर्वेपल्ली राधाकृष्णन्‌ -भारतीय दर्शन भाग 2, राजपाल एण्ड संस, 
कश्मीरो गेट, दिल्‍्ली-6, पृष्ठ संख्या 660. 


अस्तावता जर 


चिन्तव-मनन तथा विचार की उपलब्धि होती है। जीवन का हर पक्ष अपनी व्याख्या 
उनके सिद्धान्त में प्राप्त करता हुआ दृष्टिगोचर होता है, किन्तु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 
में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उनके शैक्षिक विचारों तक सीमित किया गया 
है। अपने युन में वह एक महान्‌ शिक्षक तथा शिक्षाशाास्त्री के रूप में कार्यरत रहे 
हैं। उनके महान्‌ व्यक्तित्व के इसी पक्ष को प्रस्तुत करने का मुख्य लक्ष्य प्रस्तुत 
अध्ययन का है। 


जगदुगुरु शंकराचार्य ऐतिहासिक महापुरुषों में शिरोमणि हैं। अतः उनके 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जनश्वतियों का प्रचलित होना स्वाभाविक है। उनके 
सम्बन्ध में कहीं-कहठदी उनके अनुयायियों में भी एकमतता नहीं दृष्टिगोचर होती है । 
आचाय॑े शंकर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विवाद इतिहासन्नों में प्रचलित है। 
प्रस्तुत शोबप्रबन्ध में उपग्रु कत विवादों, मतभेदों तथा मववेभित्य के निराकरण के 
लिए प्रयास नहीं किया गया है। उनके सम्बन्ध में बहु-प्रचलित म्तों को आधार 
मानकर गोध-प्रबन्ध में यथास्थान उन्हें रखने का प्रथास किया गया है। यहाँ पर 
यह उल्लेखनीय है कि शोध-प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य है--शंकराचार्य के शिक्षा-दर्शन 
की समीक्षा करना । इसीलिए शोधकर्त्ता ने शंकराचार्य के ऐतिहासिक परीक्षण को 
अनावश्यक एवं प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की विपयवस्तु से भिन्‍न तथा अनुपयोगी मानते 
हुए अपनी विवेचना को उपयु कत विवादों के निराकरण से मुक्त रखा है । 


आद्य जगदगुरु शंकराचार्य की शिष्य परम्परा आजतक प्रचलित है। उनके 
द्वारा स्थापित चारों पीठों के अध्यक्ष आज भी “ ंकराचार्य' से नाम से अभिहित 
होते है । अत: आदि शंकराचार्य--प्रणीत ग्रन्थों का निणय करना एक विषम पहेली 
है। श्री बलदेव उपाध्याय के अनुसार “यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्होंने 
(आचाय॑ शंकर) कितने तथा किन-कित ग्रन्थों की रचना की थी। शंकराचार्य की 
कृति के रूप में दो सौं से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं।! इस कारण प्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध में विवेचना को हशंकर-प्रणीत बहुमान्य ग्रन्थों तक सीमित रखा गया 
है । अधिकांश विद्वानू जिन ग्रन्थों को असन्दिग्ध रूप से आचार्य शंकर की कृति 
के रूप में स्वीकार करते हैं उन्ही के आधार पर शोधकर्त्ता ने अपनी मीर्मासा का 
विकास किया है। ग्रन्थों की प्रामाणिकता का परीक्षण करने का प्रयास नहीं किया 
गया है, केवलमात्र बहुमान्य ग्रन्थों को आधारभूत मानकर आचार्य शंकर के शैक्षिक 
विचारों की विवेचना करना शोध-प्रबन्धकार को अभीष्ट रहा है। अत: प्रस्तावित 
अध्ययन को शंकर-प्रणीत बहुमान्य ग्रन्थों तक ही सीमित रखा गया है। 


. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचाय, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहावाद, 
4963, पृष्ठ सं० 49. 


32 नस्तावना 


आचाय॑ शंकर भारतवर्ष के आध्यात्मतत्वविद्‌ मनीषियों, धर्माचार्यों तथा 
शिक्षाविदों में अग्रगण्य है। वह अद्वेत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक होने के साथ-साथ 
बैंदिक धर्म में नवीन प्राण नूतनस्फूर्ति एवं अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाले महान्‌ 
आचाय॑ है। उनके प्रकार व्यक्तित्व तथा प्रेरणादायी कृतित्व का प्रभाव देश की 
धामिक, दौक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः आचाय॑ 
बलदेव उपाध्याय के वे शब्द यहाँ उल्लेखनीय हैं, जिनमें आचार शंकर की मंगलमयी 
अवतारणा के फलस्वरूप होने वाले प्रभावों का चित्रण अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ 
है, “वैदिक धर्म का शंखनाद ऊँचे स्वर से सबंत्र होने लगा। उपनिषदों की दिव्य- 
वाणी देशभर में गंजने लगी, गीता का ज्ञान अपने विशुद्ध रूप में जनता के सामने 
आया लोगों को ज्ञान की गरिमा का परिचय मिला, धामिक आलस्य का युग 
बीता, धार्मिक उत्साह से देश का वायुमण्डल व्याप्त हो गया, धर्म के इतिहास में 
नवीन युग का आरम्भ हुआ ॥7 


इस प्रकार यह तश्य स्पष्ट है कि आचाये शंकर ने अपने व्यक्तित्व की दिव्य 
आभा से राष्ट्र के विविध क्षेत्रों की आलोक्ति किया था। अत: धर्म, संस्कृति एवं 
शिक्षा को उन्होंने अवश्य प्रभावित किया होगा । वेदान्त की शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु 
देश की चारों दिद्याओं में उनके द्वारा स्थापित पीठ इसी तथ्य की ओर इंगित करते 
हैं। इन चारों पीठों की देख-रेख में अनेक शिक्षा संस्थाओं का प्रचलन हुआ होगा 
जंसा कि आज भी शांगेरी पीठ के अधीन चलने वाले संस्कृत विद्या मन्दिर है। इसी 
प्रकार समस्त देशों में फेली हुई संस्कृत की शिक्षा-संस्थाएं किसी सीमा तक आचाये 
शंकर की शैक्षिक मान्यताओं से अवश्य प्रभावित हुई परिलक्षित होती है। प्राचीन- 
काल से ही देश में अनेक प्रकार के साधु-समाज तथा संन्यासियों के संगठन 
राष्ट्रोत्थान हैतु धर्म के प्रचार-प्रसार में कार्यरत रहे हैं, जैसा कि आज भी शंकर- 
दशन के उद्भट विद्वान्‌ तथा शंकर सम्प्रदाय के संन्‍्यासियों में शिरोमणि स्वामी 
करपात्री जी महाराज की संस्था 'धर्मंसंघ” है । इस प्रकार की अनेक धार्मिक, शैक्षिक 
एवं समाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं पर आचाये शंकर की दार्शनिक, धा्िक, 
शैक्षिक एवं आध्यात्मिक विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 


भगवान्‌ शंकराचार्य के 'शिक्षा-दर्शन का अध्ययन करते समय उपर्युक्त 
संस्थाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभाव की समीक्षा करना वांछुनीय हो जाता है किन्तु 
प्रस्तावित अध्ययन को इस प्रकार की विवेचना से मुक्त रकखा गया है। शोध- 
प्रबन्ध को शंकर शिक्षा-दर्शन के सैद्धान्तिक पक्ष तक सीमित रक्‍्खा गया है। 





!. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचायं, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहबाद, 
963 पृष्ठ सं० 4. 


अस्तावना 33 


उसके व्यावहारिक पक्ष की विवेचना को शोध प्रबन्ध की सीमा से वाहर खखा 
गया है । 

जगद्गुरु आचारये गंकर के अद्वतवाद के विरोध में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
निम्बार्काचाय तथा वललभाचाय आदि वेष्णव आचार्यो ने क्रमशः अपने नए मतों-- 
विभिष्टाह्तवाद, द्वेतवाद तथा बुद्धादेतवाद की स्थापना की थी। इन वेष्णव 
आचार्यों की स्थापता का आधार भगवान्‌ शंकराचाय की भक्ति औपनिपद दर्शन 
रहा है। इस प्रकार शंकराचार्य सहित उपयुक्त रामानुजाचार्य आदि सभी आचार्य 
अपने युग के महान्‌ शिक्षक तथा उच्चकोटि के शिक्षाविद रहे हैं। अतः आचारय॑ 
शंकर तथा अन्य रामानुजाचाये आदि के शैक्षिक दार्शनिक विचारों का तुलनात्मक 
अध्ययन इस क्षेत्र में शोधकर्त्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है, किन्तु झोध-प्रवन्ध 
के कलेवर की अनावश्यक वृद्धि के निराकरण के लिए यह आवश्यक समझा गया 
है कि प्रस्तावित जोव-प्रवन्ध को इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से मुक्त रक्‍्खा 
जाये । 

आधुनिक युग में भारतीय तथा पाइचात्य शिक्षागास्त्रियों में ऐसे बहुत से 
मतीषी है जिनके साथ आचाये शंकर के शिक्षा-दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा 
शिक्षा के क्षेत्र में शोब-कार्य हेतु नए आयामों की सजना की जा सकती है। भारत- 
वर्ष के आधुनिक युग के प्रसिद्ध शिक्षाणास्त्री स्वामी विवेकाननद, अरविन्द घोष, 
रवीन्द्रनाथ टेगोर तथा महात्मा गाँधी आदि के नाम इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय 
है कि इन सभी शिक्षाविदों के शैक्षिक विचारों को वेदान्त के शिक्षा-दर्शन ने बहुत 
टूर तक प्रभावित किया द्रै। अतः आचाये शफ़र की इनके साथ तुलना करने से 
शिक्षा के गोब-क्षेत्र में नई स्थापनाओं की सम्भावना बढ जाती है। इसी प्रकार 
पावचात्य विक्षाशास्त्रियों के शैक्षिक विचारों के साथ शंकराचाय के शिक्षा-दर्शन का 
तुलनात्मक अध्ययन करना अपना महत्त्व रखता है किन्तु प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध 
को उपयुक्त तुलनात्मक अध्ययन से मुक्त रखकर आचार्य शंकर के शिक्षा-दर्गन को 
विवेचना मात्र तक ही सीमित रखा गया है। 


शोधविधि का विहड्भम शअस्तावीकरण : 


वर्तमान अध्ययन मूलरूप से शंकराचाये के ग्रन्थों के आधार पर उनके शिक्षा- 
दर्शन को सुव्यवस्थित करने और उनके दर्शन के प्रयोगात्मक आधार पर शिक्षा का 
स्वरूप, उदद बय तथा मूल्य और शिक्षा पद्धतियाँ आदि की मीमांसा प्रस्तुत करने 
हेतु सुनियोजित किया गया है। उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐतिहासिक 
अनुसन्धान विधि को अपनाया गया है। वास्तव में इस विधि का चयन विपय के 
ऐतिहासिक तत्वों के कारण किया गया है। शंकराचार्य का शिक्षा-दर्शन अतीत में 
उनके द्वारा प्रणीत ग्रत्थो, उतके जीवत-दर्शन पर आधारित अन्य लेखकों के ग्रन्थों, 


५ प्रस्तावना 


(४ 


वांच्छित शोध एवं धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षा-दर्शन की पुस्तकों में दृष्टिगोचर 
होता है । अतः इस दर्शत का शैक्षिक सन्दर्भ में सांगोपांग अध्ययन करने के लिए 
इन ग्रन्थों का अवलोकन-आलोडन-विलोडन आवश्यक समझा गया है। ये सभी 
ग्रन्थ ऐतिहासिक ख्रोतों से सम्बन्धित हैं और इन्हीं ग्रन्थों के विवेचन के आधार पर 
जगदगुरु शंकराचाय की न केवल दाशेनिक विचारधारा ही सुव्यवस्थित रूप में 
उभरकर सामने आती है, अपितु शिक्षा के उदृश्यों, पाठ्यक्रम, निर्माण, शिक्षा- 
पद्धतियों तथा शिक्षक-शिक्षा्थियों इत्यादि के सम्बन्ध में उनका मौलिक चिन्तन भी 
उभरकर सामने आता है । 

दंकराचारय प्रणीत ग्रन्थों उनसे सम्बन्धित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं तथा 
शिक्षा सम्बन्धी साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया गया है। प्रत्येक पुस्तक 
को पढ़ते समय यह ज्ञात करने का सतत्‌ प्रयास रहा है कि जगद्गुरु शकराचार्य 
जी की जीवन के सम्बन्ध में मूल धाराणाएँ क्या थीं, उनकी दाशं निक विचारधारा 
के मूलतत्व क्या थे, उनके शिक्षा-दश न की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं और शौ क्षिक 
परिप्रेक्ष्य में उनके दार्श निक चिन्तन के क्‍या निहितार्थ (इम्पलीकेशंस) थे । इसी 
सन्दर्भ में यह भी स्थिर करने का प्रयास किया गया है कि आचार शंकर के अनुसार 
शिक्षा का स्वरूप, उद्ृश्य एवं मूल्य, पद्धतियाँ तथा शिक्षक-शिक्षार्थी-सम्बन्ध आदि 
क्या होने चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी शोध का विपय रहा है कि उनकी 
आध्यात्मिक तथा धारमिक शिक्षा और वर्तमान युग के राजनीतिक एवं सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर उतके अनुसार पाठ्यक्रम की रुप-रेखा कैसी 
होनी चाहिए। अत्त में विभिन्‍न ग्रन्थों के आलोचनात्मक अध्ययन के द्वारा भारतीय 
तथा पाइचात्य शिक्षा-दश नों के सन्दर्भ में जगद्गुरु श कराचार्य की शिक्षा-पद्धति का 
मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया गया है। 

शोधकर्त्ता ने विषय की जटिलता और गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए, 
उपयु क्त स्रोतों के अतिरिक्त आद्य जगदगुरु श कराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठों 
के वर्तमान शकराचार्यो से सम्पक स्थापित कर उनका वैयक्तिक रूप से साक्षात्कार 
लेने का भरसक प्रयास किया है जिनमें सम्प्रति ज्योतिष्पीठ के जगदगुरु श कराचाये 
स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती से अमूल्य एवं महत्वपूर्ण विचार विमर्श ने अनेक 
शंकाओं का समाधान कर कुशल मार्ग दर्शन किया है। शंकर-सिद्धान्त-मर्मज्ञ, मूर्धन्य, 
सुविज्ञ, सुविख्यात विद्वान मनीषी, धर्मंसम्राट एवं युग केसरी स्वामी करपात्री जी 
महाराज के वेयक्तिक साक्षात्कार एवं उनकी सहज, सरल, सुबोध, सौहादंपूर्ण क्रपा- 
इप्टि से विषय की अनेक जटिल एवं गम्भीर समस्याओं का निराकरण हुआ है और 


कील न अत. »+ मिलग#गरनन्‍गतगए--. 





(. साक्षात्क्रार की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट--2 देखिये । 
४. साक्षात्कार की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट-] देखिये | 


अस्तावना 33 


अनेक तथ्यों का प्रकटीकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। काणी-स्थित 
सुमेरु पीठ के सम्प्रति जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी शंकरानन्द जी महाराज से अल्प- 
कालीन भेटवार्ता ने शोधकर्त्ता को विनय-वस्तु के स्पष्टीकरण से महत्वपूर्ण योग दिया 
है । डा० रामनाथ शर्मा, अध्यक्ष, दर्णनज्ञास्त्र विभाग, मेरठ कालिज के साथ समय 
समय पर शकर-दर्शन पर विचारविमर्ण ने अनेक जटिल समस्याओं का निराकरण 
कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया है । उपर्यक्त मनीपियों एवं विद्वानों से साक्षात्कार 
एवं भेटवार्ता से पूर्व ही झ्ोकर्तता ने कठिन-जटिल और विवादास्पद विपय से सम्बंधित 
तथ्यों को प्रश्नावली के रूप में क्र से तैयार कर लिया था ताकि झोध-प्रबन्ध के 
विपय से सम्बधित तथ्यों का स्पप्टीकरण सही रूप में प्रस्तुत हो सके । 


शंकर-प्रणीत ग्रन्थों के अध्ययन तथा विद्वानों के वैयक्तिक साक्षात्कार एव 
भेटवार्ताओं के अतिरिक्त वैदिक दर्शन एवं शंकर-सिद्धान्त के मर्मज्ञ, चिन्तत-मनन्‌- 
आलोडन-विलोडन कर विपय को सुग्राह्म एवं बोधगम्य करके प्रस्तुत करने में 
अहनिगरत उच्चकोटि के दार्शनिक विचारकों से पत्र व्यवहार करने की तीसरी 
प्रविधि को भी अपनाया गया है ताकि इन कतिपय विद्वानों के मौलिक एवं सारग्भित 
विचारों को लिखित रूप में प्राप्तकर प्रस्तुत झोध-प्रबन्ध में यथोचित स्थान पर 
प्रस्तुत किया जा सके । इस पत्र व्यवहार की प्रणाली के अन्तर्गत सम्प्रति पुरी के 
जगदुगुरु शंकराचार्य स्वामी निरन्जनदेदतीर्थ जी महाराज से प्राप्त महत्वपूर्ण 
विपय-सामग्री का यहाँ उल्लेख करना समीचीन है ।* 


उपयुक्त सभी स्रोतों एवं प्रविधियों से प्राप्त विपय-सामग्री को विधिवत 
व्यवस्थित करने में यह प्रयास किया गया है कि जगदगुरु शकराचार्य के दर्शन- 
सम्बस्धी मूल (सस्क्ृत) उद्धरणों को निम्न पदों मे विभाजित कर लिया जाय- 


. दाशनिक विचार | 

गल्षिक दर्शन की विशेषताएँ | 
. शिक्षा का स्वरूप | 
शिक्षा के उद्देश्य तथा मूल्य । 
. शिक्षा पद्धतियाँ । 
. शिक्षक-शिक्षार्थी-सम्बन्ध | 
7. पाठ्यक्रम ; 


नी (0 (>> +++ 


(2५ (/॥॥ 


उपयुक्त व्यवस्थित विषय-सामग्री को वैज्ञानिक, विक्षा-ज्ञास्त्रीय, दार्शनिक 
एवं शैक्षिक अनुसन्धान के सन्दर्भो में मृल्यांकित करने का प्रयास किया गया है। इस 
प्रयास के फलस्वरूप विपय-सामग्री को नौ अध्यायों मे विभाजित क्या गया है। 


(क्‍+ >--ीनन. “रनवननन-अ न -मक-++-ीजन+-+न>ल्‍लन्भ 


. देखिय परिशिप्ट--3 व 4 | 


36 अस्तावना 


प्रथम अध्याय में अध्ययत की आवश्यकता एवं महत्व, सम्बन्धित पूर्व अध्ययन, 
उद्देश्य तथा लक्ष्य का परिसीमन तथा अध्ययन-विधि का संकेत किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में शंकर-शिक्षा-दर्शन की ऐतिहासिक, धामिक, दाशनिक, संस्कृति एव 
सामाजिक पृष्ट-भूमियाँ विवेचित की गई हैं। तीसरे अध्याय में शंकराचार्य जी की 
दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख तत्वों--ब्रह्म-विचार, आत्मा का विचार, जगत का 
विचार तथा मोक्षविचार की व्याख्या की गई है। चतुर्थ अध्याय में शिक्षा का स्वरूप 
और पाँचवें अध्याय में शिक्षा के उद्देश्य तथा मृल्यांकन स्थिर किये गये है। छटा 
अध्याय शंकराचार्य की दाश निक विचारधारा के सन्दभ में जहाँ शिक्षा पद्धतियों 
का विवेचन करता है, वहाँ सातवें अध्याय में उनके शिक्षक-शिक्षार्थी-सम्बन्धी विचारों 
की मीमाँस करने का प्रयास किया गया है। आठवें अध्याय मे उनकी इस विचारधारा 
के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया ग्या 
है। अन्तिम नवें अध्याय में शंकर-शिक्षा दर्शन के मूल निष्कर्षों को प्रस्तुत किया 
गया है । 


शांकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठमूमियाँ 


गड्र: शड्भाराचार्य: सदगुरु:ः दार्वंसन्तिभः। 
सर्वेषां दाद्धूरा: सन्‍्तु सच्चिदानन्दरुपिणः ॥ 
श्रतिस्मृतिपु राणानासालयं करुणालयम्‌ । 
नसासि भगवत्पाद छडद्भारं लोकदाद्धूरम्‌ 0 
दड्भर छाड्धराचार्य केशव वादरायणम | 
सुत्रभाष्यक्ती बन्दे भगवन्तों पुनः पुनः ॥7 


शंड्राराचार्य का जीवन-परिचय : 

आदूय जगदुगुरु शंकराचार्य का जीवन-चरित्र भारतवासियों के लिए सर्देव से 
प्रेरणास्रोत रहा है। उनके जीवन का अनुसरण करके अद्यतन अगणित विद्वान 
मनीषी अपने जीवन को कतार्थ कर चुके है। प्रत्येक विद्वान, महापुरुष एवं विचारक 
के जीवन चरित्र में ऐसे बहुमूल्य ग्रुण-रत्नो का गुम्फन होता है जिनसे उनके आदशों, 
मान्यताओं तथा सिद्धान्तों का पता चलता है। आचाये शंकर की जीवन-लीला के 
अध्ययन की आधुनिक युग में कितनी उपादेयता है? इस प्रश्न का उत्तर पं० 
बलदेव उपाध्याय ने बड़े मामिक शब्दों में इस प्रकार दिया है---' “राजनीतिक आन्दोलन 
के इस युग में हम अपने धर्म संरक्षक तथा प्रतिष्ठापकों को एक प्रकार से भूलते 
चले जा रहे हैं परन्तु शंकराचाय का पावन चरित्र भुलाने की वस्तु नहीं है, वह 
निरन्तर मनन करने की चीज है। आचाय का हमारे ऊपर इतना अधिक उपकार 
है कि उनकी जयन्ती हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है, उनका चरित्र परमार्थ के मार्ग पर 
चलने वालों के लिए एक बहुमूल्य सम्बल है ।** 


!. वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 29 कल्याणसहश' 
सद्गुरु शंकराचार्य शंकर है। सच्चिदानन्द स्वरूप शंकर सबके लिये कल्याणकारी हों । 
2. श्री शंकर दिग्विजय (माधवक्रुत) के आचाय स्तवन से उद्धृत श्रुति-स्मृति 
पुराणों के स्थानभूत, करुणागार, विश्व के लिये कल्याणकारी भगबान्‌ शंकराचार्य 
को मैं प्रणाम करता हूँ । शंकर रूप मे शंकराचाय जी, विष्णु रूप ब्यास जी इन 
दोनों ब्रह्ममृत्र के प्रणेता और भाष्यकार भगशेान्‌ की में बारम्बार बन्दना करता हूँ। 
3. पंं० बलदेव उपाध्याय के “चार शब्द--श्री श कर दिग्विजय (माधवक्ृत) 
श्री श्रवण नाथ ज्ञानमन्दिर हरिद्वार, पुृ० सं० । 


38 शकर शिक्षा-दरश न की पृष्ठभूमियाँ 


अत: विषय विस्तार को दृष्टि में रखते हुए उपर्यक्त विवेचन के आधार पर 
आचार्य शंकर के प्रकाशमय एवं प्रेरणामय जीवन-चरित्र का अध्ययन शिक्षा-जगत की 
बहुमूल्य निधि होने से विचारणीय है । 

आचार शंकर का जन्म-स्थान--आचारय शकर के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
प्रायः: सभी विद्वानों में मतेक्य है कि उनका जन्म हास्य श्यामला भारत-वसुन्धरा की 
दक्षिण दिशा में स्थित केरल प्रदेश के कालटी नामक ग्राम में हुआ था | कालटी को ही 
कालडी अथवा कालादि नामों से भी उच्चारित किया जाता है। एलिस के अनुसार 
इस ग्राम का नाम कालडी है ।? यह स्थान अपनी पवित्रता, सुन्दरता, और जलवायु 
स्वच्छ होने से स्वास्थ्यकर वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। कालटी ग्राम कोचीन- 
शोरानूर रेलवे लाइन पर स्थित “आलबाई अथवा “आलुवा' रेलवे स्टेशन से लगभग 
6 मील की दूरी पर दक्षिण की ओर स्थित है। 'पेरियार' नदी की सुरम्यता से इस 
स्थान की रमणीकता और भी बढ़ गई है । आनन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ (शंकर विजय' 
में आचाय श कर के जन्म-स्थाव को चिदम्बरम माना है किन्तु डा० राधाकृष्णन के 
अनुसार “इस मत को अधिक समर्थन प्राप्त नही है |” 

आचाये श कर के जन्म-स्थान के सम्बन्ध मे एक और कहानी प्रचलित है 
जिसमें साम्प्रदायिक पक्षपात्‌ अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया है । त्रिविक्रम भट्ट ने 
अपने 'मणि मण्जरी ग्रन्थ में लिखा है कि सात्विक परिवार की एक विधवा ब्राह्मणी 
कालटी ग्राम में वराग्यमूलक जीवन व्यतीत करती हुई रहती थी। वह अपने वैराग्य 
जीवन में पथश्नष्ट हो गई और उसने गर्भ धारण करके जिस बालक को जन्म दिया, 
वह आचाय॑ शकर थे किन्तु डा० राधाकृष्णन के अनुसार “इनमे दिये गये कई तथ्य 
किवदन्ती रूप में हैं और उनके ऐतिहासिक होने में सन्देह है।** 

इस प्रकार आदय श कराचारय के जन्म-स्थांन और जन्म के सम्बन्ध में अनेक 
कहानियाँ और किवदन्तियाँ एवं मत मिलते है किन्तु निम्नलिलित आधारों पर उनका 
जन्म-स्थान कालटी ही अधिक संगत प्रतीत होता है--- 

. सारे केरल प्रदेश की यह मान्यता है कि शंकराचाय नम्बूदरी ब्राह्मण थे। 
यह कुल सदा से त्रिचुर के पास निवास कर रहा है। यह कुट्म्ब केरल प्रान्‍्त का ही 
निवासी है। अतः: आचार शंकर का केरल वासी होना स्पष्ट सिद्ध होता है । 

2. आचाय॑ शंकर ने जिस स्थान पर अपनी माता का दाह-संस्कार किया था, 
वह स्थान भी कालटी ग्राम में ही है। इस स्थान की पवित्रता को अक्षुण बनाये रखने 
के लिये श्रृंगेरी मठ की ओर से उपाय किये गये हैं । 





. शवादा ##क्रप्रद्षा। ४ 2३2० 282, 00. 933. 

2. डा० राधाकृष्णन-भारतीय दर्शन राजपाल एण्ड सन्‍्स, कश्मीरी गेट, 
दिल्‍ली-6 पृष्ठ सं० 44, पाद टिप्पणी-2 

3. वही, पाद टिप्पजी-] 


शकर दशन की पृष्ठभूमियाँ 39 

3. उत्तराखण्ड में स्थित वत॑मान श्री बद्रीनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा आचार्य 
शंकर ने की थी । इस मंदिर की इजा-व्यवस्था के लिये उन्होंने प्रधान पुजारी के रूप 
में नम्बूदरी ब्राह्मण की नियुक्ति की थी जिससे कि मंदिर का अचं॑ना-कार्य वैदिक विधि 
पूर्वक चलता रहे | तब से लेकर आज तक नस्बृदरी ब्राह्मण परिवार के प्रधान पुजारी 
ही इस मंदिर का संचालन करते आ रहे है। इससे भी आचाय॑ शंकर का केरल में 
अवत्रण होना सिद्ध होता है । 


45. साध्वमतानुयायी मणिमण्जरीकार त्रिविक्रम भट्ट ने भी शकराचार्य का 
जन्म-स्थान कालटी ही बतलाया है। 
उपयुक्त तथ्यों के आधार पर केरल-प्रदे 


शान्तगंत कालटी ग्राम का नम्बदरी 
परिवार ही शंकर जन्म- 


भूमि सिद्ध होता है। अत: आनन्द गिरि के मत को अधिकतर 
विद्वान्‌ अमान्य करते हैं। इसी प्रकार त्रि विक्रम भट्ट (मणि मञझ्जरीकार) की शंकरा- 
चाय की माता के पथ भ्रष्ट होने की मनगढ़सन्त कहाती भी नितानत असद्भधत एवं 
साम्प्रदायिक ह्वप जन्य होने से विद्वानों को स्वीकार्य नही है। भगवान्‌ शंकराचार्य का 
पावन चरित्र एवं अपनी माता के प्रति उनका पवित्र स्नेह ही उक्त आरोप का निरा- 
करण कर देता है ॥! 
अतः उपय'क्त तर्को की साज्भोपाज् मीमाँसा से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
आचाय॑े शंकर का जन्म-स्थान केरल प्रान्त का कालटी ग्राम ही है । 
दंकराचाये का आविर्भावकाल : 


जवान शकराचार्य की अवतारणा से यह भारत भूमि कब सुशोभित हुई ? 
इस सम्बन्ध से आज तक विद्वानों में मतभेद है। इसका प्रधान कारण यह है कि 
आचारय शकर ने अपने ग्रन्थों में कही भी समय का उल्लेख नहीं किया है। उनके 
अनुयायी विद्वान शिष्यों ने भी इसी परम्परा का निर्वाह किया है । अतः आचाय॑ 
शंकर के आविर्भावकाल के निर्धारण करने में अनेक मतों का उदय होना स्वाभाविक 


था। यहाँ प्रमुख मतों के आधार पर उनके स्थितिकाल का निर्णय करने का प्रयास 
किया गया है। 


प्रथणभ मत-- के रलोत्पत्ति' नामक ग्रन्थ क्के 
भावि 400 ई० है।* 
गई है । 


अनुसार आचारय॑ शंकर का आवि- 
इस भत में आचाय॑ की आयु 32 वर्ष न मानकर 38 वर्ष मानी 


द्वितीय सत--द्वारिका मठ और कॉँची के कामकोटि पीठ की गुरु परम्परा 
के अनुसार आचार्य का आविर्भाव ईस्वी पूर्व पंवम शतक प्रतीत होता है। ज्योतिष्पीठ 





।. डॉ० राममूर्ति शर्मा--श कराचार्य, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
पृष्ठ सु० 9 


2. अआधधीदा॥। 4 ग्राकादाणए एा- उप 4ा५ 0॥6 ॥509 ० ॥6 ॥005- 
78700$ 9७80/79780॥97ए8 , 2486, 282 (00. 933. 





भर श'कर शिक्षा-दश न की पृष्ठभूमियाँ 


की गुरु परम्परा से भी यही मत अभीष्ट है। आधुनिक युग में प्रसिद्ध भारतीय इति- 
हास के विद्वान प्रो० पी० एनं० ओक इसी मत की पुष्टि विभिन्न तर्को के आधार पर 
करते हैं ।* 

तृतीय मत--तेलंग का तर्क यह कि पूर्णव॑ंमन, जिसका उल्लेख ब्रह्मसूत्र पर 
किये गये शांकर भाष्य में आता है, मगध की एक बौद्ध धर्मावलम्बी राजा था तथा 
जो शंकर के समकालीन था। अतः इस विद्वान की दृष्टि में आचार्य का स्थिति- 
काल छटी शताब्दी का मध्य या अन्तिम भाग है ।* 

चतुर्थ मत--सर आर० जी० भण्डारकार की मान्यता है कि आचार्य का 
जन्म 680 ईस्वी में हुआ । वह इससे कुछ वर्ष पूर्व भी यह काल मानने को उदयत 
है । 

पंचम मत--बर्नेल तथा सिवेल के अनुसार भगवान्‌ शंकराचाय का आविर्भाव 
सातवीं शताब्दी में हुआ ।* 

षष्ठ मत--वर्तमान समय में श्रीयुत राजेन्द्र ताथ घोष महाशय ने विभिन्न 
प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शंकराचार्य 608 शकाब्द 
अथवा 686 ईस्वीं में आविर्भत हुये थे । उतके अनुसार आचाय॑ का तिरोभाव 34 वर्ष 
की आयु में हुआ था ।* 

सप्तम मत--शंकर अष्टम शताब्दी में थे, यह भी एक मत है । अध्यापक 
बेवर ने प्राचीन काल मे इस मत का समर्थन किया था । लेविस राइस ने श्ंगेरी मठ 
के गुरु परम्परा काल को एक-एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि शंकर 740 
से लेकर 767 के बीच जीवित थे ।९ 

अष्टसम मत--मैक्समुलर और प्रो० मैक्डोनल का अनुमान है कि आचार्य का 
जन्म-काल 788 दताब्दी, मृत्यु काल 820 शताब्दी है ।” वीथ भी आचार्य का जन्म- 
काल 788 ईस्वी ही स्वीकार करते है किन्तु आचारय॑ के मृत्युकाल 820 शताब्दी के 
सम्बन्ध में वह कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होते हैं। कीथ अपनी अनुमानपरक णैली के द्वारा 
820 शताब्दी को आचाय की मृत्यु अथवा संन्यास ग्रहण करने का काल स्वीकार 





!. पुरुषोत्तम नागेश ओक--'भारतीय इतिहास की भयकर भूले; कौशल पाकेट 
वक्‍स, दिल्ली-7, पृ० 90-207 । 

2. डॉ० राधक्ृष्णन्‌ भारतीय दर्श न भाग 2, पृ०440, राजपाल एण्ड सन्स, 
कश्मीरी गेट दिल्‍ली-6 । 

रे रिहएणा 0०7 6 5640 07 5द्ाशटत (६४, ९82०, 5. 

4. बनल--86फ0 7 प्ातांक्ा ९8]808789॥9; 7886 37-]]|. 
सिवेल--/ंग् ण 0ापृपरात68 7 शिक्षता897, ९३2० 77. 

>- तथा 6--कल्याण (वेदान्त अंक) गीता प्रैस गोरखपुर, सं० 939, पृ० 64] 

7. डा० राधा-कृष्णन्‌ वही, प० 440 । 


शकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 4 


करते हैं ।! डॉ० दास गुप्ता तथा अन्य अधिकांश विद्वान भी इसी मत को मानते है।* 

नवम मत--वेक्टेश्वर के अनुसार आचर्य 805 से 897 ई० तक इस भूतल 
पर 92 वर्ष पर्यन्त जीवित रहे ।* 

उपयुक्त मतों के अन्त: तथा बाह्य साक्ष्य के आधार पर आचाय॑ शंकर का 
स्थितिकाल ,88-820 ई० मानना ही संज्भधत प्रतीत होता है ।* डॉ० के० बी० 
पाठक” तथा आधुनिक युग के अनेक भारतीय एवं पाइचात्य विद्वान इसी मत के 
समर्थक है। इस प्रकार अनेक प्रमाणों के आधार पर यही निश्चित होता है कि भगवान्‌ 
शंकराचायय का अवतरण 788 ई० तथा उनका तिराभाव 820 ई० में हुआ था । 
किन्तु भविष्य पुराण आदि ग्रन्थों तथा मठों की परम्परा के आधार पर उनका आवि- 
भाव आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानता अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन-वृत्त : 

शंकराचार्य के कुछ शिष्यो” ने उनके जीवन-बृत्त सम्बन्धी घटनाओं का संग्रह 
किया है जिनमे डॉ० राधा-कृष्णन्‌? के अनुसार माधवक्ृत 'शंकर दिग्विजय' तथा आनन्द 
गिरि कृत 'शंकर विजय की मुख्यता है। अत: आचार्य शंकर सम्बन्धी जीवन चरित्रों 
के वर्णन का आधार मुख्यतः ये दो ग्रन्थ ही रहे है। शंकर नम्बदरी ब्राह्मण थे। इनके 
पूवंजों का परिवार वैदिक धर्मानुयायी लब्ध प्रतिष्ठित ब्राह्मणों का था । इनके पितामह 
विद्याधिराज!” अथवा विद्याधिप थे और पिता का नाम शिव गुरु था। इनकी माता 


8. #िलञा। 3.8. 4 प्राए0/9 ० धारक स/शदाप्रा'2, ऐहागणिव (एफ, 
7/8655, क्‍,070079, 94828 476. 
2 24858 (00969, 5.५. [#वदा 27४05०97' ५४०. ], ९82० 48, ((००॥४- 
एातए6. एमए ?7९४६, 495[, 
* कल्याण (वेदान्त अंक) गीता प्रैस गोरखपुर, सं 99, पृ० 64] 
- ० ्ी46 रि0चब] स्‍38ंध्यां० 800०9, 9]6, 782८ 5[-] 62. 
: डा० रामसूति शर्मा-श कराचार्य, साहित्य भन्‍्डार सुभाष बाजार मेरठ,पृ ० ] 


- 22/दाफांदोएओंं दावे उद्ाव/ध्वटजवा]द, 807789 87870॥ १०0ए8) 858- 
॥0 80060ए 2 ५७[]], 782८ 88-96, 


कल्याण (वेदान्त अंक) गीता प्रेस गोरखपुर पृ० €4॥। 

8. शंकर दिग्विजय (माधवक्षत्‌) श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर हरिद्वार, पृ० 8-9 
पर डा० औप्रक्ट की श कर विजयग्रन्थों की सूची दृष्टव्य । 

9. डा० राधाकृष्णनू--भारतीय दरश्श न भाग-2, पृ० 440-4 राजपाल एण्ड 
सनन्‍्स, कश्मीरी गेट दिल्‍ली, 969 । 

0., &।फक्मा (.र., ढू वद्दाएब फकरापडावा फट करवा अतादा-) 45, 0. 9 

(5, )२७६६४०॥ 786॥85) 


(0५ (2 >> (९५) 


जे 


42 शकर शिक्षा-दशंन की प्ृष्ठ-भूमियोँ 


के कई नामों का उल्लेख विभिन्न दिग्विजयों में सुभद्रा, सती, विशिष्टा और आर्याम्बा 
मिलता है किन्तु माधवक्षत 'शंकर दिग्विजय में उल्लिखित 'सती? नाम ही अधिक 
प्रामाणिक माना जाता है। आनन्दगिरि के अनुसार उनकी माता का नाम विशिष्टा 
है ।? पर्याप्त समय तक निशःसनन्‍्तान रहने से इनके पिता शिवगुरु तथा माता सती के 
द्वारा उग्र तप से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान्‌ शंकर ने शिवगुरु को एक रात्रि में 
ब्राह्मण वेज में दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया | शिव के वरदान स्वरूप पूत्र 
प्राप्त होते के कारण ही इतका नामकरण शंकर हुआ। 


आचाय॑ का शंशव : 


कुशाग्रवुद्धि बालक शकर जब परों चलने लगे तभी उन्होंने अपनी मातृभाषा 
मलयालम सीख ली* और दूसरे ही वर्ष में उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया ।* उन्होंने अपने 
पिताजी तथा माता द्वारा जो काव्य और पुराण सुने, उनको हृदयद्भम करने में उन्हें 
कठिनाई नहीं हुई ।' गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते समय बालक शंकर ने अपने गुरु 
को भी कभी कष्ट नहीं दिया ।९ उनके तीन वर्ष का होने पर उनके पिता का निधन 
हो गया । पाँच वर्ष की आयु में माता ने उनका उपनयन संस्कार कराकर उन्हे विधि- 
वत्‌ अध्ययन के लिये गुरुकुल भेजा । दो वर्ष के अन्दर ही उन्होंने अपनी विलक्षण 
प्रतिभा के बल पर समस्त वेद-शास्त्र, वेदाजड़्, दर्शन, इतिहास पुराण आदि ग्रन्थों का 
गहनतम अध्ययन करके अपनी आयु के सातवे वर्ष में सर्वशास्त्रपारज्धतता प्राप्त की ।” 
तदुपरान्त वालक शंकर अपने घर लौटकर माता की सेवा में लग गये । 


जब श कर की विद्वता तथा अध्ययन-अध्यापन-कुशलता का जन श्रृति से ज्ञान 
तत्कालीन केरल नरेश राजशेखर को हुआ तो वह स्ववं उनके पास आये और इसी 
प्रकार समय-समय पर अन्यान्य ज्ञानोपाज॑न के जिज्ञासु विद्यार्थी गण विद्वान शंकर के 
अध्यापन से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके ।१ इससे आचार्य शंकर के जन्म-जात 
शिक्षक होने का स्पष्ट आभास होता है। 


'ाााणाणणभंणााआाआअंगअ ३5 >> नल न नकल ब 





[. माधवाचार्य, श॒कर दिग्विजय (2-7]) 
2. (निर्णय सागर प्रेस आनन्दगिरि शंकर विजय पृ० 9) 
3. (श्री शंकरदिग्विजय-माधवकृत) 4-] पृष्ठ सं० 9, श्री श्रवणनाथ ज्ञान- 
मन्दिर, हरिद्वार । 
4, 5. वही 4-2, पृष्ठ 92, 
6. वही---4-3 पृ० 92 
7. वही 5-] पृष्ठ 30 
8. वही 5-32 पृष्ठ 37। 


शंकर शिक्षा-दरशंत की पृष्ठ-भूमियाँ 43 


शकर को अपनी माता से अनन्य स्नेह था। वह उनकी प्रसन्तता के लिये 
सदेव प्रत्यन्नशील रहते थे । माता ने जब उनके पाणि-ग्रहण की इच्छा प्रकट की तो 
शकर ने अपने संन्यास ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय प्रकट कर दिया किन्तु ममतामयी 
माँ भला ऐसा कंसे स्वीकार कर सकती थी ? विधाता के विधान को कौन बदल 
सकता है ? शकर की अवतारणा लोक-कल्याणार्थ हुई थी । अतः उनका सन्‍्यासी 
होना निश्चित ही था। एक दिन अपनी माता के साथ स्तान करते समय एक ऐसी 
घटना घटी कि माता को अपने एक मात्र स्नेह भाजन पुत्र को संन्यास की अनुमति 
देनी पडी । मकर के द्वारा श कर का पर पकड़ लिये जाने पर उनकी प्राण रक्षा के 
लिये, माता ने लोभवश श कर को सनन्‍्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी । फलतः: आठ 
वर्ष की अवस्था में बालक शंकर मानसिक रूप से सनन्‍्यासी होकर घर लौटा किन्तु 
अपने कुट॒म्बी जनों में अपनी सम्पत्ति बाँठकर तथा अपनी माता के अन्तिम सस्कार की 
प्रतिज्ञा करके विधिवत्‌ संन्यास ग्रहण करने के लिये घर से दूर चला गया । 


संन्यास की दीक्षार्े गुरु की खोज : 


दशकर को अपने अध्ययन काल में पता चला था कि कहाभाष्यकार मह॒थि 
पतञ्जलि के अवतार गोविन्द भगवत्वाद इस भूतल पर तपश्चर्या मे लीन है । उन्होंने 
मह॒षि शुकदेव के शिष्य भगवान्‌ गौडपादाचाय से दींक्षा ग्रहण की थी । इस प्रकार के 
उच्चकोटि के विद्वान गुरु गोंविन्दाचायं से विधिवत्‌ संन्यास ग्रहण कर आचाय॑ श+.र 
की प्रसन्‍तता असीम हो उठी । उन्हीं के सान्निध्य में लगभग तीन वर्ष तक रहकर शंकर 
ने उपनिपद्‌ ब्रह्म सूत्र तथा अन्य वेद शास्त्र आदि का विधिवत्‌ अध्ययन किया । गुरु 
ने शिप्य की विलक्षण प्रतिभा से प्रवावित होकर उन्हें काशी जाकर बद्वेत वेदान्त का 
प्रचार-प्रसार करने की आज्ञा दी । 


काशी में शंकराचार्य का प्रवास : 


काशी-स्थित मणिकणिकाघाट पर अढ्व त तत्व का उपदेश गुरु की आज्ञानुसार 
आचार्य शंकर ने करना आरम्भ कर दिया। काशीवास में ही प्रथम शिष्य के रूप में 
सनन्दन को दीक्षा दी। एक दिन स्तानार्थ गगातट पर जाते समय एक चार कुत्ते 
वाले चाण्डाल को देखकर उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहने पर उसने कहा कि 
अद्वत आत्मा में भेद की कल्पना करने वाला व्यक्ति वैदिक धर्म की रक्षा तथा 
अद्वत सिद्धान्त का प्रतिपादत किस प्रकार कर सकता है। अतः तुम्हारा संन्यास 
तथा ज्ञान अपूर्ण एवं निष्फल है। चाण्डाल के इन शब्दों को सुनकर आचार्य 


यि2नओनननीननटय शा 


।. श्री शंकर दिगििजय (माववकृत) -4-!, श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर हरिद्वार, 
पृ० सं० 3-]4. 


44 शंकर शिक्षा-दर्शन की प्रष्ठभूमियाँ 


आइचर्यान्वित होकर शीघ्र अपनी त्रुटि को अनुभव करते हुए उससे क्षमा माँगकर कहने 
लगे, “जिस दृढ़ बुद्धिपुरष के लिए यह सम्पूर्ण विश्व सदा आत्मा रूप से प्रकाशित 
होता है, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच (चाण्डाल), वह वन्दनीय है। यह मेरी 
दढ निष्ठा है! इतना कहते ही शंकर को चाण्डाल के स्थान पर भगवान्‌ विश्वनाथ 
दृष्टिगोचर हुए। आचार्य शंकर को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य-श्रणयन एवं समस्त अवदिक 
मतों के खण्डन की आज्ञा देकर भगवान शंकर अदृश्य हो गये और आचाय॑े विश्व- 
नाथ भगवान्‌ की आज्ञा को शिरोधाय॑ करके बदरिकाश्रम की ओर चल पड़े । 


साष्य-प्रणघन : 


बदरिकाश्रम के उत्तर में स्थित व्यासगुहा में चार वर्षो तक वेदान्त के विद्वान 
महधियों के साथ गभ्भीर विचार-विमर्श के उपरान्त ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद्‌ 
तथा सनत्सुजातीय पर प्रामाणिक एवं विद्वतापूर्ण भाष्य ग्रन्थों की रचना आचार्य 
ने की । यही रहते हुए यह अपने शिष्यों को भाष्य ग्रन्थों का अध्यापन करते थे । 
एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण से ब्रह्मसूत्र (3-3-) के भाष्य पर प्रबल शास्त्रार्थ होने 
पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करा 
दिया । आचाय शंकर के सम्मुख अब साक्षात्‌ मह॒षि वेदव्यास भगवान्‌ उपस्थित 
थे जोकि उन्हें और 6 वर्ष की आयु प्रदान कर कुमारिल भटट तथा मण्डनमिश्र 
आदि विद्वानों से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा देकर अन्तर्ध्याव हो गये। अतः आचार 
कुमारिल भट्ट से मिलने के लिए उत्तरकाशी से प्रयाग की ओर चल दिये । 


कुमारिल भट॒ट से आचारये शंकर का सिलन : 


आचार्य शंकर और मीमांसा दर्शन के प्रख्यात विद्वान्‌ कु्माप्लि भट्ट का 
मिलन भारतीय इतिहास की अद्वितोय एवं अद्भुत घटना है। यह इतिहास की एक 
विडस्बता ही कही जायेगी कि जब भगवान्‌ शंकराचार्य कुमारिल भट॒ठ के समीप 
पहुँचे तो वे त्रिवेणी के तट पर तुषानल में अपने शरीर को दग्ध कर रहे थे। उनके 
शरोर का अधोभाग दुग्ध हो चुका था। आचाय शंकर का दर्शनकर कुमारिल 
भट्ठ प्रसन्न हुए किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें स्वयं को जलाना पड़ रहा 
था। कुमारिल को अपने बोद्ध गुरु का अपमान करने तथा ईश्वरबाद का खण्डन 
करने पर अतीवग्लानि थी। अत: वह अग्निदाह द्वारा अपनी जीवनलीला 
को समाप्त कर रहे थे। शंकराचार्य से विनम्र भाव से उन्होंने क्षमा माँगते हुए 





(. श्री शंकरदिग्विजय-(माधवक्गृत) 6-36, श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, 
हरिद्वार, १० 9. 
2. वही 6-60, पृ० 200 | 


दकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमि 45 


उन्हें माहिष्मतीपुरी के निवासी उद्भट विद्वान शिष्य मण्डनमिश्र को जास्त्रार्ष में 
परास्त कर अपना सहयोगी बनाने को कहा। 


दंकराचाय का मण्डनसिश्र के साथ शास्चन्रार्थ : 


इन्दौर रियासत में नरमंदा नदी के किनारे पर स्थित माहिष्मती नामक 
नगरी में मीमांसा दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित मण्डनमिश्र रहते थे उनकी परम विदुपी 
पत्नी अम्बा अथवा उम्बा थी जो अपने वंद॒ुष्य के कारण समाज में भारती, उभय 
भारती, शारदा के नाम से प्रसिद्ध थी। मण्डनमिश्र द्वार बन्द कर श्राद्ध कर रहे 
थे। अत: आचार्य योगबल से आकाश मार्ग का अवलम्बन कर गृह में प्रविष्ट होकर 
कहने लगे कि वेदान्त के सिद्धान्त का प्रचार करना ही मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य 
है, इसे छोडकर मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस वेद्यन्त की महिमा अलौकिक 
है । यह संसार के सन्‍्ताप को दूर करने के लिए चन्द्रमा के समान शीतल है, परन्तु 
मुझे इस बात का खेद है कि कर्ममार्ग में निरत होकर आपने इसकी अवहेलना की 
है ।! एक नवयुवक संन्‍्यासी की यह गवॉक्ति सुनकर मण्डनमिश्र' क्रीध में व्याकुल 
हो उठ और उन्होंने आचाय की चुनौती स्वीकार कर शास्त्रार्थ के लिए अपनी 
सहमती प्रकट कर दी । दोतों विद्वानों का शास्त्रार्थ मिश्र जी की पत्नी भारती की 
मध्यस्थता में प्रारम्भ हुआ। भारती ने दोनों के गले में पुष्पमालाएँ पहनाकर कहा 
कि जिसकी माला मलिन हो जायेगी, वही पराजित समझा जायेगा। शंकराचार्य 
अद्वत सिद्धान्त का मण्डन तथा मण्डनमिश्र के कर्मवाद का खण्डन कर रहे थे और 
मण्डनमिश्र कमंवाद का मण्डन तथा अद्व तवाद का खण्डन। शास्त्रार्थ चलते-चलते 
कई दिन व्यतीत हो गये । अन्ततोगत्वा मण्डनमिश्र की कण्ठमाला मलिन हो गई 
और उन्होने आचार्य का दिप्यत्व स्वीकार कर उनसे संन्यास की दीक्षा देने की 
ग्रार्थना की । 


अपने पति मण्डनमिश्र को पराजित हुआ देखकर भारती ने शंकराचार्य से 
शास्त्रार्थ में उसे परास्त कर ही विजयश्री का वरण करने को कहा । अतः आचाये 
शंकर को भारती से शास्त्रार्थ करना पड़ा। भारती द्वारा कामझास्त्र के प्रइन पूछने 
पर आचार्य शंकर ने निरुत्तर होकर उसके लिए एक मास की अवधि माँगी । 
शंकराचार्य ने तुरन्त अमरुक राजा के मृतक शरीर में योगबल से प्रवेश कर काम 
सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर अपने शरीर में प्रवेश करके भारती को शास्त्रार्थ 
में पराजित कर दिया । डा० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार अमरुक के मृत शरीर में शंकर 
के प्रवेश की कहानी यह॒ प्रकट करती है कि आचाय शकर योग-सम्बन्धी क्रियाओं 


[. श्री शंकरदिग्विजय (माधवक्कत)] 8-37, श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, 
हरिद्वार, पृू० 263-64. 


46 गंकर शिक्षा-दर्शन पृष्ठभूमिय 


में निपुण थे।! अब मण्डनमिश्र को गृहस्थ त्यागकर आचारय॑ का शिप्य बनकर 
संन्यासी-धर्म की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी । ये ही मण्डनमिश्र आगे चलकर सुरेद्वरा- 
चाय॑ के ताम से श्ूंगेरी पीठ के प्रधान आचार्य बने । 


आचार शंकर की दक्षिण यात्रा तथा मठस्थापन एवं दिग्विजय : 

मण्डनमिश्र से जास्त्रार्थ में विजयी होने के उपरान्त आचाये शंकर की 
ख्याति दूर तक फैल गई । सुरेश्वराचाय के साथ महाराष्ट्र जाकर श्रीपर्वत पर स्थित 
गैवकापालिकों के अड्डों को उन्होंने समाप्त किया। गौकर्ण क्षेत्र की यात्रा के बाद 
हरिशंकरतीर्थ क्षेत्र में जाकर फिर आचाय॑ की श्रीबलि नामक अग्रहार में एक ऐसे 
ब्राह्मण बालक से भेंट हुई जिसकी प्रतिभा नितान्‍्त सुप्तावस्था में होने से वह बालक 
पागल सा दृष्टियोचर होता था। आचार्य के सम्मुख आते ही उसकी प्रतिभा 
मुखरित हो उठी और वह हस्तामलकस्तोत्र में अपना परिचय देने लगा। शंकर ने 
उसे अपना शिष्य बनाकर उसका नाम हस्तामलक रख दिया। गोवधेनपीठ (पुरी) 
के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निरनन्‍्जनदेव तीथ के अनुसार उक्त घटना से यह 
प्रकट होता है कि आचार्य शंकर जेसा शिक्षाशास्त्री आज भी कोई नहीं है जो मूक 
बालक को बोलता सिखा दे ।! फिर आचाय॑ शंकर ने मैसूर प्रान्त मे तृंगभद्रा नदी 
के किनारे पर शझूंगेरी पीठ की स्थापना कर सुरेश्वराचायं को उस पीठ का प्रधान 
आचार्य नियुक्त किया । 


शुंगेरीपीठ में अपनी माता की रुग्णावस्था का समाचार पाकर आचार्य 
शंकर अपने जन्म-स्थान कालटी गए और वहाँ अपनी माता की भलि-भांति सेवा- 
सुश्षुपा की । उनका देहान्त होने पर अपनी पूर्व प्रतिनज्ञानुसार स्वयं उनकी अन्त्येप्टि 
की । डा० राधाकृष्णन के शब्दों में "एक करुणाजनक घटना, जिसके विषय में परम्परा 
में सब एक मत हैं, यह दर्शाती है कि शंकर का हृदय किस प्रकार मानवीय करुणा 
तथा माता-पिता की भक्ति से भरा हुआ था । संन्‍्यासाश्रम की व्यवस्था के नियमों 
को प्रकट रूप में भंग करके शंकर ते अपनी माता की अस्त्येष्टि क्रिया में पूर्णरूप 
से भाग लिया और इस प्रकार अपने समुदाय के विकट विरोध का सामना किया ।* 
तदुपरान्त आचार्य शंकर ने जगन्नाथपुरी में गोवर्धनपीठ स्थापित कर पद्मपादाचार्य 





[9 


. डा० राधाक्राणनू-भारतीय दशेन भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट, दिलली-6, प्ृ० सं० 44., 
2. परिणिष्ट-3 दृष्टव्य । 


3. डा० राधाकृष्णनू-भारतीय दर्शन भाग-2, राजपाल एण्ड सन्‍्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली-6, पृ० 44-42. 


शंकर शिक्षा-दर्शन पृष्ठभूमियाँ 47 


को उसका प्रधान आचार्य तियुक्त किया। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाते 
हुए आचाय॑ ने उज्जेन में भीषण भेरव साधना बन्द कराई। फिर गुजरात प्रवास 
में द्वारिका-स्थित पाँचरात्रों के गढ़ को ध्वस्त किया। यहाँ गारदापीठ की स्थापना 
कर हस्तामलकाचायं को इस मठ का अधिपति बनाया । पूर्व भारत की यात्रा मे 
बंगाल और आसाम में तान्त्रिक साधना के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर अवैदिक मतों 
का निराकरण क्रिया। आसाम में प्रसिद्ध शाक्त अभिनवगुप्त को ज्ञास्त्रार्थ में पराजित 
किया और बदरिकाश्नम के लिये प्रस्थान किया । यहाँ पर ज्योतिष्पीठ की स्थापना 
करके अपने शिष्य तोटकाचार्य को इसका प्रधान आचार्य नियुक्त किया। अभिनव- 
गुप्त ने अपनी पराजय से दुःखी होकर शंकर पर भयानक अभिचार का प्र्योग 
किया जिसके फलस्वरूप आचाय॑ शंकर अस्वस्थ होकर श्ंगेरीपीठ में लौट आए। 
स्वस्थ होने पर आचार्य ने कश्मीर जाकर वहाँ के शारदा मन्दिर मे प्रवेश करके 
वहाँ विद्यमान विद्वानों के सम्मुख सर्वश्पी5ठ पर अधिरोहण करके अपनी सर्वज्ञता, 
पवित्रता एवं साधना की श्रेष्ठता का परिचय दिया। 


आचाये हंकर का परसधाम गमसन : 


आचाय॑ शंकर का अन्तिम जीवन कहाँ व्यतीत हुआ ? इस विषय में विद्वान 
एकमत नहीं हैं। माधवक्ृत शंकर दिग्विजय के अनुसार काइमीर के सर्वज्ञपीठ पर 
अधिरोहण के पश्चात्‌ आचाय॑ बदरीनाथ चले गये। कुछ दिनों पश्चात दत्तात्रेय के 
आश्रम में रहकर कलाश में स्थित केदारनाथ में ही इस भौतिक जगतू को छोड़कर 
आचार्य शंकर सदेव के लिए अमर हो गये। यह मान्यता श्वंगेरी पीठानुसार 
है और अधिकांश विद्वान संन्‍्यासी इसे ही प्रामाणिक मानते है | डा० 
राधाकृष्णन ने भी केदारनाथ में ही उनकी महासमाधि लेने के मत का अनुमोदन 
किया है ।! 


केरल तथा कामकोटि पीठ की परम्परा इससे भिन्न है। केरलचरित पृष्ठ 
सं० 585 में शंकर को अपना पार्थिव गरीर केरल देश में परित्याग करने वाला 
लिखा है। कामकोटि पीठ की परम्परा के अनुसार आचार्य अपने सिद्धान्त का 
प्रचार-प्रसार एवं धर्म-रक्षण के काय को पूरा कर कांची में अपना अन्तिम जीवन 
व्यतीत करने के लिए चले आये थे। यहीं उन्होंने भौतिक जगत्‌ छोड़कर परमधाम 
गमन किया था। इस प्रकार पर्याप्त मतभेद होने पर भी इतना बहुमत से निश्चित 
है कि आचार्य शंकर 32 वर्ष की अल्पायु में भारत भूमि पर वैदिक धर्म की रक्षा 


. डा० राधाकृष्णन -भारतीय दर्शन भाग-2, राजपाल एण्ड सनन्‍्स. कद्मीरी 
गेट, दिल्‍ली-6, पृष्ठ सं० 442, 


4९ शकर शक्षा-दशन पृप्ठभूयाँ 


कर तथा इसके लिये सुन्दर व्यवस्था कर इस धराधाम से मुक्त होकर ब्रह्मलीव 


हि 
हं३ ! 


शांकर साहित्य : 

शंकराचाय के नाम से प्रचलित लगभग 280 ग्रन्थ है। इनमें आदि 
शंकराचार्य की कृतियों का निर्णय करना एक विपम पहेली है। इसके प्रधानतया 
दो कारण है। एक तो आचाय॑ द्वारा स्थापित पीठो के अध्यक्षों के ग्रन्य भी 
शंकराचार्य के नाम से लिखे गए हैं। दूसरे बाद के मठाधिपति शंकराचार्यो ने भी 
स्वयं को भगवत्पाद गोविन्दाचार्य का शिष्य अपने ग्रन्थों के अन्त मे लिखा है। अतः 
आदि जगदगुरु शंकराचायं तथा परवर्ती दंकराचार्यों की कृतियों में भेद स्थापित 
करना एक कठिन समस्या बन गई है। फिर भी शांकर साहित्य की अन्तरंग परीक्षा 
करके विद्वानों ने आदि जगदगुरु शंकराचायं की रचनाओ का पता लगाया है। 
आचाय॑ की रचना शैली नितान्‍्त प्रौढ एव अत्यन्त सुबोध है। वे सरल प्रसादमयी 
रीति के उपासक है जिसमे स्वाभाविकता ही परमभूषण है। इसी आधार पर 
आचाय॑ के ग्रन्थों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है । 

आदि शंकर की साहित्यिक क्ृतियों को निम्न चार प्रकार की श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है ।--- 

!. भाष्य ग्रन्थ, 2. स्तोत्र ग्रन्थ, 3. प्रकरण ग्रन्थ, 4. तन्त्र ग्रन्थ । 

. भाष्य प्रन्थ :--उनके भाष्य ग्रन्थ दो प्रकार के है--- 

(क) प्रस्थानत्रयी--ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ तथा गीता के भाष्य ग्रन्थ और 

(ख) इतर ग्रन्थों के भाष्य (विष्णु सहख्ननाम आदि) 

(क) प्रस्थानत्रयी के भाष्यप्रस्थ--- 

. ब्रह्मसूत्र भाष्य---आचाय शंकर की सर्वोत्कृप्ट तथा सुन्दर एवं प्रौढ रचना 
के रूप में इस भाष्य ग्रन्थ की प्रसिद्धि है। वाचस्पतिमिश्र जैसे प्रौढ़ दाशंनिक तथा 
जांकर भाष्य के प्रसिद्ध व्यास्याकार ने तो शाकर भाष्य के सम्बंध में अपने उदगारों 
में यहाँ तक कह दिया है कि यह केवल प्रसन्न, गम्भीर ही नहीं है वरन्‌ गगाजल के 
समात पवित्र है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार गलियों का जल 





!. श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
2, ० 336. 

2. वही, पृष्ठ सं० 49, 

3. डा० राममूति शर्मा-शंकराचायं, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
964, पृष्ठ संख्या 7, 


गांकर शिक्षा-दर्शन की प्र॒ष्ठभूमियाँ 49 


गंगाजल में मिलकर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार हमारी व्याख्या (भामती) भी 
इस भाष्य के संस से पवित्र हो जायेगी ।? 

2. गीता भाष्य :---विश्वविख्यात ग्रन्थ रत्न 'श्रीमद्भगवद्गीता पर आचार्य 
शंकर का भाष्य उनकी अनूठी विद्वत्ता का परिचायक है। आचाये के अनुसार गीता 
अद्वंतमूलक ज्ञानपरक ग्रन्थ है। केवल तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । 
उनके अनुसार गीता में ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष-प्राप्ति का निषेध सिद्ध है।' 


3. उपनिषद्‌ भाष्य:---आचाये के अद्वेत सिद्धान्त का प्रमुख आधार उपनिपद्‌- 
दर्शन है। उन्होंने प्रमुख |2 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है?--() ईश 
(2) केन (3) कठ (4) प्रश्न (5) मुण्डक (6) माण्डक्य (7) तेत्तिरीय (8) ऐतरय 
(9) छान्‍्दोग्य (0) वृहद्ारण्यक्ष ([) ब्वेताश्वतर (2) नृसिहतापिनी । 

इन उपनिषद्‌ भाष्यों में केनौपनिषद्‌ का वाक्य भाष्य, स्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
का भाष्य, माण्डक्योयनिषद्‌ का भाष्य तथा नूसिहृतापनीयोपनिपद्‌ का भाष्य आचायें- 
दंंकरक्ृत होने में अनेकशः विद्वानों को आपत्ति है। शेष भाष्यों को शंकरप्रणीन 
मानने में प्राय: सभी विद्वान एकमत है किल्‍्तु डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ ने उपयु क्त 2 उप- 
निषद्‌ भाष्यों को आचायक्रत स्वीकार करते हुए अथवंजिक्षा तथा अथवंशिरस के 
शांकर भाष्यों की भी चर्चा की है ॥ 

(ख) इतर ग्रन्थों प्र शांकर भाष्य :--- 

प्रस्थानत्रयी के भाष्य-ग्रन्‍्थो के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों पर भी आचारये शंकर- 
प्रणीत भाष्य उपलब्ध है किन्तु निम्नलिखित भाष्य-ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य माष्यों को 
आदय शकराचार्य की रचना स्वीकार नही किया जाता है ।* 

(() विष्णुसहु्रनाम भाष्य :--मुप्रसिद्ध विप्णुसहख्रनाम ग्रन्थ के प्रत्यक ताम 
की थुक्तियुक्त व्याख्या आचाये ने की है । 

(2) सनत्सुजातीय भाष्य :--धुवराप्ट्र के मोह के निवारण-हेतु सनत्मुजात 


लिन ओिओं?िकछिज-र “ हाजी ज 5 उन 


[, वाचस्पति मिशत्र--भामती (मंगल इलोक 6-7) निर्णय सागर, प्रेस वम्बई। 

2. श्रीमद्भगवदगीता गांकर भाष्य (उपोद्घात) गीता प्रेस गोरखपुर । 

3. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० 52 । 

4. डा० राधाकृष्णन्‌--भारतीय दर्शन, भाग-2, राजपाल एण्ड सनम, दिल्‍ली, 
पृष्ठ स 444 पर पादटिप्पणी । 

5. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचाय, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सख्या 55--56 । 


50 शकिर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 


ऋषि द्वारा प्रदत्त उपदेश का वर्णव महाभारत” में उपलब्ध होता है। अतः इसकी 
आध्यात्मिक महत्ता के कारण आचाये का इस पर भाष्य मिलता है । 


(3) ललिता त्रिशती भाष्य--इस ग्रन्थ में ललिता देवी के तीन सौ नामों का 
उल्लेख मिलता है। ललितोपासक आचार्य शंकर ने इन नामों की व्याख्या उपनिषद्‌ 
तथा तन्‍त्र ग्रन्थों के आधार पर की है । 

(4) माण्डक्यकारिका भाष्य :---भगवान्‌ शंकराचार्य के परमगुरु गौडपादाचार्य 
ने माशइब्प्रोपनियद के ऊपर कारिकाओं का प्रणयन किया था। इन्ही कारिकाओ के 
ऊपर आचार्य ने अपनी भाष्य रचना की है | 

निम्नलिखित भाष्य ग्रन्थों को आचायंकृत मानने में विद्वानों को सन्देह बना 


. कोड्रीतकि-उपनिषद्‌ भाष्य, 2. मैत्रायणीय उपनिषद्‌ भाष्य, 3. केवल्य 
उपनिषद्‌ भाष्य, 4. महानारायणोपनिषद्‌ भाष्य, 5 हस्तामलकस्तोत्र भाष्य,*? 
6. अध्यात्मपटल भाष्य,* 7. गायत्री भाष्य, 8. सन्ध्या भाष्य । 

निम्नलिखित कतिपय टीकाओं को शंकराचायं-प्रणीत माना जाता है किन्तु 
उनकी रचना दौली तथा विषय प्रतिपादन को देखकर यह मत खंडित हो जाता है*-- 
8. »पन ४-० »77--7 2, अमरुशतक टीका 3. आनन्द लहरी टीका 4. आत्मबोध 
टीका 5. उत्तरगीता टीका 6. उपदेश साहसख्री वृत्ति 7. एक इलोंक व्याख्या 8. गोपाल- 
तापनीय भाष्य 9. दक्षिणामूर्ति अष्टक टीका 0. पन्चदीपप्रकरणी टीका . पन्‍्ची- 
करण प्रक्रिया व्याख्या 2. परमहंस उपनिषद्‌ हृदय 3. पातन्जलयोग सूत्र भाष्य- 
विवरण १4. ब्रह्मगीता-टीका 5. भष्टि काव्य-टीका 6. राजयोग-भाष्य 7. लघु- 
वाक्यवृत्ति-टीका 8. ललितासहस्ननाम भाष्य 9. विजुम्भित योगसूत्र भाष्य 
20. शतइलोकी व्याख्या 2]. शाकटायन उपनिषद्‌ भाष्य 22. शिवगीता भाष्य 
23. पट्पदी टीका 24. संक्षेप शारीरिक भाष्य 25. सूत संहिता भाष्य 26. सांख्य- 
कारिका टीका | 





!. महाभारत उद्योग पर्व-(42-46) 

2. डा० राभमूति शर्मा-शंकराचार्य, साहित्य भण्डार सुभापबाजार, मेरठ, पु०2 

3. आचाय ग्रन्धावली (श्रीरज्धम्‌) 6 वाँ खण्ड, पृ० ]63-.]83 । 

4. अनन्तशयनम्‌ संस्कृत ग्रन्थावली में प्रकाशित । 

5. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य-हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० ]56--57।॥ 

0. द्रप्टव्य-महामहोपाध्याय-गोपिनाथ कविराज, जयमंगला की भूमिका, पृ० 8-9 
(कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज में प्रकाशित ) 


दांकर शिक्षा-दर्शन की प्ृप्ठभूमियाँ 


(2) स्तोत्र ग्रन्थ :-- 

आचार्य गंकर यद्यपि अद्बय निग्रुण ब्रह्म के समर्थक थे तथापि सगुण ब्रह्मो- 
पासता को व्यावहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने शिव, विष्णु, गणे 
शक्ति तथा कृष्ण आदि देवताओं की उपासना में सुन्दर स्तोत्रों का प्रणयन किया था । 
आचायं-प्रणीत इन स्तोत्रों की साहित्यिक एवं दार्शनिक दोनों दृष्टियों से ही महृत्ता 
है। नीचे जंकराचाय के नाम से विख्यात स्तोत्रों का विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है. 

4. गणेश स्तोत्र :--[) गणेश पत्चरत्न (2) गणेश भुजज्भ प्रयात (3) गणे- 
शाप्टक (4) वरद गणेशस्तोत्र । 

2. शिवस्तोत्र :--(।) शिवभुजहूु (2) शिवानन्द लहरी (3) शिवपादादि 
केगान्तस्तोत्र (4) वेदसार जिवस्तोत्र (5) जिवकेशादि पादान्त स्तोत्र (6) शिवापराध- 
क्षमायणस्तोत्र (7) सुवर्णमालास्तुति (8) दक्षिणामृति वर्णमाला (9) दक्षिणामूर्ति 
अप्टक (0) मृत्युन्जय मानसिक पूजा () जिवनामावल्यप्टक (2) शिवपंचाक्षर 
(3) उमामहेब्वर (4) दक्षिणासृि स्तोत्र (5) काल-भै रवाष्टक (6) शिव- 
पंचाक्षर नक्षत्रमाला (7) द्वादशलिगस्तोत्र (8) दशइ्लोकी स्तुति । 

3. देवीस्तोत्र :---[) सौन्दर्य लहरी (2) देवीभुजज्भः स्तोत्र (3) आनन्द 
लहरी (4) त्रिपुर सुन्दरी-वेदपाद (5) त्रिपुर सुन्दरी मानस पूजा (6) देवी चतुः- 
षप्ठयुपचार पूजा (7) त्रिपुरसुन्दयंप्टक (8) ललित पंचरत्न (9) कल्याणवृप्टिस्तव 
(30) तवरत्त मालिका () मन्‍्त्रमात्रिका पुप्पणमाला (2) गौरीदशक (3) भवानी 
भुजज्र (4) कनक धारा (5) अन्नपूर्गाष्टक (6) मीनाक्षी पच्रत्त (7) मीनाक्षी- 
स्तोत्र (8) अभ्रमराम्बाष्टकम्‌ (9) शारदा भुजद्भप्रयाताष्टक । 

4 विष्णस्तोत्र :--() कामभुजद्भ प्रयात (2) विष्णु भुजज्भ प्रयात (3) 
विष्णपादादि केशान्त (4) पाण्ड्रयाप्टक (5) अच्युताष्टक (6) क्ृष्णाप्टक (7) हरि- 
मीडेस्तोत्र (8) गोविन्दाष्टक (9) भगवन्‌-मानस-पूजा (0) जगन्‍ताथाप्टक । 

5. युगल देवता स्तोत्र :--[) अर्धनारीश्वर स्तोत्र (2) उमामहेव्वर स्तोत्र 
(3) लक्ष्मीनुसिह पन्चरत्न (4) लक्ष्मी नुसिह करुणारसस्तोत्र । 

6. नदोी-तीर्थ-स्तुति-परक-स्तोत्र :---() नर्मंदाष्टक (2) गंगाप्टक (3) यमुना- 
प्टक (4) माणकर्णिकाष्टक (5) काशीपन्चक । ह 

7. साधारण स्तोच्न :--() हनुमत्‌ पंचरत्न (2) सुब्रह्मण्य भुजज्भ (3) प्राव: 
स्मरण स्तोत्र (4) गुवष्टक । 


अन्‍क 


]. डा० राममूति शर्मा--शंकराचाय, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार 
+ हे ह 
शहर, 9064, पृष्ठ स० २२ । ह 22 “४५ कि दर 


न 


52 शाकर शिक्षा-दर्शेल की पृष्ठभूमियाँ 


गंकराचार्य के नाम से विख्यात उपयुक्त 64 स्तोत्र आचाय॑ शंकर की 
प्रकाशित रचनाओं में स्वीकार किये जाते है ।” परन्तु शंकर के नाम से प्रचलित कम 
से कम 240 स्तोत्र छुपे या हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध होते है। इन स्तोत्रों की 
बैली तथा प्रतिपाद्य विषय के अनुशीलन से ये सब आदि शंकर की रचनाएं प्रतीत 
नहीं होती हैं ।? उपयुक्त स्तोत्रों में निम्नलिखित रचनाओं को आचार की प्रख्यात 
एवं प्रामाणिक कृतियाँ माना जाता है :-- 

(!) चपंट पंजरिका या मोहमुद्गर (2) द्वादश| पंजरिका (3) पट्पदी या 
दिप्णयट्पदी (4) मनीषा पंचक (5) सोपान पंचक या उपदेश पंचक* (6) आनन्द- 
लहरी (7) गोविन्दाप्टका (8) ««- 77 * (9) दइशइ्लोकी या चिदानन्द 
दइलोकी या चिदानन्द स्तवराज (0) हरिहरमीडेस्तोत्र () शिवभुजज्ग प्रयात 
(2) सौन्दर्य लहरी । 

3. प्रकरण-पग्रस्थ :--- 

जून साधारण तक अद्वेत वेदान्त के सिद्धान्त को पहुँचाने के लिये आचाय॑ 
ने छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया था जिनमें वेदान्त विषय का वर्णन बड़ी ही 
सुन्दर भाषा में किया गया है। वेदान्त तत्व-प्रतिपादक होने से ये “प्रकरण-प्रन्थ' 
कहलाते है, जिनमें वेदान्त के साधनभूत वेराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति का तथा 
अद्वत के मूल सिद्धान्तों का बडा ही विशद विवेचन है।" ऐसे प्रकरण-पग्रन्थो की 
संख्या बहुत अधिक है किन्तु सभी को आचार्य की रचना स्वीकार नही किया जाता 
है। नीचे उन प्रकरण-पग्रन्थों की सूची दी जा रही है जिनको अधिकतर विद्वान्‌ 
आचार्य-प्रणीत मानते हैं :” 

. अपरोक्षानुभूति :---इस ग्रन्थ 
साधन तथा स्वरूप का वर्णन है । 


2. आत्मबोध :---68 इझ्लोकों में आत्मा के स्वरूप का विशद विवेचन है । 


न 


में ।44 इलोकों में अपरोक्ष अनुभव के 


किलनत-के,. 


- शंकर ग्रन्थावली---वाणी विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित । 

डा० राममूति शर्मा--श्री शंकराचार्य, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, 
मेरठ, पृ० 23] | 

वही । 

शकर ग्रन्थावली-वाणी विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित, भाग 6, पृष्ठ सं०27 
वही. भाग-8, प्र० 56-58 । 


की 


ई+ ४3 


कि 

6. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शकराचार्य॑ हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
हंठ स० 462 | 

7. वही, पृष्ठ स० ]63 से 69 द्वप्टब्य । 


शाकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 53 


3. उपदेश साहस्नी :--इस ग्रन्थ के दो भाग हैं--() गद्य-प्रबंध (2) पद्- 
प्रबध जिसमें 9 प्रकरण है । 

4. पंचीकरण प्रकरण :---इसमे पन्‍्चीकरण का गद्य में वर्णन किया गया है। 

5. प्रबोध सुधाकर :---इसमे 257 आर्याछन्द में वेदान्त तत्व का सुन्दर निरू- 
पृण किया गया है । 

6. लघुवाक्यवृत्ति :---8 अनुष्टुप्‌ छन्‍्दों वाले इलोकों में जीव और ब्रह्म की 
एकता का प्रतिपादन किया गया है । 

7. वाक्यवृत्ति :--- तत्वमसि' पद के तत्‌-त्वं के वाच्याथं और लक्ष्यार्थ का 
निरूपण 5 इलोकों में किया गया है। 


8. शतइलोकी :---इस ग्रन्थ में 700 इलोको में वेदान्त सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया गया है। 


9 विवेक चूडामणि :--इसमे 58] सुन्दर इलोकों में अदबेत वेदान्त का 
बढा सुन्दर विवेचन किया गया है । 

उपयु क्त 9 प्रकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त नीचे ऐसे प्रकरण ग्रन्थों को लिखा जा 
रहा है जिनका आचायं-प्रणीत होना सन्देहास्पद है--- 


() अद्वेत पन्चरत्न (2) अद्वतानुभूति (3) अनात्म श्रीविगहंण प्रकरण 
(4) उपदेश पचक (5) एक ब्लोकी (6) कौपीन पंचक (7) जीवन्मुक्तावन्‍्द लहरी 
(8) तत्वबोब (9) तत्वोपदेश (0) धन्याप्टक () निभु गमानसपृजा (2) निर्वाण 
मन्‍जरी ([3) निर्वाण घटक (4) परापुजा (5) प्रश्नोत्तर रत्नमालिका 
(6) प्रौढानुभूति (7) ब्रह्मशानावली माला (8) ब्रह्मानुचित्तन (9) मणिरत्न- 
माला (20) मायापत्चक (2) मुमुक्षु पचक (22) योगतारावली (23) विज्ञान 
तोका (24) वेराग्य पतन्‍्चक (25) सदाचारानुसन्धान (26) स्ववेदान्तसिद्धान्तसार- 
संग्रह (27) सर्वसिद्धान्त सार संग्रह (28) स्वात्मनिरूपण (29) स्वात्म प्रकाशिका । 


उपयु क्‍त्‌ प्रकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त 43 इलोकों में निबद्ध 'वाक्यसुधा''” 
को विद्वान्‌ आचाय॑ प्रणीत नहीं मानते है। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य के नाम 
से प्रचलित 39 प्रकरण-प्रन्‍्थों में उपयु कत 9 ग्रन्थों को ही नि:सन्दिग्ध रूप से आचाय॑े 
की क्ृतियों के रूप में स्वीकार किया जाता है । 

(4) तन्त्र-ग्रन्‍्थ .* . शंकर ने अपने युग के सिद्धतान्त्रिकों में अग्नगण्य 


| श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शकराचाये, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० [63-69 । 
2. श्री बलदेव उपाध्याय-वही, प्रष्ठ स० [67. 


54 शांकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 


थे। उनकी निम्नलिखित दो रचनाएँ तान्त्रिक साहित्य की अमृल्यनिधि के रूप में 
स्वीकार की जाती हैं-- 

(4) सौन्दर्य लहरी--संस्क्ृत के स्तोत्र साहित्य में ऐसा अनुपम .ग्रल्थ मिलना 
कठिन है |? अत: कतिपय विद्वानों ने इसकी गणना आचायं-प्रणीत स्तोत्र-साहित्य 
में की है।* आचाये ने तन्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन बडी सुन्दरता से 
इस ग्रन्थ में किया है । 

(2) प्रपस्चसार--प्राचीन परम्परा तथा ऐतिहासिक अनुशीलन से यह आचाय॑ 
की तान्त्रिक कृति स्वीकार की जाती है । 


उपर्युक्त प्रकार के सभी ग्रन्थों के अतिरिक्त मठों की व्यवस्था हेतु आचाय॑ 
शंकर ने 'मठाम्नाय* ग्रन्थ की भी रचना की थी जिसमें चारों पीढों की पूर्णव्यवस्था 
तथा पीठों के अध्यक्षों के लिए 'महानुशासन' का विधान लिखा हुआ है। 


शंकराचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का घुल्यांकन : 

आचाय॑ शंकर के जीवन-चरित्र के साड्रोपाजड्भु अध्ययत एवं मनन करने 
पर उनका महान्‌ व्यक्तित्व, प्रतिभाषृर्ण पान्डित्य, उदात्त चरित्र तथा अप्रतिम 
काव्य प्रतिभा का भव्यरूप अद्वितीय एवं असामान्य तथा असाधारण रूप में आलोचकों 
के समक्ष स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। आचाय का मानव-जीवन आदर्श सम्पन्न 
था। गुरु तथा माता की उत्कट भक्ति, शिष्यों पर अनुपम प्रेम, भक्तों के प्रति असीम 
दयाभाव, शत्रुओं के प्रति अहँतुकी क्षमा-भावता और अप्रतिशोध का दृष्टिकोण 
आदि अनेक सदगुणों का परस्पर सामज्जस्य उनके चरित्र में सबंत्र पाया जाता है। 
उनकी मानसिक शक्ति अपूर्व थी। मानव मस्तिष्क तथा हृदय का अपूर्व मिश्रण 
उनमें मिलता है। वस्तुतः आचाय शंकर का बौद्धिक विकास चरमसीमा पर होते 
हुए भी उसमें मृदुल हृदय का सामझञ्जस्य पदे-पदे परिलक्षित होता है। जितना 
विकास मस्तिप्क का मिलता है, उतनी ही हृदय की अभिव्यक्ति भी मिलती है। 


. श्री बलदेव उपाध्याय श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी--एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ स० 69 द्र॒ष्टव्य । 
2. वही, प्रृष्ठ सं० 69. 
3. डा० राममृति -न----१- 5 ,,साहित्य भण्डार, सुभाप बाजार, मेरठ 
शहर, पृष्ठ सं० 23 दुष्टव्य । 
4. सौभाग्य विशेषांक--शंकराचाय, मानव कल्याण आश्रम, कतखल, हरिद्वार, 
पृष्ठ सं० 6 दृष्टव्य । 


शाकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 39 


उनके विपय में पं> जवाहर लाल नेहरू के शब्द, “वह मस्तिष्क तथा वुद्धि एवं तके 
के धती थे |! उपयु क्‍्त विवेचना की पुष्टि करते है। 


शंकराचार्य केवल दाशनिकों के हीं शिरोमणि नहीं है प्रत्युत उनकी गणना 
संसार के उन विचारकों में की जाती है जिन्होंने अपने विचारों से मानव चिन्तन 
में एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात किया । वह वस्तुतः दर्शन-जगत्‌ के सूर्य हैं। उनकी 
दार्शनिकता, विद्वत्ता तथा पांडित्य का पता उनके ग्रन्थों से चलता है। अतः उनके 
सम्बन्ध में माधवाचार्य (4वीं शताब्दी) के ये शब्द उल्लेखनीय है कि शंकराचार्य 
जैसे महान्‌ दाशशनिक के महृत्वांकन में वह उसी प्रकार हास्य के पात्र बन जाते हैं 
जिस प्रकार कि बालक अपने हाथों से चन्द्रमा के पकड़ने का उदयोगकर उपहासास्पद 
बनता है ।* उन्होंने प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता) जेसे कठिन तथा 
दुरुह अध्यात्म ग्रन्थों का अभिप्राय: अपने भाष्य ग्रन्थों में इतनी सरलता तथा सुगमता 
से समझाया है कि इसका पता विज्ञपाठकों को पदे-पदे शिक्षा एवं प्रेरणाप्रद प्रतीत 
होता है। उतकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर अद्वत वेदान्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
मधुसूदन सरस्वती (6वी शताब्दी) ने यहाँ तक कहा हैं कि में उन व्यास की 
स्तुति नहीं करता जो सूत्रों के द्वारा भी वेदान्त के समग्र तात्पये को ग्रथित नहीं 
कर सके। इसलिए सूत्रों के बिना ही जिन्होंने वेदान्त के सफल तात्पये को (अपने 
भाष्य ग्रन्थों मे) ग्रथित कर दिया, ऐसे शंकराचाय॑ और सुरेश्वर को में नमस्कार 
करता हूँ ।* 


उनके भाष्यों की भाषा नितानत रोचक, बोधगम्य तथा प्रौढ़ एवं प्रान्जल 
है। शली प्रसन्न-गम्भीर है। इन कठिन गम्भीर ग्रन्थों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी 
वाणी में की गई है कि पाठक को पता ही नहीं चलता है कि वह किसी दुरुह विषय 
का अध्ययव-विवेचन कर रहा है। वद्धीय विद्वान स्वामी प्रशानन्द सरस्वती ने उनके 
महत्व का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, “शांकर भाष्य प्रसन्न-गम्भीर है। शंकराचार्य 
का भाष्य अचल सिन्धु के समान गम्भीर, अटल पर्वत के समान अधुद्य, सूर्य के 
समान प्रोज्वल और चन्द्रमा के समान सुशीतल है ।"'*' विचार-तीक्षणता से 
शंकर साक्षात्‌ सरस्वती है। शंकर दाशविक क्षेत्र में सावंभौम सम्राट है। वह 


किया बनिकननननन ता विनानन+ अत बा 4५33)+५५+3-.->- “०.०५०-०--०+-कलललगिनन नमन पलननमजीयनन«-+क33-++»नननमन-न-+-म 


., ((#छाएडएछ रण #का्रव आाड।ए7-न्‍षितााफ वे. 7..,.. 5प09 7]80७ 
,0700॥, ४४. (. 7., 70928 28. 

2. शंकर दिग्विजय -2 श्रवणनाथ मन्दिर हरिद्वार । 

3. मधुसूदन सरस्वती, सिद्धान्त बिन्दु-अच्युतग्रंथमाला काशी--0पठ सं० 247. 


56 शकर शिक्षा-दर्शेन की पृष्ठभूमियाँ 
चिन्‍्ताराज्य के चक्रवर्ती और मनीषा में नहा घिन्दण है ।? 

उनका ज्ञान बड़ा ही व्यापक था। वह केवल वेदिक धर्म के मूल ग्रंथों तक 
ही सीमित न था, प्रत्युत्‌ उसकी परिधि पर्याप्त विस्तृत थी। जिन मतों, सिद्धान्तों 
तथा सम्प्रदायों का निराकरण उन्होंने किया है, उनकी जानकारी उन्हें विशेष कु 
से थी । बौद्ध, जैन, पाँचरात्र तथा पाशुपत, संख्य, न्‍्याय-वेशेषिक पा मीमांसा 
आदि श्ञास्त्रों में उनके निष्णात ज्ञान की अबाब गति की प्रतीति होती है । उनके 
सिद्धान्त अह तवाद में अपूर्व समन्वय के दर्शन होते है। वस्तुत: शंकराचार्य द्वारा 
प्रतिष्ठित अक्ग त वेदान्त सिद्धान्त इतना विशाल, उदार एवं समच्वयपूर्ण है कि इस 
विलक्षण सिद्धान्त में वेष्णवों, शैवों, शाक्‍तों, मीमांसकों, विशिष्टाद्व तवादियों, द त- 
वादियों, वेदिकों, तान्त्रिकों, मान्त्रिकों--किसी भी प्रकार की आस्था, धर्म एवं क्रिया 
से सम्पन्न अन्य आगामी दाशनिकों के लिए भी स्थान प्राप्त है ।* 

शंकराचाय भारतीय दार्शनिकों के मुकुटमणि हैं। जिस प्रकार कोई धनुषधारी 
अपना तीर चलाकर लक्ष्य को विद्ध कर देता है, उसी प्रकार आचाये ने अपने 
तकंरूपी तीर चलाकर विपक्षियों के मूल सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है। 
मूलसिद्धान्त के निराकरण करने में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। उस सिद्धान्त 
के खंडित होते ही उनका प्रतिपादित मत सुग्राह्म तथा मान्य हो जाता है। अतः 
अनेक आधुनिक भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने शांकर दर्शन शव उनके व्यक्तित्व 
का गुणगानत विभिन्न रूप में किया है। डा० घाटे ने शांकर अद्व तवाद को सर्वोच्च 
कहा है। उनके अनुसार शंकर जैसी मानवीय विचारों की उन्नतता अन्यत्र अलभ्य 
हैं ।* डा० दास गुप्ता के कथनानुसार शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित एवं उनके अनु- 
यायियों द्वारा विकसित दर्शन का ऐसा प्रभाव है कि जब कभी हम वेदान्त दर्शन का 
नाम लेते है तो उससे शांकर-दशेन का ही तात्पयं होता है।* डा० राधाकृष्णन 
शांकर दाशंनिक सिद्धान्त को आध्यात्मिक गाम्भीयं एवं ताकिक शक्ति मे अद्वितीय 
मानते है ।* इसी प्रकार परिचिमी विद्वान सर चाल्स॑ इलियट के अनुसार शांकर 





!, वेदान्त दर्शनेर इतिहास, राजेन्द्रगाथः घोष सम्पादित, श्री शंकरमठ 
वरिशाल प्रकाशन-प्रथम भाग, प्रृ० 83. 

2 शावीदया मांडकांत्वां, 0पक्रापधाए, 920 092० 692. 

>. जीधारट, ५. 8.--7/॥6 ॥८०६दा।व, 09286 54. 
(कि ब्वातक्षा(्। (098॥8] [73870(6, 20078) . 

4. 4088 (70968, 5. 'उ.-.वा८# 2॥॥7/0०79%9,. ५४०0!. 4, 6 
50007, ]95], 9826० 429. ((७0702० एगाएशा89 7,0760.॥) 

>. 7. रिवता॥ंत]50787--77वींध/? 2॥7४/05०9#, 7, 7४82० 657, 
[.णावता, 600 & [एणशा।. 


गंकर शिक्षा-दर्शन कीं पृष्ठभूमियाँ 57 
अद्वं तवाद स्थिरता, पूर्णता एवं गम्भीरता की दृष्टि से भारतीय दर्शन के क्षेत्र में 
प्रथमकोटि का है ।! ई० वी० एफ० टौमलिन ने शंकराचार्य के व्यक्त्त्व एवं कृतित्व 
का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि वह उन सब दाशं॑निकों में महान हैं जिन्हें 
आज परिचम में प्राप्त प्रतिप्ठा की अपेक्षा अधिक प्रतिप्ठा मिलनी चाहिए थी। 
इसी स्थल पर आगे टोमलिन का कथन है कि शांकर दर्शन की दिशा लगभग वही 
थी जिसको उत्तरकाल में आकर जमेन दाशनिक कान्‍्ट ने अपनाया ।* ब्रह्मसूत्र शांकर 
भाष्य के अनुवादक डा० थीबो का कहना है कि शंकराचार्य के धामिक वेदान्त की 
तुलना विचारों की निर्भीकता, गम्भीरता और सृक्ष्मता के क्षेत्र में न किसी शांकर 
सिद्धान्त के विरोधी वेदान्त सिद्धान्त से की जा सकती है और न किसी अवेदान्तिक 
सिद्धान्त से ।१ 

शंकराचाय के जीवन का प्रधान लक्ष्य वेदिक धर्म की प्रतिप्ठा तथा प्रचार 
था । उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व के बल पर इन समस्त अवैदिक अथवा अधंवैदिक 
ओर नापए्तिक सिद्धान्तों को जन सामान्य में अलोकप्रिय बना दिया । उनकी 
निःसारता प्रमाणित कर दी तथा वेइ-प्रतिपादय अद्वतमत का विपुल उहापोहकर 
वेदिक धर्म को तिरापद बना दिया। यही कारण है कि उन्हें साक्षात्‌ शिव का 
अवतार मानता गया है ।* अपनी विलक्षण दार्शनिक प्रतिभा के द्वारा शंकराचाय ने 
एक ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त की स्थापना की है जो न एकदम भौतिकवाद है, न कोरा 
कमंवाद और न शुष्क ज्ञानवाद |।*** “उनका अद्वतवाद भक्ति, कर्म और ज्ञान, 
स्थूल और सूक्ष्म का समनन्‍्वयभूत सिद्धान्त है ।* 

वेदिक ग्रंथ दुरह॒ तथा क्लिप्ट-संस्क्ृत प्रधान होने के कारण जनसामान्य के 
लिए उपेक्षित बने हुए थे। आचाय शंकर ने श्रूति के मृर्घस्थानीय उपनिषदों की 
विद्वदव्याख्या कर जिस साहित्य की सृजना की वह भारतीय चिरन्तन संस्कृति की 
अमूल्यनिधि है। ब्रह्मसूत्र और गीता पर उन्होंने अपने सुबोध भाष्यों का प्रणयन 
किया । वेदान्त-दर्शन के क्षेत्र में भाष्य-प्रणनन का उनका प्रयास सर्वप्रथम तथा 
सर्वोत्तम है। आज जिन रामानुज प्रभुति आचार्यों के दार्शनिक सिद्धान्तों की तुलना 


[. उाफ्रबडांडता & केप्रब/मिक्रानोंं , | आव 66070, 9885 208, 87080 ५/०४५ 
4,07307 


2. कण, मै हैं फि>मर/ा8 सारा आरेि०आशधड. [6 ९2४० 
४०0) 9888 28, 5॥#च०ग्रिडईणा 7,060०, ॥5 5०07 


3. पफाए0पा उम्राएवं४टांता (5, 8 5. एए. जुषरराए ए. 9५) 
(2४074 (87270 087. 


4. मधुसूदन सरस्वती सिद्धान्त बिन्दु, प० 3, अच्युत ग्रन्थमाला काशी, 
5. डा० राममू्ति शर्मा--शंकराचायं-साहित्य भण्डार, सुभाप बाजार, मेरठ, 
पृष्ठ सं० 6. 


58 शंकर शिक्षा-दशन की पृष्ठभूमियाँ 


शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों से की जाती है उनको भी भाष्य रचना की प्रेरणा 
आचाय॑ शंकर से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वेदान्त दर्शन के क्षेत्र में भाष्य-प्रणयन- 
परम्परा के मूल प्रवर्तक हैं। साधारण लोगों के लिए उन्होंने प्रकरण ग्रन्थों की 
रचना कर अपने सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में सरल, सरस इलोको के द्वारा 
अभिव्यक्त किया है। इतना ही नहीं, वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्तों के विपुल प्रचार 
की अभिलाषा से उन्होने अपने भाष्य ग्रन्थों पर वृत्ति तथा वातिक लिखने के लिए 
विद्वानों को प्रोत्साहित किया । शिष्यों के हृदय में उनकी प्रेरणा प्रभावशालिनी 
सिद्ध हुई। उन लोगों ने आचाय॑ से प्रेरणा ग्रहण कर जिस विपुल ग्रन्थ राशि का 
अद्वत-प्रतिपादन के लिए प्रणयन किया है, उसकी रचना की प्रेरणा का मूलस्रोत 
आचाय॑ के ग्रन्थों में प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार अद्नेतसाहित्य को जन्म देकर 
शंकर ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित 
धर्म का मर्म समझे और कोई भी अद्वेत तत्त्व के उपदेश से वन्चित न रह जाय । अत: 
न केवल वह (शंकराचाय) ब्राह्मण जाति के महान्‌ नेता है वरन्‌ वह जन भावनाओं 
को अधिगृहीत करते हुए प्रतीत होते हैं |? 


धर्म-संस्थापत कार्य को स्थायी बनाने के लिए शंकर ने संनन्‍्यासियों को 
संघबद्ध करने का इलाघनीय उद्योग किया। अपनी शिक्षा-दीक्षा, उपासना तथा 
निवृत्ति के कारण संन्‍्यासी समाज का भलीभाँति उपदेशक हो सकता। आचार्य ने 
इसीलिए उसे संघबद्ध करने का सफल प्रयास किया। वस्तुत: विरक्त पुरुष ही धर्म 
का सच्चा उपदेश दे सकता है तथा अपना जीवन बेदिक धर्म के अभ्युदय एवं विकास 
में लगा सकता है। शंकर ने इस विरक्त संन्‍्यासी वर्ग को एकत्र कर एक संघ के 
रूप में संगठित कर वेदिक धर्म के भविष्यगत कल्याण के लिए महान्‌ कार्य किया । 
संन्याप्ती संघ की स्थापना राष्ट्र एवं धर्म के हित में शंकर का अत्यन्त गौरवशाली 


कार्य है* । 


समस्त राष्ट्र की धामिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता को अक्षुण बनाये 
रखने के लिये शंकर ने देश की चारों दिशाओं में-उत्तर में ज्योतिष्पीठ, दक्षिण में श्ंगेरी 
पीठ, पूव में गोवर्धनपीठ तथा पश्चिम में शारदापीठ ये चार पीठ स्थापित किये | समस्त 
देश को धामिक दृष्टि से विभाजित कर उन्हें इन्हीं पीठों के अध्यक्षों के अधीन कर दिया 
था जिससे समस्त भारतीय जनता में सर्देव धामिक जागृति समान रूप से बनी रहे । पीठ 


4. िलाप ३. 7.. ठ[फ्राफ़छ ता क्लब मांग्रतऊ, 0प्रा/0व 28०08, 
7.0700॥, ७४. (?. . ७9. 28. 


2. श्री बलदेव उपाध्याय--.श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
द्वितीय संस्करण, पृष्ठ सं० 328. 


शंकर शिक्षा-इशन की पृष्ठभूमियों 59 


के प्रधान आचार्य अद्यपर्यन्त शंकराचार्य ही कहलाते हैं और जो कि घूम घृमकर 
लोगों में धामिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते रहे हैं। इस प्रकार उनके द्वारा 
स्थापित चारों पीठों की भूमिका धर्म संस्कृति तथा शिक्षा का प्रसार करने वाले 
विश्वविद्यालय के समान रही है। वास्तव में आचाय शंकर का यह पीठ-स्थापन-कार्ये 
जनशिक्षा की दृष्टि से विश्व-शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय एवं अन्यत्र अलप्य 
उदाहरण है । 

शकराचार्ग में पाण्डित्य के साथ-साथ कवित्व का अनुपम सम्मेलन था । 
उनकी रचनाओं और काव्यों को पढ़कर विश्वास नहीं होता कि ये किसी तर्क-निष्णात 
परम विद्वान की रचता है। उनकी कविता रस-भाव-स्तिग्धा है, वह आनन्द का 
अजख्र स्रोत है, यह उज्जवल अर्थरत्तों की मनोरम मन्जूषा है, कमनीय कल्पना की 
ऊँची उड़ान है। उसमें एक विचित्र मोहकता है, अनुपम भावकता है जिसे 
पढ़ते-पढ़ते ही मस्ती छा जाती है। पाठक को परलोक के आनन्द का आभास होने 
लगता है। काव्य में शब्द सौन्दय॑ इतना प्रभावशाली है कि शब्द-माधुये का पानकर 
चित्त अन्य विषयों से हटकर इस मनोरम काव्य प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है । 
उनके द्वारा रचित शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति आदि के स्तोत्रों में उनके अद्भुत काव्य 
सौन्दय के दर्शन होते हैं । 

आचाय॑ शंकर के रूप में हमें एक सर्वंतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व के दर्शन 
होते है। यह सब शंकराचार्य की ही प्रतिभा का फल है कि आज अद्वैत सिद्धान्त 
भारतीय जनता का व्यावहारिक धर्म वन गया है यह उनके व्यक्तित्व का साफल्य 
ही है कि दार्शनिक क्षेत्र में शांकर वेदान्त को मानवीय मस्तिष्क की महत्तम उप्ल- 
व्धियों में स्वीकार किया जाता है।! अल्पायु में ऐसा व्यापाक कार्य उनके द्वारा 
सम्पन्न करते देखकर किसको आइचर्य नहीं होगा ? अष्टम वर्ष में चारों वेदों का 
अध्ययन, द्वादशव में समग्र रूप से समस्त शास्त्रों का ज्ञान, सोलहवें वर्ष में भाष्य 
रचना और बत्तीस बषं में ब्रह्मतीवता को देखकर किसे आइचर्य नहीं होगा ? 

आचार शंकर उच्चकोटि के प्रौढ़ दाशनिक थे, जगत से ममता छोड़ देने 
वाले सन्‍्यासी थे, लोक के निर्वाह के लिए नितान्‍्त व्यवहारकुशल पंडित थे, कविता 
के द्वारा रसिकों के हृदय में आनन्द-स्रोत बहाने वाले भाव॒क कवि थे, भगवती ललिता 
के परम उपासक-सिद्ध जन थे वह युगान्तरकारी सिद्ध पुरुष थे। उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर का अवतार माना जाता है। वह भगवान्‌ की एक सतत्‌ दीप्तिमान्‌ दिव्य विभूति 
है । इसीलिये उनकी आभा शताब्दियों के बीतने पर भी उसी प्रकार प्रदयोतित हो 


नीली लि लली न 5 4 किलिललननन “कपल. डअपजमन्‍न>नरजपर, 


[., एशहग4, शी, उ#8 /20/0४०0.,/7 णी सादादा डर्वप्रत्ध/97, 79/58] 
7?7॥8/785॥87), ॉव्टाफा, वितीशा 40093॥587, 7. 45. 


60 शंकर शिक्षा-दशन की पृष्ठभ्ूमियाँ 


रही है । अत: डा० राधाकृष्णन के शब्दों में यह कहता समीचीन है, “हम शंकर के 
रूप में एक निःसद्भा तपस्वी विचारक की कल्पना कर सकते है, जो गम्भीर ध्यान मे 
मग्त होते की क्षमता रखता था और साथ ही क्रियात्मक जीवन में गम्भीर था ।* 


शांकर शिक्षा-दशन की पृष्ठभूमियोँ : 


अपने युग के महान्‌ दाशनिक, गम्भीर विचारक उच्चकोटि के धर्मंतत्ववेत्ता 
तथा युगान्तकारी शिक्षा-शास्त्री आद्य शंकराचाय की अवतारणा विश्व इतिहास की 
एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसकी प्रष्ठभूमि का विकास भारतीय इतिहास के 
गौरवमय स्वर्ण पृष्ठों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जहाँ एक ओर दर्शन, धर्म एवं 
चिन्तन को नई दिशा प्रदाव की है, वहाँ एक अत्यन्त उच्चकोटि के शिक्षा-दर्शन का 
विकास कर शिक्षा-जगत्‌ को अमूल्य निधि से परिपूर्ण कर दिया है। यह सब उनके द्वारा 
अकस्मात्‌ नहीं हुआ है, वरन्‌ इसके विकास में उन्हें एक सबल एवं प्रभावशाली 
पृष्ठभूमि का सहयोग प्राप्त होता रहा है। अतः डा० राधाकृष्णन के शंकर के सम्बंध 
में ये उद्गार उल्लेखनीय हैं--''एक प्रथम श्रेणी के रचनात्मक विचारक के रूप में 
शंकर ने अपने समय के दाशंनिक उत्तराधिकार में प्रवेश किया और अपने समय 
की विशेष आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर उसकी नये सिरे से व्याख्या की |?” 


किसी युग के कलाकार, धार्मिक तत्ववेता, दाशनिक, शिक्षाशास्त्री तथा राज- 
नीतिज्ञ अपने अतीत की पृष्ठभूमि में पुष्पित-गल्लवित होकर अवतीर्ण होते है । अतः: 
भगवान श्रीकृष्ण की अवतारणा की पृष्ठभूमि में अथर्मवृद्धि का चित्रण गीता में किया 
गया है ।$ इस प्रकार डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में यह कहना समीचीन ही है-- 
“महान्‌ विचारक सब महत्वपूर्ण युगों में प्रकट होते हैं और जहाँ वे अपने युगों की 
उपज है वहाँ वे उन युगों के निर्माणकर्ता भी हैं। उनकी प्रतिभा अपने युग के अवसर 
को पकड़ लेने की शक्ति तथा ऐसी मूक आर्काक्षाओं को जो एक दीर्घकाल से मानव- 
जाति के हृदयों में बाह्यरूप में प्रकट होने के लिए संघर्ष कर रही होती है, वाणी 
प्रदान करने में निहित रहती है |” “आचारय॑ शंकर ने वेदान्त दर्शन एवं वैदिक के 
धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु जिस शिक्षा-दर्शन की सृजना की थी उसका विकास विशिष्ट 
प्रकार की पृष्ठभूमियों में हुआ था। अत: यहाँ उन पृष्ठभूमियों की विवेचना करना 
समीचीन होगा । थे पृष्ठभूमियाँ अग्नलिखित है--- 





[. डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ू--भारतीय दर्शन भाग-2 * अजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍्ली---6 969, पृ० सं० 440. 


<. डा० राधाकृष्णन्‌ू---वही, पृष्ठ सं० 460। 
3. श्रीमद्भगवद्गीता (4-8) गीता प्रैस, गोरखपुर 
4. डॉ० राधाक्ृप्णन्‌-वही । 


शंकर शिक्षा दर्णत की पृष्ठभूमियाँ 6] 


. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
. धामिक पृष्ठभूमि 
. दाशनिक पृष्ठभूमि 
. सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 

5. सामाजिक पृष्ठभूमि 

4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि---वेदिक धर्म का बौद्ध धर्म से तथा जैन धर्म से सदा 
संघर्प होता रहा । जैन धर्म की उत्पत्ति यद्यपि बौद्ध धर्म से पूर्व हुई थी तथापि 
प्रभावशालिता एवं व्यापकता को दृष्टि से वह बौद्ध मत से पिछड़ गया था। अतः 
बेदिक धर्म का मुख्य संवर्ष बौद्ध धर्म के साथ रहा। वेंदिक धर्म के विरोध में बौद्ध 
बर्म ने श्रुति (वेद) को अप्रमाणिक घोषित कर आत्मवाद का (ज्ञानकाण्ड) खण्डन तथा 
यज्ञादि वेदिक कर्मकाण्ड का तिरस्कार किया | फलतः जनता में वेदों के प्रति घोर 
अनास्था एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न कर बौद्ध धर्म ने वेदिक धर्म के लिए ऐसी 
पुनौती उपस्थित कर दी थी कि जिसका निराकरण आवश्यक हो गया था । विक्रम 
पूर्व चतुर्थ शतक में मोयं शासन-काल में बौद्धों को राज्याश्रय प्राप्त हो जाने पर 
उनके लिये अपने मत का प्रचार करना सहज हो गया था। मौय॑ंवंश के प्रसिद्ध 
सम्राट अशोक ने अपनी विपुल राजशक्ति द्वारा इस धर्म का प्रचार-प्रसार किया। 
इस प्रकार मौण्युग में वंदिक धर्म को पददलित करने का उद्योग किया गया। 
फलत: धामिक संधर्ष के युग का यूत्रपात हुआ। मौर्योत्तर काल की प्रधान विशेषता 
इतिहासवेत्ताओं के क्षत्रनाननार भारत में बौद्धधर्म का कह्वास और सनातन वैदिक धर्म 
का पुनरुत्थान है । अशोक ने बौद्ध धर्म के आधार पर “धम्म विजय' की जिस नीति 
का अवलम्बन किया था वह कालान्तर में देश के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। अशोक के 
शासन का आधार अहिसामूलक होने पर भी उसकी सेन्‍यशक्ति के सबल होने से 
राज्यकार्य निविष्न चलता रहा किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के काल में इसी इसी 
बौद्ध नीति के कारण संन्‍्यबल के क्षीण होने पर यवनों के आक्रमणों ने अशोक के 
'अहिसा परमोधर्म: वाले सिद्धान्त को विफल बना दिया था। 

मोयं गासन के पतनोपरान्त ब्राह्मणवंशी पुप्यमित्र ने शंगगंग की द्वितीय 
शतक में स्थापना की थी। इस युग तक बौढों में नाना प्रकार के अनाचार, असदाचार 
एवं व्यभिचार घर कर गये थे। अब बौद्ध मठ पवित्रता, धामिकता तथा आध्या- 
त्मिकता के केन्द्र न रहकर ऐश्वर्यपूर्ण विलासी जीवन-यापन करने के स्थान बन गये 
थे। इसी कारण बौद्ध भिक्षुओं के प्रति सामान्य जनता की श्रद्धा का अन्त हो गया 
था । पुनः जनता वेदिक धर्म की ओर शरणापन्‍त भाव से आढक्रृष्ट होने लगी थी । 
पुष्यमित्र ने वेदिक धर्म के अतीत के गौरव की पुतः स्थापना हेतु अनेक महत्वपूर्ण 
कार्य किये। कालिदास”! की रचना 'मालविकाग्तिमित्र का नायक इसी पुष्यमित्र का 


न +२2 >> '+ 


]. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचायं, हिन्दुस्तानी एक्रेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० 26 । 


6 शंकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 


ज्येप्ठ पुत्र महाराज अग्विमित्र है । पुष्यमित्र का अपने शासनकाल में दो बार अश्वमेध 
यज्ञ कराना इतिहास सिद्ध तथ्य है यह अश्वमेध यज्ञ उस युग में बेदिक धर्म के 
पुतरुत्थान का प्रतीक था । इस प्रकार हम देखते हैं किसी युग में न केवल सामान्य 
जनता की आस्था वैदिक धर्मोन्मुख हो रही थी वरन्‌ तत्कालीन शासकवर्ग भी 
बैदिक धर्म के पुनर्जागरण में प्राण-पण से जुटा हुआ था । 

शुंगों से कुछ शताब्दियों उपरान्त कुषाण युग आता है। कुषाणवंशीय राजा 
कनिष्क बौद्ध धर्म का अक्षाधारण पक्षपाती तथा उदार प्रचारक था। उसने विश्वबौद्ध 
सम्मेलन का आयोजन कर इस धर्म का विपुल प्रचार किया। इसकी प्रतिक्रिया 
गुप्तकालीन सम्राटों मे लक्षित होती है। गुप्त सम्राटों में कुछ शव, कुछ वेप्णव और 
कुछ बौद्ध थे। यह युग भारतीय इतिहास का स्वणंयुग है। अतः कला, दर्शन, धर्म 
एवं तत्वज्ञान के इतिहास में इस युग का विशिष्ट स्थान है। वेदिक, बौद्ध एवं जैन- 
तत्वज्ञानियों के संघर्ष से अनेक प्रकार के सिद्धान्त, मत तथा सम्प्रदायों का आविर्भाव 
इस युग की ऐतिहासिक विशिष्टता हैं। बौढों में नागार्जुन, वसुबन्धु, दिद्जुनाग तथा 
धर्मकीति जैसे पंडित, बेदिकों में वात्स्यायन, उद्थयोतकर तथा प्रश्यस्तपाद आदि दिग्गज 
विद्वान और जैन मतावलम्बियों में समन्तभद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर सदृश महान्‌ 
विचा रकों की रचनाओं द्वारा इस युग (सप्तम शताब्दी) में बौद्ध धर्म एवं जैन तथा 
वेदिक धर्म के अनुयायियों में शास्त्रार्थ की परम्परा का भी आविर्भाव हुआ [! 

जैन-बौद्धों द्वारा वेदिक क्रिया कलापों एवं सिद्धान्तों के प्रति उठाई गई 
शंकाओं के समाधान के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वेदिक सिद्धान्तों की 
यथार्थता जनता को भली भाँति समझायी जाय। इसी प्रकार श्रुति (वेद) के कर्म- 
काण्ड में आपातत: जो विरोध दुष्टिगोचर होता था, उसका निराकरण किया जाय 
तथा यज्ञ-याग की उपयोगिता की ताकिक विवेचना की जाय जिससे ऐश्वर्योपभोगी 
बोद़ों से अष्ट आस्था वाली जनता का उचित पथ-प्रदर्शन किया जा सके । इस आव- 
श्यकता की पूर्ति करने का श्रेय दो वैदिक विद्वान्‌ आचार्य कुमारिल तथा जगदुगुरु 
शंकराचाय को है। भट्टाचाय कुमारिल ने बेद के प्रामाण्य को सबल युक्तियों पर 
स्थापित कर श्रुतिसमस्त कर्ंकाण्ड की उपादेयता स्पष्ट की । आचार्य कुमारिल के 
प्रयास से अवशिष्ट वेदिक ज्ञानकाण्ड के प्रमाण्य, गौरव तथा लाभकारित्व को शकरा- 
चार्य ने जनमानस में स्थापित किया । इस प्रकार इतिहासविदों की दृष्टि में 
कुमारिल ओर शंकर इसी युग की देन हैं ।* 


. डा० राम मूर्ति शर्मा--शंकराचाय -साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
पृष्ठ सं० 62 । 


2. मजमुदार आर० सी०---एनशियेन्ट इन्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस 
पृष्ठ सं० 457 । 


दंकर शिक्षा दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 63 


उपयुक्त ऐतिहासिक प्रष्ठ-मूमि में समस्त अवेदिक दर्शनों, सिद्धान्तों तथा 
सम्प्रदायों के उन्मूलन का कार्य आचार्य शंकर के सम्मुख गम्भीर चुनौती के रूप में 
था। उन्होंने एतदर्थ समस्त भारत की दिग्विजय कर तत्कालीन प्रचलित अवैदिक मतों 
का खण्डत किया और जन सामान्य को पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित करने का बीड़ा 
उठाया । इसी प्रयास के अन्तर्गत उन्होंने वेदिक-शिक्षा को चिरस्थायी बनाने के लिये 
चारपीठों की स्थापना की । यद्यपि बौद्ध विहारों तथा मठों की परम्परा अत्यन्त 
पुरानी थी तथापि शंकराचाय द्वारा स्थापित मढठों के प्रति जनता में अधिक आस्था 
होने लगी थी क्योंकि उस युग में बौद्ध मठों में विलासी जीवन-यापन करने वाले बौद्ध 
भिक्षुकों की अपेक्षा मठों में रहने वाले त्यागी-तपस्वी एवं विद्वान संन्‍्यासियों ने अपने 
आत्मबल तथा स्फृ्तिपूर्ण कार्यो से जन सामान्य की श्रद्धा-भावना को अधिक रूप में 
अजित कर लिया था। इस प्रकार आचार्य शंकर को अपने धामिक, दार्शनिक तथा 
रेक्षिक विचारों के विकास में उपयुक्त ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि से पूर्ण सहयोग प्राप्त 
हुआ था । 

2. धामिक पृष्ठ भूसि-- भगवान्‌ शंकराचार्य का अविर्भाव वैदिक धर्म की 
रक्षार्थ तथा अवेदिक मतों के निराकरण-हेतु इस भारत भूमि पर हुआ था । परम्परा- 
गत रूप में उन्हें श्री शंकर का अवतार माना जाता है जिसकी अवतारणा हिन्दू धर्म 
की सुदृढ़ता के लिये हुई थी ।! अतः भारतीय समाज में उन्हें एक उच्चकोटि के धर्मा- 
चार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। धामिक क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित मान्य- 
ताओं, आदर्शों एवं सिद्धान्तों के मान्य होने के कारण आज भी उनके चारों पीठों के 
अधिपति शंकराचार्य भारतीय समाज में पूजनीय एवं वन्दनीय हैं। वे एक ऐसे देव 
दूत की तरह थे जो मनुष्य-ममाज को धर्म के मार्ग का पथ-प्रदर्शन करने के लिये 
अवतरित हुआ था ।* उस धामिक पृष्ठ-मूमि का, जिसमें अ चाय॑ शकर का आविर्भाव 
हुआ, माधव कृत शंकर दिग्विजय में बड़ा रोचक वर्णन मिलता है शाक्‍्य (बौद्ध) 
पाशुपत, जैन, कापालिक, वेष्णव तथा अन्य दुप्ट ताकिकों से जब वैदिक मार्ग उच्छितन्न 
किया जा रहा था तब इस मार्ग की रक्षा करने के लिये संसार रूपी घोर कानन में 
विचरण करने वाले पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान्‌ शकर ने इस पृथ्वीतन पर 
अवतार धारण किया तथा अपनी लीला का विस्तार किया । 


]. शक्चआपव॥', ९ 68 326 रण पाफलाद।ों विद्या साक्षा।फ ४6५० 
3॥289970, ?. 303. 

2, डॉ० 5 ५!: ' गग-- 7रतीय दर्शन भाग-2 राजपाल एण्ड सनन्‍्स, कश्मीरी गेट, 
दिल्‍ली-6 पृ० 442 । 

3. माधवाचाय--श्री शंकर दिग्विजय, श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार, 
पृ० सं० 89॥ 


64 शंकर शिक्षा-इ्शन की पृष्ठभूमियाँ 

उरपर्यक्त तथ्यों के आधार पर स्पप्ट होता हैं कि शंकराचार्य से पूर्व भारत 
ताना प्रकार के अवैदिक मतमतान्तरों एवं सम्प्रदायों की पंक में निमग्न हो गया 
था | बैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का संघर्ष विक्रम पूर्व चतुथंशतक में मौर्यकाल में 
बौद्धों का राजाश्रय प्राप्त होने से उग्रता की ओर अग्रसर होने लगा था । फलस्वरूप 
मौर्यो के पतनोपरान्त ब्राह्ममणवंश्ी पुष्यमित्र ने शंगवंश की स्थापना कर बैदिक धर्म 
के उन्‍तयन के लिये अथक प्रयास किया शुंगों से कुछ शताब्दी पश्चात्‌ कुषाण युग 
आता है| इस काल मे पुनः बौद्ध धर्म विकसित होता प्रारम्भ हुआ जिसकी प्रति- 
क्रिया गुप्तकालीन वैष्णव नरेशो के क्रियाकलापो मे दृष्टिगोचर होती है किन्तु अभी 
तक बौद्ध धर्म का उन्मूलन नहीं हो पाया था। बौद्ध भिक्षक और प्रचारक राजाओं 
प्र अपने धर्म का प्रभाव स्थापित करने में संलग्न थे। इस प्रकार अभी तक बौद्ध 
धर्म परास्त नहीं हो पाया था । 

इस युग में नागार्जुन, वसु-बन्धु,दिज़ुनाग तथा धर्म कीति जैसे बौद्ध नैयायिक 
विद्वान भी हुये और इसी प्रका र ब्राह्मण नैयायिक्रों में वात्सायत, उद्योतकर तथा श्रस्तपाद- 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैन मतावलम्बी समन्तभद्र तथा सिद्ध सेन 
दिवाकर श्रुति (वेद) का अश्रामाण्य सिद्ध करने में जुटे हुये थे। यह बौद्धों तथा जैन 
मतावनम्बियोंकी ओरसे वेदिक धर्म के विरुद्ध युद्ध जैसा प्रयास था। अतः बेद प्रतिपादित 
वर्णाश्रम धर्म एव यज्ञ आदि कर्म की निन्‍दा करना और वंदिक सिद्धान्तो का उपहास 
करना उस युग की एक सामान्य प्रवृत्ति हो गयी थी ।* इस प्रकार की पृष्ठ-भूमि में 
ऐसा प्रयास होता स्वाभाविक ही था जिससे समस्त अवेदिक मतों का निराकरण होकर 
पुनः वैदिक धर्म के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा हो सके । आचाय कुमारिल भट्ट और 
स्वामी शंकराचार्य की अवतारणा ने इसी आवश्यकता की पूर्ति की । 


शंकराचार्य के दाशनिक सिद्धान्तों का विकास अवेदिक मतो के उच्छेद तथा 
वेदिक धर्म के स्थापन के प्रयास का फल है। एक ओर उन्हें वेदोपनिषद, प्रतिपादित 
धर्म की रक्षा करनी थी और दूसरी ओर उस समय प्रचलित समस्त वेद विरोधी 
धर्मो का खण्डन कर जन सामान्य का उद्धार करना था ।* बाण भट्ट ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे चरित्र में सप्तम शताब्दी के प्रचलित धर्मो का उल्लेख किया है । इस 
ग्रंथ के अनुसार उस काल में भागवत, कपिल, जैन, लोकायतिक (चार्वाक), काणाद, 
पो राणिक. ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन (धातुवादी), सप्तान्तव (मीमासक), वैयाकरण 


] 


बोद्ध, पान्चरात्र (वेष्णव) और औपनिषद्‌ धर्म का प्रचार था । 
उपयक्त धर्मों में औपनिषद्‌ धर्म ही पूर्णतः: वेदिक था अन्यथा सभी मत थोड़े 


49353 >मनावक ५ नाम ३७७७४ ५०००७ २४७७० धम«म+4९४३०५०० ३७ ने कम, 
कननततनन+मी ननननमन+ नमक न ननमन-म- मन ++-+3++>पन ०-० अब 


4. व 2. माधवाचाय श्री शंकर दिग्जिवय (इलोक 32-33-34-3 5-3 6-37-38- 
39-40-4-42) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर हरिद्वार, पृ० सं०] -]2-3- 
44 द्रष्टव्य । 


दांकर जिक्षा-दर्गन की पृष्ठभूमियाँ 65 


बहुत रूप में अवेदिक थे। इस प्रकार अवेदिक मतों का उस समय देश में वाहलय 
था। एक अन्य धामिक विचारधारा उस समय तनत्र के रूप में प्रचलित थी । गैब 
शाक्त, गाणपत्य, वेष्णव तथा बौद्ध आदि सभी प्रकार के तान्निक समुदाय उस समय 
प्रचलित थे। वेष्णव तन्त्र के अनुसार परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार इन 
पाँचों तत्वों को स्वीकार किया जाता है। रामानुजीय विथिप्टाह्ैतवाद का आधार 
यही वेष्णव तन्‍्त्र का सिद्धान्त है। नकुलीश द्वारा स्थापित पाशुपत मत का भी इस 
युग में प्रचार था। उग्र शैव तान्त्रिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत कापालिक मत का प्रचलन 
शंकराचारय से पूर्व था जिसका खण्डन करने में उन्होंने पर्याप्त कठिनाइयों को सहन 
किया था। प्रबोध चन्द्रोदय' के तृतीय अंक और “कपू र मजंरी” नाटिका में भैरवानन्द 
कापालिक के रूप में इस मत की उम्रता का परिचय मिलता है |? शाक्त सम्प्रदाय का 
विशेष प्रचार शंकर-पूर्व भारत की एक विशिष्टता थी। श्ाक्त-सम्प्रदाय में गक्ति देवी) 
की पूजा होती है किन्तु कालान्तर में इस उपासना में सात्विकता तिरोहित हो गई 
ओर तामसरूप का प्रावत्य हो गया। भगवान्‌ शंकराचार्य ने गाकत उपासना के 
तामस रूप का खण्डन किया और उसके सात्विक रूप की पुनः स्थापना का कार्य 
किया । 

दाकक्‍्त सम्प्रदाय की भाँति गाणपत्य सम्प्रदाय में उपासना पद्धति दृषित हो 
चुकी थी। लोलुयभक्‍तों ने उपासना में मद्य मांस का प्रयोग प्राम्भ कर दिया था । 
शंकराचार्य के समय दक्षिण की वतक्रतुण्डपुरी गाणपत्य उपासना का केन्द्र थी । 

इस प्रकार शंकराचार्य के आविर्भाव की पृष्ठ-भूमि में नाना मतो, सम्प्रदायों 
तथा पंथों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । इन नाना मत-मच्तव्यों की दलदल से निमग्न 
जन सामान्य मूल वेदिक धर्म से हटकर कभी तो शून्यवाद की ओर भटकता था. कभी 
अनेकान्तवाद की ओर और कभी मद्य मास-बहुल तान्त्रिक उपासना हे गर्त में पतित 
होता था। अतः बंदिक धर्म की यह संकटापन स्थिति उस युग के महान धामिक 
संकट की प्रतीक थी और वैदिक धर्म किसी धर्मोद्धारक की अपलक प्रतीक्षा में था। 
ऐसे वातावरण में आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ ।* उन्होंने अपने युग के सभी 
अवेदिक मतों का खण्डन करके वबेदिक धर्म और तदनुकूल अद्गत सिद्धान्त की प्रस्थापना 
की यहाँ डा० राधाक्ृष्णन्‌ के ये उदगार उल्लेखनोय है ।१ “प्रचलित धर्म में फिर से 
जीवन डालने के अतिरिक्त उन्होने धर्म का सुधार भी किया । 

3. दार्शनिक पृष्ठ-भूमि--शकराचाय के महान्‌ दाशंनिक स्वरूप का विकास 
एक सबल एवं पुप्ट दार्शनिक प्रृष्ठ-मूमि का परिचय देता है। उनका दर्शन संगति, 


(-लब.+..--नन-+---3 33७४ राभकवबनकक 


[. कप्‌ रमन्जरी-- प्रथम यवनिकान्तर, इलाक 22 । 

2. बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, पृ० 34। 

3. डॉ० राधाकृष्णनू--भारतीय दर्शन (7) र।जपाल एण्ड सन्‍्स, कद्मीरी गेट, 
दिल्‍ली 6 परृ० सं० 443. 


66 शांकर शिक्षा-दशेन की पृष्ठभूमियाँ 


पृर्णता तथा गाम्भीय॑ में भारतीय दर्शन में सबसे प्रथम स्थान रखता हैं ॥ भारतीय 
परम्परा में शंकर को इतनी ऊँची मान्यता प्राप्त होता, इतिहास में उनका स्थायी 
स्थान बनाना इसी तथ्य की ओर इगिंत करते है कि उन्होंने वेदान्त-दर्शन के लिये 
असाधारण स्थान का निर्माण किया था ।* भारतीय इतिहास का मध्य युग दार्शनिक 
विचारधाराओं के विकास का युग है। इस युग में वैदिक, बौद्ध तथा जैन तीनों प्रकार 
की दाशनिक विचारधाराएँ पुष्प्ति-उत्वबित हुई थीं। चतुर्थ शताब्दी में बौद्ध विद्वान 
असंग ने महायानोत्तरोत्तर तन्‍्त्र एवं सूत्रालंकार आदि ग्रथों में क्षणिक विज्ञानवाद का 
प्रतिपादन किया था। पाँचवी शताब्दी में दिहनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ में 
बौद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था । धर्म कीति और शान्तरक्षित ने अपने ग्रथों 
में बौद्ध दर्शन का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। धर्म कीति (सातवीं 
गताब्दी) के प्रमाण वातिक और प्रमाण विनिश्चय बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका 
रखते है। इसके परचात्‌ शान्तरक्षित कमलशील और ज्ञानश्री आदि बौद्ध दार्शनिक 
हुये जिनके प्रयासों के फलस्वरूप कालान्‍्तर में बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदाय विकसित 
हो गये--वैभापिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । 

बौद्ध दा्शनिकों की भांति जैन विचारकों ने भारतीय दर्शन को एक विशिष्ट 
दिशा प्रदान की । जैन दर्शन के विकास क्रम में उमास्वाति और कुन्दकुन्दाचार्य के 
नाम प्रारम्भ में आते है। इनके अतिरिक्त सिंहर्सेन दिवाकर (पाँचवी शताब्दी) तथा 
समन्तभद्र (सातवीं शताब्दी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने जेन दर्शन 
के आधार-भूत सिद्धान्त 'स्थादवाद' तथा + 6« ६; न्था: को लोकप्रिय बनाने का 
अथक प्रयास किया | जन दर्शन का अनन्तवाद भी इसी युग में विकसित हुआ । 


बौद्ध तथा दाशनिक विचारक वेदिक मान्यताओं, आदर्शों तथा सिद्धान्तों के 
विरुद्ध प्राण-पण से जुटे हुये थे । इस हेतु वंदिक दाशेनिक विचारधारा के प्रभाव को 
उन्होंने अवरुद्ध करने का भरसक प्रयास किया था। अतः बौद्ध एवं जेन दारशनिक 
सिद्धान्तों के खण्डन-हेतु तथा वैदिक दार्शनिक विचारों के मण्डन-हेतु मध्य युग में 
आस्तिक दर्शन के साहित्य-प्रणयन की प्रवृत्ति का प्राधान्य था। यद्यपि ब्रेदिक दर्शन 
का मूलोद्गम वेदोपयिद है तथापि उसका विकास पहडुदर्शन में हुआ है । मह॒थि जैमिनी 
का मीमांसा सूत्र तथा शबर स्वामी आदि विद्वानों की इन सूत्रों पर वृत्तियां इस दृष्टि 
से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आठवीं शताब्दी बेदिक धर्मकाण्ड के प्रमाष्य 
की सिद्धि-हेतु तथा बोद़ों के दाशंनिक सिद्धान्तों के खण्डनार्थ आचार्य कुमारित्र ने 
मीमांस! सूत्रों पर अपना वातिक लिखा था। 


. वही, पाद टिप्पणी-[, पृ० सं० 439 


2. चैक्लुपा॥047 ए्‌. (. 7॥6 48०९ ० खाफशांवा कावएं छीक्षा।ए8 ५0५9६ 
8॥998॥ 8077089, ?826359. 


गांकर शिक्षा-दर्शन की पृप्ठभूमियां 67 


नंदिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान महयि वादरायण-प्रणीत ब्रह्मसूत्रों का 
है। इन सूत्रों मे समस्त अवेदिक दार्शनिक सिद्धान्तों का निराकरण कर एकमात्र पर- 
ब्रह्म की सत्ता पर आग्रह किया गया है। वेदान्त दर्णन का आधारभूत ग्रन्थ यही ब्रह्म- 
सूत्र है जिसकी पृष्ठभूमि में शांकरदशन का विकास हुआ है। आचार्य शंकर के 
दार्शनिक स्वरूप के निर्माण में ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता 
की महत्वपूर्ण भुभिका है। ब्रह्मसत्र, गीता और उपनिपद्‌ इन तीनों को भारतीय दर्शन 
में प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इस प्रस्थानत्रयी के भाष्य-प्रणयन द्वारा आचार्य शंकर 
ने अद्धतवाद की प्रस्थापना की थी | यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 
शांकर दर्शन के विकास में उनके पूव॑वर्ती आचाय गौडपाद का दार्शनिक चिन्तन महृत्व- 
पूर्ण स्थान रखता है। आचाय॑ गौडपाद शंकर के गुरु गोविन्द भगवत्पाद के गुरु थे । 
उन्होंने माण्डक्योपतिपद्‌ पर कारिकाओं का निर्माण कर आचार्य शकर को अपने 
दाशेनिक सिद्धान्त-अद्धेत44द के विकास में सबल एवं प्रेरक पृष्ठभूमि प्रदान की थी । 

4 सांस्कृतिक एृष्ठमूमि :---आचाये शंकर के आविर्भाव से पूर्व भारतीय 
संस्कृति के सम्पूर्ण तत्व नप्ट प्राय' हो गग्रे थे। बौद्धों ने वेंदिक परम्परा को नष्ट 
करके नई मान्यताये स्थापित कर ली थी। समस्त देग में वेदानुकूल आचार धर्म तथा 
विचार दर्शव का लोप हो गया था | बौदढ्धों ने वर्णाश्रम धर्म तथा वेद की प्रमाणिक्ता 
का अनुचित उपहास प्रारम्भ कर दिया था। वेदिक यज्ञादि क्रियाओं के प्रति मनुष्यों 
में उदासीनता घर कर गई थी । शैव-बेष्णव मतावलम्बी वैदिक मार्ग त्यागकर धर्म- 
विरुद्ध क्रियाकलापो में निमगत हो गये थ |? 

बेदिक संस्कृति का बौद्ध तथा जैन सस्क्राति से संघर्ष एक ऐतिहासिक तथ्य है । 
वौद्ध और जैव विद्वानों के पर्याप्त प्रयास करने पर भी वेदिक संस्कृति का अक्षण्ण 
रहना यह उसकी उच्चता का द्योतक है। वेदिक सस्कृति के रक्षणार्थ अपने जीवन को 
समपित करने वालों में अप्रगण्य आचाय शकर के सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरु के ये 
शब्द उल्लेखनीय हैं--' मे ने दत पत्र में कतिपय राजाओं तथा भाग्य विधायकों के 
नामों का उल्लेख किया है जिन्हें संक्षिप्त यशस्वी जीवव मिला और फिर वे लुप्त हो 
गये तथा भुला दिये गये । किन्तु एक अत्यधिक विलक्षण व्यक्ति का उदय दक्षिण में 
हुआ । सभी राजाओं तथा सम्राटों की अपेक्षा उसने भारतीय जीवन में अधिक 
गक्तिशाली कार्य किया | यह युवा व्यक्ति ही शकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है ।' 
आचाय शंकर के महत्वाकन में उनकी सॉस्क्ृतिक प्रष्ठभूमि को विस्मृत नहीं किया जा 


. माधवाचाय--दंकर दिग्विजय, श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार, 
इलोक 32, 33, 34, 35 दृष्टव्य । 

2. चलाए, ३. 4,..--(0/#फ़2४ 0 #0/वें प्रां४7/0/0, 4.00. ॥7९0, 
2-05ग्रा0/006 9]808, ],07700॥, ए८. 394, 9826 28. 


68 शांकर शिक्षा-दशन की पृष्ठभूमियाँ 


सकता है । यह भारतीय संस्कृति की वह प्रेरक पृष्ठभूमि थी जिसने शंकर को उस 
उच्च शिखर पर स्थापित किया जहां से उनका आलोक आज भी सर्वत्र फैला हुआ है। 

भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व उसका धर्म तथा अध्यात्म है | शंकर से पूर्व 
धर्म के नाम पर पाखण्ड और अध्यात्म के स्थान पर घून्यता स्थापित हो चुकी थी । 
वेद-प्रतिपादित लोकहितकारी वर्णाश्रम को लोग भूलते जा रहे थे। सत्य सनातन 
वैदिक धर्म के स्थान पर नाना प्रकार के मत-मतान्तरों की कल्पना से भारतीय जन- 
मानस भ्रमित हो रहा था। विद्वानों की स्थिति दयनीय हो चली थी । माधवाचाय ने 
अपने 'शंकर दिग्विजय में अवैदिक मतों से उच्छिन्न वेदिक धर्म का बड़ा मनोरम चित्र 
खींचा है--''शाक्त, पशुपत, क्षण्णक (शव), कापालिक, वेष्णव--इनके समान 
अन्य दुष्ट मतों के प्रचारक दार्शनिकों से वैदिक मार्ग को सब तरह से उच्छिन्न कर 
दिया था । इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिये ही आचाय ने उमग्रद्वेतवादियों को परास्त 
किया । धर्म की रक्षा ही इसका प्रधात कारण था। अपने सम्मान के लिए उन्होंने 
यह कार्य नहीं किया। उनके ऊपर सम्मानरूपी भूत कभी अपना मायाजाल नहीं फेक 
सकता था |!” भारतीय संस्क्ृति के मूलाधार वेदिक धर्म की रक्षा की भावना आचार्य 
की प्रेरक सॉस्क्ृतिक पृष्ठभूमि के रूप में उदित हुई थी । 

भारतीय संस्क्रति का द्वितीय मुख्य तत्व है--उसका सत्साहित्य। साहित्य 
मानवमात्र की हित साधना को लेकर प्रवृत्त होता है। किसी समाज की प्रगति तभी 
सम्भव है जब मानव का हृदय विकसित हो और उसकी बुद्धि परिष्कृत हो । इसके 
लिए साहित्य अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। धर्म की भाँति वेदिक 
साहित्य को भी दूषित कर दिया गया था। श्रति (वेद) मन्त्रों के मिथ्या अर्थो की 
कल्पना कर ली गई थी। शास्त्रों के मन्तव्यों में परस्पर विरोध बिछाकर तिरस्कार 
योग्य बना दिया गया था। वेदिक ग्रन्थों के पठन-पाठन की परम्परा उच्छिलन्न हो 
गई थी। 

उपयु क्त सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि मे शकर की अवतारणा हुई और उन्होंने वैदिक 
साहित्य का पुनरुद्धार किया | साहित्य के क्षेत्र में आज जहां कहीं किसी भी रूप में 
जो वेदिक संस्कृति की रूपरेखा दिखाई दे रही है, वह एकमात्र शंकराचार्य की ही देन 
है | शंकराचार्य ने आठ वर्ष की आयु में चारों वेदों का अध्ययन कर बारहवे वर्ष 
में सव शास्त्रों की अभिज्ञता प्राप्त कर ली थी | सोलहवे वर्ष मे उपनिषद्‌, गीता एवं 
ब्रह्मसृत्रादि वेदान्त ग्रन्थों पर भाष्य-रचना कर वेद-प्रतिपादित अद्वेत सिद्धान्त की 


. श्री शंकर दिग्विजय (माधवक्कृत) इलोक 64, श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर हरिद्वार, 
७ सू& 330 7 


2. “सोभाग्य विज्येपांक/-.सम्पादक महावीर प्रसाद मिश्र, श्री मानव कब्याण 
आश्रम, कनख, हरिद्वार, पृष्ठ सं० !28। 


शाकर शिक्षा-दर्शन की प्रष्ठभूमियाँ 69 


स्थापना की । इसके अतिरिक्त विवेक चूडामणि, अपरोक्षानुभूति, उपदेश साहखी तथा 
चर्पट मनजरी आदि विविध रचनाओं के माध्यम से उन्होंने वेदिक संस्कृति की संकटा- 
पन्न स्थिति का निराकरण किया । आचाये शंकर ने अपनी इन कृतियों से भारतीय 
संस्कृति की पृष्ठभूमि में पुष्पित-पल्लवित नः्खण्गारी एवं लोक-कल्याणकारी मंत्रों 
का संरक्षण किया । 


सामाजिक संगठन एवं राष्ट्रीय ऐक्ये का कार्य भी संस्कृति का महत्त्वपूर्ण पक्ष 
होता है। इस दृष्टि से शंकरपूर्व भारत जीण-शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। 
नाना प्रकार के मतमतान्तरों से परस्पर द्वेष-ईष्या तथा प्रतिस्पर्धा का विकास जन+ 
मानस में हो चुका था। देश में सामज्जस्य, परस्पर स्नेह एवं सहानुभूति का 
अभाव हो चला था। जनता बौद्धों की धर्मंतीति से ऊब गई थी। ऐसे समय शंकरा- 
चाय ने सम्पूर्ण राप्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया। देश 
की चारों दिशाओं में उनके द्वारा स्थापित चारपीठ सांस्कृतिक ऐक्य तथा सामाजिक 
संगठन का परिचय देते हैं। सांस्कृतिक एकता में हिमवान्‌ से कुमारिका तथा अटक 
से कटक तक एक विचार, एक भाव, एक जीवन-दर्शन तथा लोकहितकारी भाव से 
समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में बद्ध करता उनका महनीय काये है। इस सन्दर्भ में पंडित 
जवाहरलाल नेहरु का यह कथन प्रस्तुत करना उपयुक्त ही है--“अपने मठों अथवा 
संन्यासी-संघों में प्रधान केन्द्रों के लिए भारत के चारों कोनों का चयन यह प्रदर्शित 
करता है कि वह (शंकराचाय) भारत को किस प्रकार एक सांस्कृतिक ईकाई मानते 
थे और यह महान्‌ सफलता जो कि बहुत थोड़े समय में उन्हें सम्पूर्ण देश की यात्रा में 
मिली, यह दिखाती है कि किस प्रकार बौद्धिक तथा सांस्क्ृतिक धाराएँ झीतघ्रतापूर्वक 
देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गयीं |!” इस प्रकार शंकराचार्य ने बौद्ध 
संस्कृति से संत्रस्त वेदिक संस्कृति के रक्षणार्थ जो भी कार्य किये, उनकी सबल पृष्ठ- 
भूमि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण धामिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक एवं 
साहित्यिक घटनाक्रम में निहित थी । 


5. सामाजिक पृष्ठभुमि--मध्यब्रुग. में बौद्धधर्म के पतनोन्मुख होने पर तथा बैदिक 
धर्म के अभ्युत्थान के कारण देश में सामाजिक अव्यवस्था फैल रही थी। समाज एक 
ओर बौद्ध धर्म से ऊब गया और दूसरी ओर वैदिक धर्म भी समाज पर अपना आकर्षण 
विकीर्ण करने में सफल होता जा रहा था। सामाजिक दुरुहता तथा धामिक संघर्ष की 
इस कठिन परिस्थिति में एक ऐसे समाज-हितेषी सूत्रधार की आवश्यकता थी जो 
भ्रमित जनता का समुचित मार्गद्शंत कर सके | शकराचाय ने इसी परिस्थिति से 
प्रभावित होकर भारतवर्ष संन्‍्यासी संघों का निर्माण बौद्धों का उन्मूलन करने के लिए 
किया । भारतीय जनता को धर्म, अध्यात्म एवं वेदान्त की सतत्‌ शिक्षा प्राप्त होती 


िनन__ ५-3 नननननननानननियायती "न क्काकआक-बन+ ननन++++ नम टी गि 7 लि ली शक मान कान" 


. लाए, उ. [..---0/77फरुड९३ ० लिवापंत मा5/90, (/..2. .0., 


70 शांकर शिक्षा-दशन की पृप्ठभूमियाँ 
रहे--इस भावना को साकार करने हेतू देश की चारों दिशाओं में चारपीठ स्थापित 
किए । ये पीठ आज भी ज्वोतिपष्पीठ. शछगेरीपीठ, गोवर्धन पीठ और शारदापीठ के 
नाम से प्रसिद्ध है और शंकराचार्य की भावतानुसार जनशिक्षा का कार्य कर रहे है। 
जवाहरलाल नेहरु के अनुसार बौद्धधर्म को बौद्धिक तथा ताकिक ढंग से परास्त करने 
के लिए तथा वैदिक धर्म एवं अद्वेतवाद के प्रचारक संन्‍्यासियों को सघबद्ध करने के 
लिए उपर्युक्त चारों पीठों की स्थापता आचाय शंकर ने की। इन पीठों के अध्यक्ष 
दण्डी संन्यासी होते हैं। उनका जितेन्द्रिय, वेद-वेदाज्भादि में पारंगत, सकल शास्त्र- 
ब्ित तया योगी होता आवश्यक होता है ।* अतः ये संन्यासी अपने त्यागसय जीवन से 
समस्त समाज को सद्धर्म की ओर प्रेरित करते थे | पी०वी० काणे* के अनुसार, इन 
संन्यासियों को बौद्ध भिक्षुओं की तरह विलासिता एवं सुख-साधनों से स्नेह न था। 
इस प्रकार शांकर सम्प्रदाय में दीक्षित संन्यासी त्याग-वराग्य की साक्षात॒मृति होने से 
समय-समय पर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते रहे है। मठों के आचाये केवल मोक्ष- 
साधना में निरत न रहकर राष्ट्रआराधना में भी तत्पर रहते थे। अतः कतिपय 
आलोचकों ने आचार्य शंकर पर पलायनवादी होने का जो आरोप लगाया है, उनकी 
यह धारणा श्रान्‍्त ही है कि शांकर पलायनवादी हैं । 

शंकराचाय ने हिन्दू समाज का पुनर्गंडन तथा उसको धर्म पर आधारित 
करने का जितना भारी उद्योग किया है, वह भारतीय इतिहास मे उन्हें असाधारण 
स्थान प्रदाव करता है। अतः डा० राधाकृष्णन का उनके सम्बन्ध में यह कथन समी- 
चीन ही है--' उन्होंने बौद्ध संघ से यह सीखा कि अनुशासन, मिश्या विश्वास से मुक्ति 
और धामिक संघटन धामिक विश्वास को स्वच्छ तथा बलश्ाली बनाये रखने में 
सहायता करते है और उन्होंने स्वयं दस धारमिक संघो की स्थापना की, जिनमे से 
चार ने आज तक अपनी प्रतिष्ठा को स्थिर बताये रक्‍्खा है ४” इस प्रकार शांकर 
सम्प्रदाय के संन्‍्यासी धर्म-रक्षा-हेतु सदंव प्राण पण से लगे रहते थे। डा० फर्कृहर का 


2--05पां[000 9]808 [,07607, ४.८... 7९३४८ 29. 

6. पिशाए वैं.,,.--(/#फए९४ ० लव म्ाह०09, (.. 00. ॥7600, 2--- 
0प्ा।णत् 9808 4,077000, ४४.(..., 949. 88०- 28. 

2. श्री वलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद) 
पृ० 238 पर उल्लिखित आदय शंकराचार्य के महादडृघासमंद (श्लोक 0) 
से उद्धृत । 

3. हि॥6, 7.५.--मझाउक9ए ता आावामाओवञाद, ए0., 20॥0, छक्रातक्षात्वा 
(67% ॥ (९४5६० 8तप्रा४&, 20079, ?282०---97 5. 

4. डा० राधाकृष्णनू---भारतीय दर्शत भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स-कश्मीरी गेट, 
दिल्‍ली-6, पृ० 444. 


शाकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 7] 


कथन है कि अकबर के काल में मुसलमान फकीरों का हिन्दू साथुओं पर अत्याचार 
और बलात्‌ हत्या करने का प्रयास होता रहा तब उस युग के महान्‌ विद्वान्‌ स्वामी 
मधुसूदन सरस्वती ने अकबर के पास जाकर विरोध प्रकट किया था। इतना ही नहीं, 
स्वामी मधुसूदन जी ने संन्यासियों को यवन फकीरों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की प्रेरणा 
दी थी” । इस प्रकार अद्य पर्यन्‍्त दण्डी संन्यासी धर्मेरक्षण तथा समाज सेवा के ब्रत में 
संलग्न होकर आचार्य शंकर के आदर्श पर चलते आ रहे हैं। इसीलिए आज भी वर्तमान 
शंकराचाय तथा देश के प्रसिद्ध संन्‍्यात्तियों में शिरोमणि स्वामी करपात्री जी सहश 
अनेक दण्डी संन्यासी धर्मंसेवा तथा समाज-सुधार के कारये में संलग्न हैं । 

शांकर दर्शन के विकास में वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-प्रथा की प्रेरक सामाजिक 
पृष्ठभूमि का अत्यन्त महत्त्व था । वस्तुतः वर्णाश्रम धर्म” का रक्षण भगवान्‌ शंकराचाये 
के दर्शन का मुख्य उद्देय था। उनका दर्शत वेद-सम्मत वर्णाश्रम धर्म से अत्यधिक 
प्रभावित है । 

मध्य युग तक आते-आते वर्णव्यवस्था पर्याप्त रूप में शिथिल तथा विक्वत हो 
चुकी थी। इस वर्णव्यवस्था की विक्ृति जाति प्रथा के रूप में प्रकट होने लगी थी । 
हिन्दुओं में इस कारण संकीर्ण मनोवृत्ति का विकास होने लगा था। अलबेरुनी? के 
कथनानुसार तत्कालीन हिन्दूसमाज बड़ी संकुचित वृत्ति वाला हो गया था। इसी 
प्रकार बौद्धों के प्रभाव से आश्रम व्यवस्था क्षीण प्रायः हो चली थी। लोग प्रथम 
तीन आश्रम ब्रह्मचय , गृहस्थ और बानप्रस्थ आश्रम के महत्त्व को भुल गये थे । केवल 
मात्र चतुर्थ आश्रम-संन्यास (भिक्षुक) का अवलम्बन रह गया था। इस देश में चारों 
ओर भिक्षुओं के समूह इष्टिगोचर होते थे। राष्ट्र की असलित का ह्ास हो चुका 
था। ऐसी निगम सामाजिक परिस्थितियों में वर्णाश्रम व्यवस्था को सुस्थिर करना 
समयानुकल नितान्त आवश्यक था। इस आवश्यकता को आचाय॑े शकर ने अनुभव 
किया और उन्होने एक बार पुत: भारतीयों को वर्णाश्रम धर्म की ओर लौटने को 
कहा? । समस्त भारतीय समाज को वर्णाश्रम व्यवस्था में स्थिर करके बौद्धकालीन 
सामाजिक दोषों से म्‌ृक्त करना आचार्य शंकर को अभीष्ट था। इस प्रकार तत्कालीन 
सामाजिक पृष्ठभूमि का चिन्तत कर भगवान्‌ शंकर ने अपने दार्शनिक, धामिक, 
बैक्षिक एवं आध्यात्मिक विचारों के प्रचार की व्यवस्था की थी। 


. उष्रप्ालावां छा 2ठाचां 4बांदारंट 590९७, [925, 7३2९ 479-8 6. 

2. आद्य शंकराचायं--महानुशासन (इलोक 5) 
श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंक्रराचायं-हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, 
पृष्ठ सं० 238. 

3. एनशियेन्ट इन्डिया में आर० सी० मजमूदार द्वारा उद्धत अलबेरुती का 
मत पृ० 500 

4. आदूय शंकराचार्य--अपरोक्षानुभूति (इलोक 3) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०6। 


72 शांकर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठभूमियाँ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचाय॑ शंकर के दाशनिक, शैक्षिक, आध्या- 
त्मिक एवं धामिक विचारों का विकास सहसा नहीं हुआ वरन्‌ ठोस एवं सबल 
पृष्ठभूमि में ही उनके प्राउ्जत तथा उदात्त चिन्तन का विकास सम्भव हुआ। यहाँ 
श्री बलदेव उपध्याय के ये शब्द उधरणीय हैं--“बेचारे विशुद्ध वेदिक धर्म के लिए 
यह महान्‌ संकट का युग था। वेदिक धर्म किसी उद्धारक की ओर टकटकी लगाये 
हुए था। ऐसे वातावरण में आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ । ये भगवान्‌ की दिव्य 
विभूति थे, जिसकी प्रभा आज भी भारतवर्ष को उद्भासित कर रही है |? 


न्‍कियोर-जबथ्टरकपारथ॥, बैन पपतानमिल्‍पनननक बनना 


अं मनन->-क+«>५«-ननकलना-+3७++५ रन १3५ अल आ७++ 3 -+म१++५8७७-५७५>क "न -4 कारक 


।. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
प्रष्ठ स० 34. 


शंकराचार्य की दार्शनिक विचारधारा 


न बभुव पुरातनेब॒ तत्सहशों नाद्यतनेषु रहयते । 
भविता किसनागतेष वा न सुमेरो: सहशों यथागिरिः ॥ 


न स्तोमितं॑ व्यासमशेषमर्थ सम्यडः न सूत्ररपि यो वबन्ध । 
विनापि तेः संग्रथिताखिलार्थ तं शंकरं नौमि सुरेदवर च ॥* 


00 | अ क 8 00789800ए, [000प९92॥7658 7060 ए7णएणप्रावाए 8008 


7॥8 ग्रिड 9]808 ॥ तीशा शिरी0309#५9.73 


जगदुगुरु शकराचारय दाशनिक क्षेत्र के सम्र।ट्‌ तथा विचार-जगत्‌ के शिरोमणि 


है। उनके दाशनिक चिन्तन को देखकर न केवल भारतीय विद्वानू वरन पाश्चात्य 
मनीषी भी आव्चर्यान्वित हो जाते है। उनके दार्शनिक सिद्धान्त को अद्व तवाद 
अथवा अभेदवाद के नाम से पुकारा जाता है। अद्वेत का तात्पयं है--दो नहीं, 
अर्थात्‌ परमात्मा और जीवात्मा अथवा परमात्मा और जगत्‌ अथवा परमात्मा- 


208 


श्री शकर दिग्विजय (माबवक्ृत 4-7) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, 
हरिद्वार, “पुराने विद्वानों में शंकर के समान कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ और 
आजकल भी कोई विद्वान्‌ दिखलाई नहीं पड़ रहा है तथा भविष्य के विद्वानों 
में क्या ऐसा कोई होगा ? जिस तरह सुमेरु के समान पहाड़ त्रिकाल में 
नहीं है । उसी तरह शंकर के समान त्रिकाल में कोई विद्वान नहीं है ।” 


. मधुसूदन सरस्वती-सिद्धान्त बिन्दु, अच्युतग्रन्थमाला काशी, पृ० 247--.“'मैं 


उन व्यास की स्तुति नही करता जो सूत्रों के द्वारा भी वेदान्त के समग्र 
तात्पय को ग्रथित नहीं कर सके, इसलिये सूत्रों के बिना ही जिन्होंने वेदान्त 
के सकल तात्पय को ग्रथित कर दिया ऐसे शंकराचायं और सुरेश्वर को 
में नमस्कार करता हूँ। 


- व[ठतं, जी एस्‍ढ605, सम्रबशंका ८ खक्रबाधंआा, १०0. वा 7.07007, 


?. 208. 
“शांकर दर्शन संगति, पूर्णता तथा गाम्भीय में भारतीय दर्शन में सबसे 
प्रथम स्थान रखता है ।' 


74 शकराचार्य की दाशंनिक विचारधारा 


जीदात्मः-जगत परस्पर भिन्न न होकर अभिन्न है। सव्वत्र परब्रह्म की एकमात्र 
सत्ता होने से _ किसी प्रकार का वैभिन्य अथवा भेद विद्यमान नहीं है, जितनी 
मात्र विभिन्‍नतता दृष्टिगोचर होती है, वह सब माया के कारण है। अतः उनके 
सिद्धान्त को मायावाद की संज्ञा भी दी जाती है किन्तु जीवन शंकर याज्ञिकः के 
अनुसार भगवात्‌ शकराचाय॑ को 'मायावादी कहना न्‍्याय-संगत नहीं है--उन्होंने 
माया का प्रतिपादन नहीं किया। जब विपक्षी दृश्यमान्‌ परन्तु मिथ्या जगत्‌ का 
कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो माया को, जो स्वयं मिथ्या है, बता दिया जाता 
है । शंकर का #द्वतवाद, एक महान्‌ कल्पनात्मक साहस और ताकिक सुक्ष्मता का 
दर्शन है ।? डा० घाटे के अनुसार शंकराचाय का अद्व तवाद सर्वोच्च है ओर उन 
जैसी मानवीय विचारों की उन्‍नतता अन्यत्र अलभ्य है। डा० दासगुप्ता की मान्यता 
है कि शंकराचाय॑ द्वारा प्रतिपादित एवं उनके अनुयायियों द्वारा विकसित दर्शन का 
ऐसा प्रभाव है कि जब कभी हम वेदान्त दर्शत का नाम लेते है तो शांकर दर्शन का 
ही तात्पयं होता है।( ई० बी० एफ० ठौमलिन शंकराचार्य की अद्वितीय प्रतिभा 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शंकर उन सब दाशनिकों में महान्‌ हैं, जिन्हें 
आज परचम में प्राप्त प्रतिष्ठा की अपेक्षा अधिकतर प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी। 
शांकर दर्शत की दिशा लगभग वही थी जिसको उत्तरकाल में आकर जमेंन दार्शनिक 
कानन्‍्ट ने अपनाया ।* ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान अनुवादक 
डा० थीबो का विचार है कि शंकराचार्य के धामिक वेदान्त की तुलना विचारों 
की निर्भीकता, गम्भीरता और सक्ष्मता के क्षेत्र में नकिसी शांकर सिद्धान्त 
के विरोधी वेदान्त सिद्धान्त से की जा सकती है और न किसी अवेदान्तिक 


सिद्धान्त से ।९ 


न ननलनानी+ न 2ननन----नननीनानजनननी ननकनकानान-सान-नमानन्न» ३५७५५... >॥+ ०५०४ कामपाााफ+ककयकनन 


!. श्रीमद्भगवद्‌ गीता (शांकर भाष्य) गीता प्रेस गोरखपुर, भूमिका प० 7 
दृष्टव्य । 

2. डा० राधाक्ृष्णनू--भारतीय दर्शत भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट दिल्‍ली-6, पृष्ठ सं० 438, 

3. (जीव्वा&, १. $8.--7#९ #शवंक्शांत, 3॥2॥0477 47  07#48798 ]7980- 
[006--200॥9, ?826 54. 

4. 7288 (00908, ७8. ४.--_वौदा 2॥7/050989, (४7797086, (ए7॥ए४- 
॥आए 9658 7,णातंणा प्रश्नात छठाशंणा, ४०. ॥, 9886 429. 

>. 4॥6 (#€व #/050ोश'5 [776 सबंध छ्रणाव१) डथीाडाणा 
[.गातणा, सीओ वीणा, ९१8९० 28, 


0. [व50प7, इ#०काटांगा: (5.8.0. ५०. जऋऋए ए४४० जाए) 
(2४070--(].९१709॥ शि६5५5. 


शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 75 


इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में शंकराचाय जैसी उदीयमान प्रतिभा एवं उदात्त 
व्यक्तित्व वाला अन्य आचाय॑े अथवा विद्वान्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता है ।! अपनी विलक्षण 
दाशनिक प्रतिभा के द्वारा शंकराचाय ने एक ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त की स्थापना 
की है कि जो न एकदम भौतिकवाद है, न कोरा कमंवाद और न शुष्क ज्ञानवाद । 
आचाये का यह सिद्धान्त वेदिक धर्म एवं दर्शन पर आधारित अद्व तवाद का सिद्धान्त 
है । शंकराचायं का अद्व तवाद कर्म और ज्ञान, स्थूल और सूक्ष्म का समन्वयभूत 
सिद्धान्त है ।? 

पाइचात्य तथा पौर्वात्य विद्वानों ने शंकराचाय की जिस विलक्षण दार्शनिक 
प्रतिभा का गुणगान उपयु क्‍त प्रकार से किया है । उसका प्रतिफलन उनके लोकप्रिय 
सिद्धान्त---अद्व तवाद में हुआ है। उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता पर 
अपने भाष्य ग्रन्थ लिखकर आचार्य ने अद्वेतवाद को सुग्राह्म तथा जनप्रिय बना दिया 
है इसी अद्व तवाद को एक प्राचीन इलोक में इस प्रकार व्यक्त किया गया है--- 


इलोकाद्धंण प्रवक्ष्यामि यदुकत॑ ग्रन्थकोटिभि भि:। 
ब्रह्म सत्यं जग्न्मिथ्या जीवो ब्रह्म व तापरः ॥* 


अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य हैं। जगत्‌ मिथ्या है। जीव ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म से 
कथमपि भिन्न नहीं है। यही वह सिद्धान्त है जिसे करोडों ग्रन्थों में बताया गया 
है । यहाँ पर इसका वर्णन केवल आधे इलोक में ही किया गया है। इस प्रकार 
शांकर अद्व तवाद के मूलतत्व चार ही है--(!) ब्रह्म का सत्यत्व, (2) जगत्‌ का 
मिथ्यात्व,, (3) जीव का ब्रह्मत्व तथा (4) जीव-ब्रह्म का ऐक्य । फलतः शंकराचार्य 
का दाशनिक सिद्धान्त इन चार तत्त्वों की प्रगाढ़ समालोचना पर आधारित हैं। 
आचाय॑ शंकर ने अपने दाशंनिक विवेचन में वेदान्त की तत्त्व मीमांसा के अन्तर्गत 
ब्रह्म, जगतू, आत्मा तथा मोक्षादि की सांगोपांग व्याख्या की है किन्तु उन्होने 
अपने दाशनिक सिद्धान्त-अद्व तवाद के साधनमार्ग के रूप में आचार मीमांसा 
का भी प्रतिपादन किया है। उनकी समग्र दाशंनिक विचारधारा की सांगोपांग 
विवेचन! यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 


ब्रह्म विचार 


शांकर वेदान्त में ब्रह्म ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके आधार पर समस्त 


]. डॉ० राममूर्ति शर्मा--शेंकराचार्य, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
पृ० 3। 

2. वही पृ० सं० 6. 

3. श्री बलदेिव उपाध्याय--श्री शंकराचायं, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृष्ठ स॑० 287 | 


76 शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 
अद्वैतवाद का विकास हुआ है। अतः आचाय॑े शंकर एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य के रूप 
में स्वीकार करते है ।! निविकल्प, निरुषाधि तथा निरविकार सत्ता का नाम ब्रह्म है। 
आचार्य शंकर के अनुसार “ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वेज्ञ तथा सबब- 
शक्तिमान है । 'बृह धातु के अर्थ के अनुगम होने से व्युत्यत्ति-सिद्ध ब्रह्म शब्द से 
नित्यत्व, शुद्धत्व आदि अर्थ निकलते है और सबका आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व 
प्रसिद्ध है--आत्मा ब्रह्म है ।”” अतः ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य के लिये सदा विद्यमान्‌ है 
और जीवन का सावंभौम व्यापक तथ्य है ।* शंकर के अनुसार ब्रह्म की यथार्थ सत्ता 
होने से “वह पारमाथिक, कूठस्थ, नित्य, आकाश के समान सर्वेव्यापक, सभी विक्रि- 
याओं से रहित, नित्यतृप्त, निरवयव और स्वयं प्रकाशस्वरूप है ।/” इस प्रकार ब्रह्म 
मूल सत्ता होने से सब पदार्थों को व्यक्त करता है किन्तु स्वयं व्यक्त होने के लिए 
किसी की अपेक्षा नहीं रखता है ।* 


आचाय॑ शंकर ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करने मे दो प्रकार के 
लक्षणों को स्वीकार किया है--() स्वरूप लक्षण और (2) तटस्थ लक्षण । स्वरूप 
लक्षण से ब्रह्म के यथार्थ रूप का पता चलता है किन्तु तटस्थ लक्षण ब्रह्म मे कुछ देर 
तक रहने वाले आगन्‍्तुक गुणों का निर्देश करता है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है--- 
सत्य, ज्ञान तथा अनन्तत्व ।" जगत्कर्ता, जगत्पालक, जगत्‌ संहारक आदि ब्रह्म के 
विशेषण (जिनका जगत्‌ से सम्बन्ध है) उसके तटस्थ लक्षणमात्र है और वास्तविक 
स्वरूप के द्योतक नहीं है । जिस प्रकार” कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक क्षत्रिय 
नरेश की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर अवतीर्ण होता है, वह शत्रुओं को परास्त 
कर अपनी विजय-वेजयन्ती फहराता है और अनेक शोभन क्ृत्यों का सम्पादन कर 
प्रजा का अनुरंजन करता है, परन्तु इस ब्राह्मण को यथार्थ मे राजा मानना क्या 
उचित है ? राजा है वह अवश्य किन्तु कब तक ? जब तक नाटक में वह अभिनयरत 
है । नाटक के समाप्त होते ही वह अपने विशुद्ध रूप मे आ जाता है। अतः: उस 
व्यक्ति को क्षत्रिय राजा मानना उसका तटस्थ लक्षण हुआ और उसे ब्राह्मण कहना 
स्वरूप लक्षण हुआ | इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, 


है 


: मुण्डकोपनिपद्‌ शां० भा० (2-2-), गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 8-82। 

2. बहासूत्र शां० भा० ([---), गोविन्दमठ टेढ़ीनीम, वाराणसी, पृ०30 । 

' डा० राधाक्ृष्णन--भारतीय दर्शन भाग-2, राजपाल एण्ड सन्‍्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली-6, पृ० 529 । 

 बह्मासूत्र शां० भा० ([--4-4) पृ० 58-59 । 

: बह्मयूत्र शां० भा० (-3-7-22) पृष्ठ सं० 238 । 

: तत्तिरीयोपनिषद्‌ (2-) शां०भा० गीता प्रेस गोरखपुर, प० []6-23 | 
 बह्मसूत्र (2--8) पर श्ञांकर भाष्य दृष्टव्य । 


(जे 


अच्छे 7४ (2 >> 


दंकराचार्य की दाशनिक विचारधारा हा 


स्थिति तथा लय का कारण है तो आगन्तुक गुणों के समावेश करने के कारण यह 
उसका तटस्थ लक्षण हुआ और वह ब्रह्म सत्‌ (सत्ता), चित्‌ (ज्ञान) और आनन्द रूप 
(सच्चिदानन्द) है। यही ब्रह्म का 'स्वरूप' लक्षण है । 

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तंति० उ० 2--) तथा “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 
(बृह०उ० 3-9-28) के भाष्य में आचाय॑ ने सत्यादि शब्दों की मार्मिक अभिव्यंजना 
की है। सत्य, ज्ञान तथा “अनन्त” शब्द एफ विभक्तिक होने से ब्रह्म के विशेषण 
प्रतीत होते है ।। ब्रह्म विशेष्य है और सत्यादि विशेषण है परन्तु ब्रह्म के निविशेष 
तथा एक अद्वितीय होने से इन विशेषणों की उपपत्ति नहीं होती । इस पर आचार्य 
का कहना है कि ये विशेयण लक्षणार्थ-प्रधान हैं। विशेषण और लक्षण में अन्तर होता 
है ।! विशेषण विशेष्य को उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावतेन (भेद) करने वाले 
होते हैं किन्तु लक्षण उसे सभी से व्याकृत्त कर देता है। अतः ब्रह्म के एक होने से 
सत्य, ज्ञानं और “अनन्त ब्रह्म के लक्षण हैं विशेषण नहीं। आचाय॑ शंकर के 
अनुसार सत्य का अथ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यभिचरित न होने बाला 
पदार्थ । जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है उस रूप से व्यभिचरित होने 
पर वह मिथ्या कहा जाता है। इस प्रकार विकार मिथ्या है और 'सत्यं' ब्रह्म” यह 
वाक्य ब्रह्म को विकारमात्र से निवुत्त करता है ।* ज्ञान का अर्थ है अवबोध । ब्रह्मज्ञान 
स्वरूप है। जो वस्तु किसी से प्रविभक्‍्त न हो सके, वही अनन्त है। यदि ब्रह्म को 
ज्ञान का कर्ता माना जायेगा तो उसे ज्ञेय तथा ज्ञान से विभकत होना पड़ेगा ।* ज्ञान 
प्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदैव विद्यमान रहती है। अतः अनन्त 
होने से ब्रह्म ज्ञान' ही है। वह ज्ञान का कर्ता नहीं है । अतः ब्रह्म जगत्‌ का कारण, 
ज्ञानस्वरूप और पदार्थान्तर से अविभकत है। वह सत्‌ (सत्ता), चित (ज्ञान) और 
आनन्दरूप (सच्चिदानन्द) है। यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। 

यही ब्रह्म मायावछिल्न होने पर सग्गुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म अथवा ईश्वर कहलाता 
है ।! जो इस जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है। इस प्रकार 
शांकरमत में ब्रह्म के दो रूप स्वीकार किये गये है---सग्रुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म । 
दोनों ब्रह्म एक ही हैं, विन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण उसे इन दोनों नामों से 
पुकारा जाता है । नाम भेद से सत्ता-भेद नहीं होता है। जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ 
वस्तुत: ब्रह्म से अभिन्‍न है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से अभिन्‍न है। अज्ञानवश इन 
दोनों में भेद-बुद्धि होती है और जीव ब्रह्म को उपास्य समझता है। ब्रह्म ईश्वर बन 


वेत्तिरीयोपनिषद्‌ (2-]) शां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर. प्‌ृ० 03 । 

- वही, पृू० 03-04 । 

वही, १० 05। 
 वुहदारण्यकोपनिपद्‌ जां० भा० (3-8-2) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०783 | 


+» (० 9 "५ 


78 शंकराचार्य की दाशनिक विचारधारा 


जाता है। ईश्वर जगत्‌ का स्वामी तथा नियन्‍्ता हैं। इसलिये जीव उसकी उपासना 
करता है और उसे दया, दाक्षिण्य, अगाध करुणा आदि गुणों से मण्डित मानता है। 
यही सगुण ब्रह्म या ईश्वर है। इस श्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के 
निमित्त व्यावहारिक ्॑ष्टि से ही की गई है ।* 

पारमाथिक दृष्टि से ब्रह्म निगुण है। उसके ऊपर जीव का या जगतू का 
कोई गुण आरोपित नहीं किया जा सकता है। शंकर के मत में यह ब्रह्म सजातीय , विजा- 
तीय तथा स्वगत इन तीनों भेदों से रहित होता है, परन्तु रामानुज के मत में ब्रह्म में 
स्वगत भेद” रहता है। ब्रह्म में दो अंश होते--चित्‌ अंश तथा अचित्‌ अश और ये 
आपस मे विरुद्ध होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में एक अंश दूसरे अंश से भिन्न होता है 
और ब्रह्म में स्वागत भेद को सिद्ध करता है किन्तु शंकर के अनुसार ब्रह्म के दो रूप 
होते है विश्व तथा विश्वातीत्‌ । विश्व रूप में वह गुण सम्एन्त माना जा सकता हूं 
परन्तु विश्वातीत रूप में वह अनिवर्चतीय है क्योंकि उसमें किसी गुण की सत्ता नहीं 
मानी जा सकती है। अतः शंकर ब्रह्म को सवंदा सम, एक रस, अद्बेत, अविकारी, 
अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभयरूप, आत्मतत्व मानकर उसका निर्गुण रूप मे 
प्रतिपादन करते हैं ।* 

उपनिपद ब्रह्म को नेति-नेति' गब्दों से अभिहित करते हैं। इसका तात्पये 
विचारणीय है। प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता है। जैसे 'यह घोडा 
काला है--इस वाक्य में 'काला यह विधेय अपने उद्देश्य (घोड़े) के क्षेत्र को वस्तुतः 
सीमित करता है अर्थात्‌ 'काने' से प्रथक क्षेत्र मे 'घोड़े का कोई भी सम्बन्ध नही 
माना जा सकता है। अतः ब्रह्म के सम्बन्ध में किसी विधेय का प्रयोग करने से वह 
सीमित हो जायेगा, किन्तु वह तो अनन्त-असीमित है। इस प्रकार उसमें कोई गुण 
नहीं रहता | उसमें न यह गुण है ओर न वह गुण । इस प्रकार सब गुणों के निषेध 
करने से जो तत्त्व बच जाता है वही ब्रह्म है । इसी ब्रह्म के सम्बन्ध में श्रुति 'नेति-नेति' 
शब्दों का व्यवहार करती है और इस प्रकार किसी गुण का-उपास्यता तक का ब्रह्म 
में आरोपण का निषेव करती है ।! इसी कारण शकराचाय ब्रह्म को निर्गण कहते है। 
पद्चिमी विद्वान आगस्ताइन भी ईश्वर की अज्वेयता में विश्वास करता था ।* हेगल 


. ब्रह्मसूत्र शां? भा० ([-2-4-4) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ ० 
69॥ 

2. वृहदरण्यकोपनिपद्‌ (4-4-6) जां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 063 । 

3. ब्रह्मसूत्र-(3-2-5-4) शां० भा०, गोविन्दमठ टेढीनीम वाराणसी, प्ृ० 
608॥ 

4. केनोपनिपद्‌ (-5) क्रा शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

5. ॥#॥)' ४. शा/2. 


वंकराचार्य की दाशनिक विचारधारा 79 


के अनुसार शुद्ध सत्‌ तत्व असत्‌ हैं । 

गांकर वैदान्त में संसार को मायाजन्य माना जाता है। मायाविशिष्ट ब्रह्म को 
सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में स्वीकार करने से वह मायावी के समान प्रतिपादित किया 
गया है ।? वस्तुतः कतृ त्व ब्रह्म का स्वाभाविक गुण नहीं है, यह केवल बाह्य उपाधि- 
मात्र है जिसको हम भ्रमवश ब्रह्म में आरोपित करते हैं। अतएव ब्रह्म केवल मायोप- 
हित होकर सग्गुण ब्रह्म है और मायारहित होकर निर्गुण ब्रह्म । ये दोनों एक ही हे। 
जैसे अभिनय करने वाला व्यक्ति अभिनय के बाद दूसरा व्यक्ति नहीं हो जाता ॥* 
>भिनय उस व्यक्ति की एक सामयिक उपाधिपात्र है। सग्रुण ब्रह्म था ईश्वर निर्मण 
ब्रह्म का प्रतिरूप है। संसार की अपेक्षा सेही वह ईश्वर है । निरपेक्ष रूप में वह परब्रह्म 
है । एक ही तत्व (ब्रह्म) अविद्या, काम और कर्म विशिष्ट देह एवं इन्द्रिय रूप 
उपाधिवाला आत्मा संसारी जीव कहलाता है। तथा नित्य निरतिशय ज्ञानशक्ति रूप 
उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है। वहीं उपाधिशृन्य, केवल शुद्ध 
होने पर अपने स्वरूप से अक्षर या पर कहा जाता है तथा हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, 
देवता, जाति, पिण्ड, मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत एवं शरीर और इन्द्रिय रूप उपाधियों से 
विशिष्ट होकर वह उन्हीं नाम और रूपों वाला होता है ।* यही ब्रह्म शांकर वेदान्त 
का सर्वोच्च तत्व है ।* 


उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शंकराचार्य की अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में 
अद्वैत ब्रह्म की निम्नलिखित परिभाषा उपयुक्त है--“नाम रूप के द्वारा अव्यक्त, अनक 
कर्त्ताओं एवं भोक्ताओं से संयुक्त, ऐसे क्रिया और फल के आश्रय जिसके देश, काल 
और निमित्त व्यवस्थित है, मन से भी जिसकी रचना के स्वरूप का विचार नहीं हो 
सकता ऐसे जगत्‌ की उत्पत्ति,स्थिति एवं नाश जिस सर्वज्ञ एवं सर्वेशक्तिमान्‌ कारण से 
होते हैं, वह ब्रह्म है ।*” इस परिभाषा से ब्रह्म की विशेषताएँ---सर्वेव्यापकता, अधि- 
प्ठानता, सर्वज्ञता एवं स्वशक्तिमत्ता सिद्ध होती है। जर्मन विद्वान डायसनन का यह 
मत सत्य प्रतीत नही होता है कि भारत के विद्वान्‌ सत्त्व विद्या सम्बन्धी प्रमाण के 


न्नीफिःकफखजफइी जलन + “तप लि नल ल्‍ ते 
िजणणजण ििओ हडीीीड बल 


]. [9 ्रताब्रातांशीक्षाका,, ावधा /४/05०//0' ५४०. 7, 782० 55१६, 
5. रा & (7एछ9ी॥, 7.0040॥. 
2 ब्रह्मसूत्र--(2--3-9) शां० भा०, वही पृ० 354 । 
अभिनय के रष्टान्त के लिए ब्रह्मसूत्र (2-[-8) का शांकर भाष्य रृष्टव्य । 
 वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3-8-2) शां० भा० गीता प्रेस गोरखपुर, प्ृ० 
हि ह 
5. डॉ० राममूर्ति शर्मा-अद्वेत वेदान्त-नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, 
दिल्‍ली, पृष्ठ सं० ]46 । 
6. ब्रह्मसूत्र ([--2) शा०भा०, गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी, पृ०35-36। 


+ २ 


80 शंकराचाय की दाशंतनिक विचारधारा 


बन्धन में नहीं फंसे ।* शंकराचार्य के ब्रह्म सम्बन्धी तकों को देखकर कोई भी उन्हें 
सच््व विद्या सम्बन्धी प्रमाणों से युक्त स्वीकार न करने का साहस नहीं कर सकेगा । 


गंकराचाय ने अपने भाष्य ग्रन्थों में ब्रह्म नामक जो सर्वोच्च सत्ता स्वीकार 
की है, उसकी सत्ता व्यावहारिक देशिक, कालिक एवं वैचारिक सत्ताओं से विलक्षण 
है ।? अतः शांकर दर्शन का प्रमुख साध्य ही ब्रह्मज्ञान है ।* पश्चिमी दाशनिक कान्‍्ट 
शुद्ध वस्तु ([08 70 ॥5०7#) का बोध असम्भव मानता था।* इसके विपरीत 
शांकर दर्शन में ब्रह्म के स्वतः सिद्ध होने से वही बोध द्वारा प्राप्तव्य है। इसलिए 
उनका ब्रह्म स्पिनोजा के स्व॒तन्त्र सत्वः (50708:8709) के अधिक समीप प्रतीत होता 
है ।? अतः शांकर वेदान्त मे ब्रह्म की सर्वोच्चता स्वीकार कर उसे ही प्राप्त करना 
सानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 


आत्मा का विचार 

शंकराचारय ने ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य स्वीकार करते हुए प्रतिपादित 
किया है कि प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का आश्रय आत्मा ही है। अतः इन 
व्यवहारों से पहले ही उस आत्मा की सिद्धि है। आत्मा का निराकरण नहीं हो 
सकता है, निराकरण होता है आगन्तुक (बाहर से आने वाली) वस्तु का, स्वभाव का 
नहीं ! क्या उष्णता अग्नि के द्वारा निराकृत की जा सकती है ?* सब किसी को 
आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह 
विश्वास करे कि “मे नहीं हूँ ।” यदि आत्मा न होता तो सब किसी को अपने न होने 
में विश्वास होता परन्तु ऐसा तो कभी नही होता है। अतः आत्मा की स्वत: सिद्धि 
मानती ही पड़ती है ।” 


इस प्रकार इस विशाल विश्व के भीतर देश काल से विभक्त भूत, बतंमान 





[. [08प588-$ $]'॥077 ० #शवंद्ा।व, रिप्ा।05 ५80॥ 77653, स्‍.0700॥, 
2 

2. बह्मसूत्र, शां० भा० (4-3-4) तथा डॉ० राधाक्ृष्णनू--भारतीय दर्शन 
भाग-2 पृ० 534 रुष्टव्य । 

3 बह्मसूत्र शा०्भा० ([-]--!) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ०29 । 

4. शिब्वांशा, नि... ऋष्काए 34शवक्।उांटर णी #क्शपंशार०ए, ५४०). ।. ?. 64, 
2 ला & [एफज्ञग, [.0007. 

>. जिविज्राप्री[ह', 776९ 7.लंग्रा'26 07 76 72वँंद्र7/८ /]४059४/0', 7. [23, 
8.0शञशा $ (57660, [.000607. 

6. ब्रह्मसूत्र (2-3-7) शा० भा०, पृ० 487 । 

7. बह्मसूत्र ([--।) शां० भा०, पृ० 30. 


#ण, 


शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 8! 


तथा भविष्यत्‌ में होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मा से पृथक रह सके, 
आत्मा से भिन्न हो। सत्य तो यह है कि नाम-रूप से जगत्‌ के पदार्थ विभिन्न भले ही 
प्रतीत होते हैं । परन्तु भीतर चैतन्य रूप से एक ही आत्मा झलक रहा है। अतः 
आत्मा एक सवव्यापी तत्त्व है। आत्मा का व्युत्पत्तिमुल॒क अर्थ करते हुए स्वयं आचार 
ने ऐतरेयोपनिषद्‌ के भाष्य में लिखा है---(व्याप्तिबोंधक) आप: धातु से आत्मा 
शब्द निष्पन्न हुआ है । यह जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविधरूप प्रतीत होने वाला 
जगत्‌ कहा गया है वह पहले यानि संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेप्ठ, सर्वेज, सर्वशक्ति- 
मान, क्षुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सॉसारिक धर्मोसे रहित, नित्य जुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वय रूप आत्मा ही था ।* अतः 
आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंका करने की तनिक भी गँजाईश नही है । यह 
उपनिषदों का ही तत्त्व है। मह॒पि याज्ञवल्क्य ने सुदूर अतीत में यह घोपणा की थी 
कि जो सब किसी को जानने वाला है, उसे हम किस प्रकार जान सकते है ?* सूर्य 
के प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्योंकर प्रकाशित किया जा सकता 
है ? इसी प्रकार प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत आत्मा किस प्रमाण के बल पर 
सिद्ध किया जाय ? अतः आत्मा की स्वयं सत्ता सिद्ध होती है । 

शंकर के मत में जगत्‌ का कोई भी पदार्थ ऐसा नही है जो आत्मा से व्याप्त 
न हो | वह बाहर-भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारणरहित, कार्य रहित, अन्तर्बाह्यघुन्य, 
परिपूर्ण आकाश के सामान सर्वेगत, सूक्ष्म, अचल, निर्गुण, निष्कल और निष्क्रिय है ।* 
अतः भगवान शंकराचार्य का कथन है कि इस विश्व में एक ही सत्ता सत्र दृष्टिगोचर 
हो रही है । वह अखण्ड है, उसका खण्ड नहीं किया जा सकता है । वही आत्मा है, वही 
ब्रह्म है ! आत्मा तथा ब्रह्म दोनों में सत्‌ के सब लक्षण यथा चेतन्य सर्वब्यापकता 
और आनन्द एक समान पाये जाते है।* यह आत्मा उत्पत्ति-नाश-रूप धर्म से रहित 
चेतन है, वही नामरूप आदि औपाधिक धर्मों से युक्त भास रहा है।* आत्मा उपाधि 
रहित है ।” सारा जगत्‌ उसी से आत्मवान्‌ है। वही सत्संजक कारण सत्य अर्थात्‌ 


. ऐतरेधोपनिषद्‌ ([--) शाां० भा० गीता प्रेस गोरखपुर, पु० 33 । 

2 बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ (2-4-4) । 

3. माण्डक्योपनिपद्‌ (वे० पु०-38) शा० भा०, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ ०» 
]9-20 | 

4. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (!---]) गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी, पु० 30 ॥ 

5. डा० राधाकृप्णनू--भारतीय दर्शत भाग-2, राजपाल एण्ड सनन्‍्स, कच्मीरी 
गेट दिलल्‍ली-6, पृ० 533 | 

6. प्रइनोपनिषद्‌ (6-2) शां०भा० गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 98 । 

7. माण्डक्योपनिषद्‌ (आ०प्र०8) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 5०। 


९१ गंकराचाय की दाशंनिक विचारधारा 


परमार्थ सत्‌ है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह परम आनन्‍्दस्वरूप है, यह विद्या का 
विपय है, वही यह आत्मा ही परम सम्प्रसाद और सुख की पराकाष्ठा है ।* आत्मा 
ही सब कुछ है। अतः आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सभी ज्ञात हो जाता है ।* आत्मा 
का संसारित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा में संसार अविद्या के कारण अध्यस्त है ।* इस 
प्रकार गांकर वेदान्त में स्वयं आत्मा ही को ब्रह्म स्वीकार किया जाता है (£ 

आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। वह स्वतः प्रकाश, अनन्त चेतन्य- 
स्वरूप है । अनन्त आत्मा ही सीमित जीवात्मा की भाँति सीमित भासित होता है, 
इसका कारण है अविद्याजनित शरीर के साथ सम्बन्ध । अतेः उपाधिशुन्य आत्मा के 
अनिवंचनीय, निविशेष और एक होने के कारण उसको '"नेति-नेति' कहकर उपदिष्ट 
किया जाता है । अविद्या, काम और कमविशिष्ट देह एवं इन्द्रियकूप उपाधि वाला 
आत्मा संसारी जीव कहा जाता है तथा नित्य, निरतिशय ज्ञानशक्तिरूप उपाधिवाला 
आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है । वही निरुपाधि, केवल और शुद्ध होने पर 
अपने स्वरूप से अक्षर या परब्रह्म] कहा जाता है ।९ इस प्रकार एक अद्वत तत्त्व आत्मा 
ही मायागक्ति के कारण ईव्वर एवं अविद्यौपाधि के कारण जीव संज्ञा को प्राप्त 
होता है । 


गंकराचाय ने जीव को मूलतः आत्मा स्वीकार किया है। उन्होंने जीव की 
जीवता को स्पप्ट करते हुए कहा है कि जब तक बुद्धिरूप उपाधि के साथ जीव का 
सम्बन्ध रहता है तभी तक जीव का जीवत्व एवं संसारित्व है ।” मूल तत्व एकमात्र 
ब्रह्म अथवा आत्मा के होने से ब्रह्म ही अविद्या के कारण जीवत्व को प्राप्त होता है। 
वस्तुतः जीवों का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है।* यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अविद्या 
की निवृत्ति होने पर जीव ईइ्वरत्व को प्राप्त होता है। इस ईइ्वर से ब्रह्म की सत्ता 
पृथक नही समझनी चाहिए । जगत्‌ के समस्त सुख-दुःखादि का भोक्‍ता एवं विभिन्न 
कार्यो का कर्ता यही जीव है ।? इस प्रकार शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म के ही अविद्योत्पन्न 
जीवादि भेद हो जाते है। अन्त:करुणावछिन्न चैतन्य को जीव कहते है। आचार्य 


तन ननत-3नमक नमन ++ननमनम++५4> «नीम 3 कार 3-4 +अज«-+«+ 33 >-.33».जनजक, 


: छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-7) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०573 | 

: वैहदारण्यकोपनिपद्‌ (4-3) जां०्भा०, गीता पेस, गोरखपुर, पृ०0]-2 | 
: बृहदारण्यकोपनिपद्‌ (2-4-5) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 552 । 
: छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ (8-]2-]) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०99 । 

: वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ([-4-]0) जां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०257 । 
: वृहदारण्यकोनिषद्‌ (3-8-2) शां० भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 783 । 
- अह्मसूत्र जा >भा० (2-3-]3/30) गोविन्दमठ, वाराणसी, प० 5]। 

- ब्रह्मसूत्र ([-4-3) पर भामती टीका-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई । 

- बवैताइबतरोपनिपद्‌ (5-9) तथा ब्रह्मसूत श्ञां०्भा० (2-3-45 ) दृष्टव्य । 


3 >> 


बे. (७२ 


० (८70 न चअचये (0४५ (. 


के ४ 


दशंकराचाय की दाशनतिक विचारधारा ३ 


4 )॥ 
[3 


कर गरीर तथा इन्द्रियसमूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्‍ता आत्मा को ही जीव 
कहते अत शंकराचाय के मत में जीव चेतन्य स्वरूप है। वेशेषिक दर्शन चेतन्य 
का आत्मा में कदाचित्‌ रहने वाला गुण मानता है किन्तु अद्वेत वेदान्त में परब्रह्म 
और आत्मा में नितानत एकता है ।* ब्रह्म ही उपाधि के सम्पक में आकर जीव भाव से 
विद्यमान रहता है। इस प्रकार दोनों में एकता होने पर यही सिद्ध होता है कि आत्मा 
चेतन्य रूप ही है । 

आत्मा के पर्मिण के विषय में आचायय शकर का मत है कि आत्मा ब्रह्म से 
अभिन्न ही है तब वह ब्रह्म के समान ही विभ एवं व्यापक होगा। उपनिषदों मे 
आत्मा को अण कहने का तात्वयय यही है कि वह अत्यन्त सक्ष्म है, इन्द्रिय ग्राह्म नही 
हैं। आत्मचंतन्य के प्रकट होने की तीन अवस्थाएँ है--जाग्रत, स्वप्न तथा सुपृप्ति । 
जाग्रत अवस्था में हम संसार के नाना कार्यो में लगे रहते है--हम बैठते है, हम उठते 
है, खाते है, पीते है इत्यादि । स्वप्नावस्था में हमारी इन्द्रियों बाहरी जगत्‌ से हटकर 
निश्चेप्ट हो जाती है। उस समय हम निद्राग्रस्त रहते है। उस समय भो चेतन्य बना 
रहता है | सुपुष्ति में चेतन्य प्रगाढ निद्रा मे रहता है। चेतन्य इन तीनो अवस्थाओं में 
रहता है किन्तु घुद्ध चेतन्‍्य इन तीनों अवस्थाओं के चतन्य तथा अन्नमय, मनोमय, 
प्रणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पाँचों कोशों में उपलब्ध चैतन्य से भिन्न 
है। इस प्रकार आत्मा ब्रह्म के समान ही सच्चिदानन्द रूप होने से स्वय ब्रह्म है ।* ब्रह्म 
जब शरीर ग्रहण कर अन्त'करण से अवछिन्न हो जाता है तब उसे 'जीव' की सज्ञा 
प्राप्त होती है । 

जीव की वृत्तियाँ उभयमुखी होती है--बाहर भी होती है, भीतर भी होती 
हैं । वे बहिर्मुखी होकर विषयों का तथा अच्तर्मुखी होकर अहंकर्ता का प्रकाशन करती 
हैं। अतः: शरीर में जीव की तटस्थ साक्षी के रूप मे स्थिति होती है । इसी को पच- 
दरशीकार ने रंगणाला में प्रज्वलित दीपक की उपमा से स्पष्ट क्रिया है ।* दीपक 
सूत्रधार, सभ्य और नतेकी को समान रूप से प्रकाशित करता है तथा इनके न होने 
पर स्वत: प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार साक्षी आत्मा अहंकार विपय तथा बुद्धि 
को प्रकाशित करता है और इनके अभाव मे स्वतः प्रद्योतित होता है। बुद्धि की 
चंचलता से वृद्धियुक्त होने पर जीव चंचल सा प्रतीत होता है. वस्तुत वह नित्य एवं 
शन्त है । 


न्‍सिनममममम3क+-+नम नमन तल अाजीण-ल्‍नजाओओ, पअतीओ फलजनननजननक 


, ब्रह्मसृत्र ([-3-7) गां० भा० स्प्टव्य । 

2. बरह्मसत्र छ्य० भा० (!--) । 

3. प्रशतोपनिपद्‌ (6-2) पर शांकर भाष्य दृप्टव्य । 

4. ब्रह्मसूत्र (3-2-) तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2-) का शाकर भाष्य दृप्टव्य । 
5. विद्यारण्य-पंचदणी (0-]40) बुद्धिसेवाश्नम, रतनगढ़ । 





84 शंकराचार्य की दाशनिक विचारधारा 


शांकर दर्शन में मूलतः व्यष्टि और समष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं है। 
भेद तो उपाधि और मिथ्याज्ञान से कल्पित है, पारमाथिक नहीं है । “्यष्टि' का 
तात्पय व्यक्ति के शरीर से है, 'समष्टि' समूहरूपात्मक जगत्‌ का द्योतक है। वेदान्त 
दर्शन में तीन प्रकार के हरीरों की कल्पना की गई है--स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 
इन तीनों के अभिमानी जीव की पृथक-पुथक्‌ संज्ञाएँ है। स्थूल शरीर के अभिमानी 
जीव कौ 'विश्व' कहते हैं। सूक्ष्म के अभिमानी जीव को 'तेजस्‌” तथा कारण के 
अभिमानी जीव को 'प्राज्' कहते है। यह व्याख्या व्यष्टि के सन्दर्भ में है। समष्टिगत 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण के अभिमानी चेतन्य की संज्ञाएँ क्रमशः विराट (वेश्वानर) 
सत्रात्मा (हिरण्यगर्भ।, तथा ईइ्वर है। व्यष्टि और समष्टि के अभिमानी पुरुष 
(चैतन्य) बिल्कुल अभिन्न है परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतन्त्र सत्ता है। निम्न- 
लिखित रूप में इस विवेचन को तालिकाबद्ध किया जा सकता है-- 


शरीर अभिमानी कोश अवस्था 

स्थूल समष्टि-वेब्वानर (विराट) अन्नमय जाग्रत 
व्यष्टि-विश्व 

सूक्ष्म स० सूत्रात्मा मनोमय 
व्‌ ० तैजस्‌ प्राणमय स्वप्न 

विज्ञानमय 

कारण स० ईश्वर आतनन्दमय सुषप्ति 

व्य० बआज्ञ 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनोमयकोश, प्राणमयकोश तथा विज्ञानमयकोश 
ही जीव की ज्ञानशक्ति, इच्छागक्ति तथा क्रियाशक्ति के कारण है। विज्ञानमयकोश 
जानशक्ति से युक्त होने के कारण कत्तु त्वमय हे । मनोमयकोश इच्छाशक्ति से युक्त 
होने के कारण विवेक का साधक है एवं प्राणममयकोश गमनादि क्रिया से युक्त होने के 
कारण कार्य रूप है ।* 

ईश्वर और जीव के सम्बन्ध में शांकर दर्शन में उपकारक-उपकारय के रूप में 
कल्पना की गई है। ईश्वर मायाशक्ति-सम्पन्त है और जीव अविद्योपाधि से युक्त । 
ईइ्वर में सर्वेज्ञत्व, स्वंशक्तिमत्त्व तथा सर्वव्यापकता है किन्तु जीव अल्पज्ञ, तुच्छ एव 
अत्यन्त लघु है ।? भगवान्‌ शंकराचायं के अनुसार निरतिशय उपाधि से सम्पन्न 





(. ब्रह्मसूत्र ([-4-2-0) शां ०भा०, गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी, पृ० 300 
. डा० राममूर्ति शर्मा--अद्वेत वेदान्त, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दरियागंज 
दिलली-6, पृ० 53। 

3. छान्दोग्योपनिपद्‌ (6-[6-3) पर शाॉं०भा० रृष्टव्य । 


व -> 


शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 85 


ईइवर अत्यन्त हीन उपाधि से सम्पन्त जीवों पर गासन करता है ।? ईश्वर और जीव 
मूलतः एक ही है । जीव ईश्वर के अंग के समान ही है परन्तु वह मुख्य अंश नहीं 
है । इसका कारण यही है कि निरवयव ईव्वर का अंश नहीं हो सकता ।3 जीव और 
ईश्वर में एक विशेष अन्तर यह हैं कि जीव सांसारिक दुःख-सुखादि का अनुभव करने 
वाला है परन्तु ईश्वर को सुख-दुःखादि का अनुभव नहीं होता है। जीव अविद्या के 
वशीभूत होकर देहाभिमान के कारण 'में दु:खी हूँ' इत्यादि अनुभव करता है। इसके 
विपरीत ईश्वर में देहाभिमान आदि की स्थिति नही है। इस प्रकार जीब में मिथ्या- 
शभिमान का अ्रम ही दुःखानुभव का निमित्त है  शांकर दर्शन में पारमाथिक रूप में 
जीव ब्रह्मरूप ही है । अतः उसके (जीव के) सुखदुःखादि भी वास्तविक न होकर 
कल्पित हैं । 


शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म, ईश्वर, जीव और साक्षी शब्दों में तत्त्वतः अर्थगत 
साम्य होते हुए भी सूक्ष्म अर्थथत अन्तर है जिसका स्पष्टीकरण करना यहां आवश्यक 
है । उपाधि शन्य चेतन तत्त्व ब्रह्म है और मायाविशिष्ट ब्रह्म की संज्ञा ईश्वर है । 
जगत्‌ के भोक्‍्तापन का अभिमानी जीव कहलाता है किन्तु साक्षी इन तीनों से भिन्न 
है , वह न कर्ता है, न भोक्‍ता और न सृष्टा । जीव ओर साक्षी के अन्तर की व्याख्या 
मुण्डकोपनिषद्‌ में बड़े सुन्दर ढंग से इस प्रकार की गई है---“एक वृक्ष पर सदा साथ 
रहने वाले दो पक्षी रहते है। उनमें से एक पिप्पल (मधुर फल) का स्वादपूर्वक भक्षण 
करता है और दूसरा पिप्पल को न खाकर उस दूसरे पक्षी को देखतामात्र है ।९' 
इस श्रति में वणित यही दृष्टा साक्षी है। इस स्थल के भाष्य में आचाय॑ हांकर ने 
शरीर को क्षेत्र तथा अविद्या काम-कमंवासना के आश्रय लिगोपाधि से उपहित आत्मा 
और ईर्वर को पक्षी कहा है।” आचाय का कथन है कि जीव अपने कर्मानुसार 
निष्पन्न सुख-दु:ःख रूप फल का अविवेक से उपभोग करता है। ईश्वर नित्य शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त स्वभाव वाला होकर सर्वेज्ञ आदि उपाधियों से युक्त होने से कर्मफल का भोक्‍ता 
नहीं है। इस प्रकार ईश्वर साक्षीरूप से भोक्‍ता जीव एवं भोग्य का प्रेरक है ।£ 


!. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (6-6-3) पर शां० भा० रुष्टव्य । 

2. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (2-3-7-45), गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी, पृ ० 
327। 

3. ब्रह्मसूत्र शांग्भा० (2-3-]7-43) वहीं, पृ० 525॥ 

4. छान्‍्दोब्योपनिगद (6-3-2) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 608 । 

5. ब्रह्ममत्र ([--]-]) शां० भा०, वही, पृ० 30 । 

6. मुण्डकोपनिपद्‌ (3--) की श्रुति दृष्टव्य । 

7. व 8. मुण्डकोपनिषद्‌ (3--) पर शा० भा० दृष्टब्य । 


86 शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 

एक जीववाद तथा अनेक जीववाद का प्रश्न दार्शनिको के मध्य सदैव 
विवादास्पद रहा है। आचाय॑ शंकर ते भी इस प्रश्त पर विचार किया है। उनके 
अनुसार अनेक जीववाद का सिद्धान्त ठीक है। डा० राधाक्ृष्णन्‌ के अनुसार शंकर 
ऐसे सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते है जिसके अनुसार अविद्या की उपाधि से युक्त 
जीव एक है जिस प्रकार अविद्या एक है । क्योंकि यदि सब आत्माएँ एक जीव है तब 
जब पहलो-पहली बार कोई आत्मा मुक्ति को प्राप्त होती है तो सासारिक जीवन की 
नमाप्ति हो जानी चाहिए थी किन्तु तथ्य ऐसा नहीं है। ब्रह्म अविद्या से उत्पन्न 
भिन्‍न-भिन्‍न अन्तःकरणों की उपाधि से प्रतिबन्धित अनेक जीवात्माओ में विभकत हो 
जातों 27 

उपयूक्‍्त विवेचना से यही सिद्ध होता है कि आचार्य शंकर आत्मा और ब्रह्म 
के ऐक्य को यथार्थ मानते है।* एकमात्र ब्रह्म अथवा आत्मा की ही सत्ता वास्तविक 
है जिसका साक्षात्कार करना मानव जीवन की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च उपलब्धि है 
ब्रह्म अथवा आत्मा उपात्रि के सम्पर्क में आकर जीवभाव से विद्यमान रहता है। इस 
प्रकार ब्रह्म और जीव अथवा आत्मा और जीव अथवा आत्मा और ब्रह्म मूलतः: एक 
है और चेतन्य ही उतका वास्तविक स्वरूप है 
जगत्‌-विचार 

आचाय॑ शंकर की दाशंनिक मीमासा का आधारभूत पक्ष 'जगन्मिथ्यात्व*' का 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से अनेक प्रकार की समालोचना उनके 
विपक्षी विद्वानों ने की है। अत: उनऊे उत्त रवर्ती वैष्णव आचायं-रामानुज, निम्बाकं, 
मध्व तथा बल्लभ इत्यादि ने जगत्‌ को सत्य सिद्ध करने मे जितना प्रयास किया है 
उतना ब्रह्म को सत्य सिद्ध करने में नहीं | वस्तुतः दार्शनिक विद्वानों के लिए जगत 
सदंव स एक पहेली रहा है। इसके समाधान का प्रयास भिन्‍नत-भिन्‍्न प्रकारों से होता 
रहा ह। अत: जगत्‌ के स्वरूप-निर्णय का प्रइन दशन की महत्त्वपूर्ण समस्या रहा 

| उपनिपदों में सृष्टि के स्वरूप-निर्धारण में विभिन्‍न मत हृष्टिगोचर होते हैं । इन 

प्रत्थ रत्तां मे जहाँ एक और सृष्टि का वर्णन मिलता है वही इसके नानात्व का निषेध 
भी उपलब्ध होता है ।* श्रतिवणित इन दोनों मतों में सामन्‍्जस्यथ कैसे हो ? यदि 


/. डा० राधाकृष्णनू--भारतीय दर्शन भाग-2, राजपाल एण्ड सनन्‍्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली-6, पृ० 6]। 

रण्यकोपनिपद्‌ (]-4-0) शा०भा० गीता प्रेस गोरखपुर, प्‌ृ० 257 । 
 बह्मासूत्र ([--]-) शां ०भा०, गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, १० .9। 
 प्रइनोपनिषद्‌ (6-2) पर शांकर भाष्य रप्टव्य । 
' विवेकचूडामणि (शंकराचार्यक्नत) गीता प्रेस, गोरखपुर, प्‌ ० 


>ज कक 


' दृदेदःन्प्योकोतानिपद्‌ (4-4-9) पर शञा० भा० दृ्टव्य 


न (0 2 


६५ (१ 


शकराचाय की दाशनिक विचारधारा 87 
सृष्टि को सत्य मावते है तो फिर नानात्व को कंसे अस्वीकार किया जा सकता है ? 
इस समस्या से ही शांकर सिद्धान्त की प्रस्थापता होती है। अत. प्रस्तुत समस्या के 
समाधान के लिए उन्होंने संसार की तुलना एक स्वप्न अथवा भ्रम से की है। जीवन 
में साधारणतः यह देखने मे आता हैं कि वास्तविक आधार या अधिप्ठान का ज्ञान 
नहीं रहने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है, जेसे--रस्सी का यथार्थ ज्ञान न होने पर 
उसमे सर्प का भ्रम होता है, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति अ्रम होने से 
मिथ्या है ।! यदि हम रस्सी को रस्सी जानते है तो उसके सम्बन्ध में श्रम नहीं होता 
है । जिस अविद्या के कारण मनुष्य को भ्रम होता है वह केवल अधिष्ठान का आवरण 
ही नही करती, उस पर “विक्षेप' भी कर देती है। आवरण का अर्थ है वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को ढक देना | विक्षेप का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना । 
ये दोनों अविद्या या अज्ञान के काये है जिनसे हमारे मन में भ्रम उत्पन्न होता है। 
अतः शंकराचार्य के मतानुसार एक परब्रह्म में अविद्यावश लोक ने संसारित्व का 
आरोप कर रक्‍खा है । जिस प्रकार कोई जादूगर जादू का खेल दिखाकर दर्शकों को 
भ्रम में डाल देता है और विचित्र प्रकार की सृष्टि करने में समर्थ होता है उसी 
प्रकार ईश्वर भी अपनी मायाशक्ति से विचित्र जगत्‌ की सृजना करता है ।१ जादृगर 
अपने जादू के भ्रम में स्वयं नहीं पड़ता है। उसके द्वारा उत्पन्त भ्रम उनके लिए 
होता है जो जादू के रहस्य को नहीं जातते हैं। अतः उनमें अविद्या या अज्ञाव के 
कारण भ्रम पेदा होता है। इसी अविद्या (अज्ञान) से वस्तु का वास्तविक स्वरूप छिप 
जाता है और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि कोई दर्शक उस 
वस्तु के असली रूप को देखता रहे तो जादू की छड़ी उसे श्रम में नहीं डाल सकती । 
यह सब भ्रम दशकों की इष्टि से होता है । जादूगर की दृष्टि से वह भ्रम केवल माया 
करने की शक्ति है जिससे उसके दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं, स्वयं जादूगर नहीं । इसी 
प्रकार सृष्टि की माया को भी दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ईश्वर के 
लिए वह केवल लीला की इच्छा है । ईश्वर स्वयं उस माया से मुग्ध नही होता है ॥ 
जैसे लोक में पूर्णकाम किसी राजा अथवा मन्त्री की कीड़ा क्षेत्रों में प्रवत्तियाँ किसी 
अन्य प्रयोजनत की अधभिलाषा न कर केवल लीला रूप होती है, जेसे उच्छुवआास और 
प्ररवास आदि किसी बाह्य प्रयोजन की इच्छा के बिना स्वभाव से ही होते है, वसे ही 
किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्ष) के बिना स्वभाव से ईश्वर की भी केवल लीलारूप 


!. ब्रह्मसूत्र शा ०भा ० (2--3-9) टेढीनीम वाराणसी, पृ० 354 । 

2. केनोपनिबद्‌ शां०भा० (मं०3) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०06 । 

3. दक्षिणामूतिस्तोत्र (इलोक-2) रामास्वामी शास्त्रुलू एण्ड सन्‍्स, एस्प्लेनेड, 
मद्रास । 

. ब्रह्मसूत्र (2--9) पर शा ० भा० इृ्टव्य | 


8५ शंकराचाय की दार्शनिक विचारधारा 


प्रवृत्ति होगी ।! हम लोग जो अज्ञानी हैं उसे देखकर भ्रम में पड़ जाते है और एक 
ब्रह्म के स्थान पर अनेक वस्तुएँ देखने लगजाते है। यही हमारा विविधतापूर्ण जगत्‌ 
है । अतः भगवान्‌ शंकराचार्य के अनुसार सम्पूर्ण अब्रह्मरूप (संसार की) प्रतीति रज्जु 
में सर्व-प्रतीति के समान अविद्यामात्र ही है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है ।* 


आचाय॑ शंकर के “'जगन्मिथ्यात्व/ सिद्धान्त पर विचार करते समय उनकी 
सत्य की परिभाषा आलोचनीय है। उनके अनुसार जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित 
होता है, यदि वह रूप सतत्‌ समभाव से विद्यमान रहे तो उसे सत्य कहते हैं ।१ इस 
परिभाषा के अनुसार जगत्‌ कथमपि सत्य नहीं हो सकता है। वह प्रतिक्षण बदलता 
रहता है। सतत्‌ चंचल है, तित्य परिवर्ततशील है। अतः यदि कोई सत्य वस्तु हो 
सकती है तो वह केवलमात्र ब्रह्म ही है, जो तीनों काल में एक रस सच्चिदानन्द रूप 
से विद्यमान रहता है | ऐसी स्थिति में जगत्‌ ब्रह्म की भाँति निरपेक्ष सत्य नही है । 
उसकी ब्रह्म से नितानत भिन्‍न सत्ता की कल्पना सर्वथा निराधार है। अतः जगत्‌ को 
अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार करना एकदम असम्भव हैं। ऐसा होने पर क्या यह 
जगत्‌ नितान्‍्त असत्य है ? क्‍या हमारा उठना-बेठना, खाना-पीना, बोलना-चलना 
इत्यादि सर्वथा असत्य है ? आचायें शंकर का उत्तर इंस सम्बन्ध में नकारात्मक है। 
उनके अनुसार जगत्‌ भी सत्य है किन्तु उस कोटि का नहीं जिस कोटि का सत्यत्व 
ब्रह्म का है। ब्रह्म पारमाथिक रूप से सत्य है और जगत्‌ व्यावहारिक रूप से । जब 
तक हम जगत्‌ में रहकर उसके कार्यों मे लीन रहते है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में 
समर्थ नहीं होते है तब तक इस जगत्‌ की सत्ता हमारे लिए ही बनी ही रहेगी परन्तु 
जैस ही परमतत्त्व का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है। वेसे ही जगत्‌ की सत्ता का 
निराकरण हो जाता है। उस समय ब्रह्म ही एक सत्ता के रूप में प्रकट हो जाता है ।* 

ब्रह्म के सत्यत्व तथा जगन्मिथ्यात्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय 
आचाय॑ शंकर ने त्रिविध सत्ता की कल्पना की है। इन तीनो प्रकार की सत्ता की 
मीमांसा से जग्रत्‌ के स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास शांकर वेदान्त में किया गया 
है । अतः यहाँ इन तीनों सत्ताओं--() प्रातिभासिक (2) व्यावहारिक तथा (3) पार- 
माथिक की विवेचना करना प्रसद्भानुकल होगा । 


(4) प्रातिभासिक सत्ता:--सत्ता का तात्पयं अस्तित्व से है । ऐसी सत्ता जो 


!. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (2//42/34), टेढीनीम, वाराणसी, पृ० 394 । 

2. मुण्डकोपनिषद्‌ शां०्मा० (2//) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०8]-82 । 

3. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2//) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०।03-04। 
4. विवेकचूदामणि (गंकराचार्यक्तत) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० [2 । 

5. वही, पृ० 75। 


शक राचाय दाशतिक की विचारधारा 80 


प्रतीतिकाल में सत्य दइृष्टिगोचर होती हो किन्तु आगे चलकर दूसरे ज्ञान से बाधित 
हो जाय । जैसे:--रज्जु में सर्प की भावना अथवा सीपी में चाँदी की भावना । घन- 
घोर अन्धकारमयी रात्रि में मार्ग में पडी हुई रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम 
होता है। संयोगवश हाथ में दीपक लेकर किसी पथिक के उधर आ निकलने पर उसी 
दीपक के प्रकाश की सहायता से उस रस्सी को देखकर “यह रस्सी है' यथार्थ ज्ञान 
(अनुभव) प्राप्त कर लेते है। यहाँ रस्सी में सपंज्ञान पुर्वंकालीन है और उसमें रज्जु- 
ज्ञान उत्तरकालीन है। जब तक रज्जुज्ञान नही हो जाता है तब तक संज्ञान बना ही 
रहता है ।” इस प्रकार समस्त प्रतीतियों मे उत्पन्न ज्ञान अपने उत्तरकालीन ज्ञान से 
समाप्त होकर यथार्थ ज्ञान का द्वार खोलता है। यही प्रातिभासिक सत्ता कहलाती है । 

(2) व्यावहारिक सत्ता:---जगत्‌ के समस्त व्यवहार-गोच र पदार्थों में व्यावहा- 
रिक सत्ता रहती है। सॉसारिक पदार्थों में पाँच धर्म दृष्टिगोचर होते है ।* वे संसार 
में विद्यमान रहते हैं (अस्ति) । वे प्रकाशित होते है (भाति)। वे आननन्‍्दप्रद होते हैं 
(प्रिय) । उनका एक विशिष्ट रूप होता है (रूप) और उनका कोई न कोई नाम होता 
है (नाम) । उक्त पाँचों धर्म (युग)--अस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम, संसार के 
प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते है । इनमें प्रथम तीन तो ब्रह्म में होते है और अन्तिम 
दो धर्म--तवाम एवं रूप जगत्‌ के धर्म है। वह परमतब्रह्म जगत्‌ के पदार्थों में घुल- 
मिलकर रहता है। +त: वह सच्चिदानन्द रूप है । इन तीनों रूपों की सत्ता जगत्‌ के 
पदार्थों में विद्यमान रहती है | साँसारिक पदार्थों की अपनी विशिष्टताएँ दो ही हैं--- 
नाम' और रूप | अतः भौतिक पदार्थों का कोई न कोई नाम और कोई न कोई रूप 
है, वस्तुओ की सत्ता मानना व्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है परन्तु ब्रह्मात्मैक्यज्ञान 
की उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है। अतः जगत्‌ एकान्त सत्य नहीं 
है ।* व्यवहार काल में ही सत्य होने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता 
व्यावहारिक हैं । 

(3) पारसाथिक सत्ता--भौतिक पदार्थों से नितान्त विलक्षण एक अन्य 
पदार्थ है जो शाश्वत सत्य होने से व्यावहारिक सत्ता से ऊपर होता है, वह ब्रह्म 
है ।९ वह एकान्त सत्य होने से भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों में एक रूप 
रहने वाला है। अतः ब्रह्म की ही सत्ता को पारमाथिक सत्ता कहते है। जब ब्रह्म- 


[. माण्ड्क्य कारिका (3-27) पर श्ाांकर भाष्य दृप्टव्य । 

2. « “त्गेरी:--ह-« दे» (इलोक 20) बुद्धि सेवाश्रम, रतनगढ़ । 

3. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरण ग्रन्थसंग्रह : सम्पादक एच० आर० भगवत्‌ 
इलोक 6, पूना, पृ० 3 | 

4 ब्रह्मसूत्र शां० भार (2--4), गोवित्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 365-66 । 


5. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:, वही इलोक 63, पृ०8 । 


90 शकराचाय दाशंनिक की विचारधारा 


ज्ञानी की दृष्टि से जगत्‌ को देखते है तभी यह असत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु व्यवहार 
के लिए बिल्कुल पक्का और ठोस है। उक्त तीनों से भिन्न कतिपय पदार्थ है जैसे-- 
वन्ध्यापुत्र॒(वाँझ स्त्री का पुत्र) आकाश कुसुम तथा शशश्यंग इत्यादि । ये पदार्थ 
विना किसी आधार के होते है। इसलिये इन्हें तुच्छ या अलीक कहा गया है। 
इनमें किसी प्रकार की सत्ता दृष्टिगोंचर नहीं होती है। ये नितान्‍्त असत्य है। 
किसी काल में इतकी सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होती है ।! इस प्रकार पारमाथिक 
सत्ता यथार्थ एवं वास्तविक तत्त्व की बोधक होती है। 


गांकर वेदान्त में 'जगन्मिथ्यात्व' की व्याख्या अन्य प्रकार से भी की जातो 
है । उनके अनुसार जगत्‌ न सत्‌ है, न असत्‌ है प्रत्युत्‌ दोनों से विलक्षण है । अतः 
इसे अनिवंचनीय कहते है अथवा पिथ्या भी कहते है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि वेदान्त में 'मिथ्या' का अर्थ 'असत्‌' नहीं, प्रत्युत्‌ अनिवंचनीय' है। 
रज्जु में सपंज्ञान रज्जु-ज्ञान होने पर बाधित हो जाता हैं। अतः रज्जु में सपंज्ञान 
को हम 'सत्‌' नहीं कह सकते है। उसे 'असत्‌' (अविद्यमान) कहते भी नहीं बनता, 
क्योंकि साँप को देखकर जैसे कोई आदमी भय के मारे कॉँपने लगता है और भाग 
खडा होता है उसी प्रकार इस रस्सी को देखकर भी व्यक्ति वसा ही व्यवहार 
करता है। फलतः रस्सी में सपेज्ञान सवंथा असत्‌ नहीं है। उसे सत्‌ भी नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि रस्सी का ज्ञान होने पर सपंज्ञान निवृत्त हो जाता है। इस 
प्रकार जगत्‌ की सत्यता तभी तक है जब तक व्यक्ति को ब्रह्मबोध नही 
होता है ।* 


उपयु क्‍त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस जगत्‌ का उदय ब्रह्म 
से है। वही इसका उपादान कारण है और स्वयं वही इसका निमित्त कारण 
है ।१ ब्रह्म कारण है और जगत्‌ उसका कार्य है किन्तु शांकर दर्शन में न्‍्याय-बेशेपिक 
और मीमांसा आदि के आरम्भवाद तथा सांख्य-य्योग आदि के परिणामबाद को 
स्वीकार न करके कार्य-कारण की अभिन्नता मान्य है।* शांकर दर्शन की दृष्टि से 
ये दोनों सिद्धान्त श्रान्त है। परिणामवादी कार्य को कारण से अभिन्न और साथ 
ही भिन्न भी मानते है परन्तु दोनों कल्पताएं युक्तियुक्त नहीं हैं। घट आदि मृत्तिका 
के कार्य होने से मृत्तिका से अभिन्न है, परन्तु वे परस्पर भिन्न किस प्रकार है? 


* माण्डक्य कारिका (3-28) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 64. 

 त्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रंथ संग्रह: इलोक 7 पूना, पृ० 3. 

- अह्मसूत्र ([-]-2-2) पर शांकर भाष्य दुृष्टथ्य । 

 अहासूत्र शाकर भाष्य (2--2-6-5) गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 37. 


>> (+ [2 कन्‍न्‍+ 


दंकराचार्य दार्शनिक की विचारधारा 9] 


यदि इसमें पारस्परिक भिन्‍नता प्रत्यक्ष है तो मृत्तिका भी परस्पर भिन्‍न हुए बिना 
नहीं रह सकती है। इस प्रकार कार्य-कारण में एक साथ ही भेद तथा अभेद कैसे 
माने जा सकते है ? दोनों में एक ही सत्य होगा और दूसरा कल्पित। अभेद (या 
एक) को परमार्थ सत्‌ मानना उचित है और भेद (या विविधता) को कल्पित मानना 
तकसंगत है। ऐसा न मानने पर असंख्य परमार्थ (वास्तविक) वस्तुओं की सत्ता 
स्वीकार करनी होगी। अतः आचार्य शक्र एकमात्र कारण रूप ब्रह्म का ही 
अविनाशी निविकार तथा सत्पदार्थ के रूप में ही प्रतिपादन करते हैं और उनके 
अनुसार जिस एक के कारण से जगत्‌ उत्पन्त हुआ वही एक तत्व परमार्थतः ब्रह्म 
है । ब्रह्म से उत्पन्त होने वाला यह जगत्‌ मिथ्या एवं कल्पना महक हैं। फलत: 
ब्रह्म और जगत्‌ में अभेद सत्य है और भेद मिथ्या ।! कारणरूप ब्रह्म के एकमात्र 
सत्य होने से कार्यरूप जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम | तात्त्विक 
(यथार्थ) परिवर्तत को विकार या परिणाम तथा अतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त 
कहते हैं। दही-दूध का परिणाम है परन्तु सर्प रज्जु का विवर्त है, क्‍योंकि 
दूध-दही के रूप में परिणत होता है, किन्तु रस्सी सर्प में परिणत नहीं होती है और 
रस्सी की वास्तविक सत्ता बनी रहती है ।! इस प्रकार ब्रह्म तत्त्वतः जगत्‌ रूप 
में परिणत नही होता है वरन्‌ उसमें जगत्‌ का विवतन होने से वह तिविकार बना 
रहता है। अत. भगवान्‌ शकराचार्य व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ को सत्य मानते 
है किन्तु पारमाथिक दृष्टि से एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है।* 

भगवान्‌ शंकराचायं जगत्‌ और ब्रह्म की दह्वत वुद्धि क। कारण अविद्या को 
स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार लोगों की अनेक प्रकार की तृष्णाओं एवं जन्म-मरण 
आदि दु:खो का कारण अविद्या ही है ।* अविद्या के कारण ही जीव को परमार्थ सत्य 
आत्मस्वरूप का बोध न होने पर नाम रूपात्मक जगत्‌ ही परमार्थ रूप से सत्य प्रतीत 
होता है। अविद्या-निवृत्ति होने पर जोव को आत्मस्वरूप का बोध होता है । यह 
अविद्या जगत्‌ की उत्पन्नकर्त्री बीजशक्ति है।” इस अविद्या की ही दूसरी संज्ञा 


!. बृहदारण्यकोपतिषद्‌ शां० भा० (2-5-!) गीता प्रेस, गोरखपुर, प्ृ० 584. 
2. श्री शकराचाय विरचित प्रकरण ग्रंथ सग्रह श्लोक 326, सम्पादक, एच० 
आर० भगवत्‌, पूना, प्र० 58. 


3. स्वामी सदानन्द-वेदान्तसार, साहित्य भण्डार, सुभाप बाजार, मेरठ, 
पु० 47. 


4. ब्रह्मस॒त्र (2--4) पर शंकर भाष्य दृष्टव्य । 

5. “छान्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (6-4-4) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 69. 
6. कठोपनिषद्‌ ([-2-5) पर शांकर भाष्य दुष्टव्य । 

7. “ब्रह्मसत्र ([-4-3) शां> भा०, गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी 


है ० 287-88 


93 शंकराचाय दाशंनिक की विचारधारा 


माया है। इस प्रकरण के आरम्भ में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि माया शब्द का प्रयोग 
आचार्य शंकर ने प्रायः मिथ्यात्व के प्रतिपादक इन्द्रजाल (जादू) के अर्थ में किया 
है। उन्होंने परमेश्वर को मायावी तथा जगत्‌ को माया कहा है। इस माया की 
अतिगम्भीरता दुरबगाह्मता एवं विचित्रता का प्रतिपादत करते हुए आचायें शंकर 
का कथन है कि यह समस्त संसार, यह बतलाने पर भी कि प्रत्येक जीव परमात्मा 
रूप है, मै परमात्मा रूप हैँ ऐसा नहीं समझता । इसके विपरीत देहेन्द्रियादि रूप 
अनात्म तत्त्व को ही ग्रहण करता है ।/ यही माया अपनी आवरण शक्ति से ब्रह्म का 
आवरण करके अपनी विक्षेप शक्ति से उसमें जगत्‌ की सृजना करती है। अत: 
आचाय॑ शंकर ने जगत्‌ को माया स्वीकार करते हुए यह प्रतियादित किया है---““जल 
और फेन के समान जिसका वास्तविक अथवा अवास्तविक रूप से निरूपण नहीं किया 
जा सकता, उन परमात्मा के उपाधिभूत एवं विकार को प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण 
अवस्थाओं में स्थित नाम और रूप को ही संसार कहते हैं। 


जगत्‌ की मीमांसा करते हुए आचाये शंकर ने “अध्यास' का विवेचन किया 
है। इसी अध्यास' के कारण नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-आनन्दस्वरूप आत्मा सांसारिक 
सुख-दु:खों का अनुभव करता हुआ बन्धन-पग्रस्त सा प्रतीत होता है। ब्रह्मसुत्र भाष्य 
के उपोद्धात में भगवान्‌ शंकराचाय ने अध्यास के स्वरूप की विवेचना बड़ी सरल 
एवं सुबोध भाषा में की है। इसी अध्यास से सब लौकिक और वेदिक प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेष व्यवहार प्रवृत हुए और विधि-निशेध बोधक एवं मोक्षपरक शास्त्र 
की प्रवृत्ति हुई ।! आचाये शंकर के अनुसार अतद्‌ में तद्बुद्धि ही अध्यास है अर्थात्‌ 
उससे भिन्‍न उसकी बुद्धि ही अध्यास है, जेसे--कोई पुत्र, स्त्री आदि के अपूर्ण और 
पूर्ण होने पर में ही अपूर्ण और पूर्ण हे, इस प्रकार बाह्य पदार्थों के धर्मों का अपने 
में अध्यास करता है। मे स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं गौर हूँ, में खड़ा हैं, में जाता हैं, 
में लांघता हूँ, इस प्रकार देह-धर्मों का अध्यास करता है और मै मृक हैँ, मैं, काना हैँ, 
नपुंसक हूँ, बधिर हूँ, अन्धा हूँ, इस प्रकार इन्द्रियों के धर्मों का अध्यास करता है। 
इसी प्रकार काम, संकल्प, संशय, निश्चय आदि अन्तःकरण के धर्मो का अपने में अध्यास 
करता है। *'** इस प्रकार अनादि, अनन्त, नेसगिक भिथ्याज्ञान रूप और आत्मा 
में कतृ त्व भोक्‍तृत्व आदि का प्रवर्तक अध्यास, सर्वजन प्रत्यक्ष है।” अतः समस्त 


 अहासूत्र (2--9) पर शांकर भाष्य दुष्टव्य । 

- कठोपनिषद्‌ शां० भा० (!-3-2) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 94. 

- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (2-4-0) गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ० 560 

: “ब्रह्मसूत्र शां०्भा० (उपोद्ध/।त) गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी, पृ० 3. 
 अह्मसूत्र ज्ञां० भा० (उपोद्धात) वही, प० 7-8. 


(>> फैंऑं ला 


न 


(६ 


शंकराजाय की दार्शनिक विचारधारा 93 


जगत्‌ का व्यवहार इसी अध्यास द्वारा परिचालित है। इस सम्बन्ध में पद्चु तथा 
मनुष्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। हरी-हरी घास पूर्ण अज्जलि वाले 
व्यक्ति को अपनी ओर आते देखकर पश्मु उसकी ओर लपकता है और किसी के 
हाथ में दण्ड देखकर भयभीत हो जाता है तथा भाग खडा होता है। ठीक इसी 
प्रकार मनुष्य भी खडग आदि संहारक अस्त्रों को देखकर भयभीत हो जाता है और 
सुन्दर एवं मोहक वस्तु को देखकर आद्रष्ट हो जाता है। अतः मानवीय एवं 
पाशविक व्यवहार इस दृष्टि से समान कोटि का है। यह सब अज्ञान है। आचाये 
शंकर ने इसको अध्यास कहा है तथा इसके विवेक द्वारा वस्तुस्वरूप (यथार्थ) के 
निश्चय को विद्या कहा है।' अध्यास का ही दूसरा नाम “अध्यारोप' है। इसी 
अध्यारोप को हटाने के लिए आत्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है ।* 


मोक्ष-विचार : 

मुक्ति शब्द की निष्पत्ति मुच्‌ (मोंचनार्थक) धातु में वितन्‌ प्रत्यय के लगने 
पर होती है जिसका अर्थ छुटकारा पाना होता है। अतः बेदान्त में आत्मबोध होने 
पर अध्यास-जन्य मिथ्या बन्धन के उच्छेंद को मोक्ष कहा गया है ।* वस्तुत: आत्मा 
सर्वंदा विकार रहित होने के कारण बन्धन एवं मोक्ष के प्र<॒ से अतीत है । आचार्य 
शंकर ने मुक्ति का स्वरूप निर्धारित करते हुए मोक्ष को परमाथिक, कूटस्थ, 
नित्य, आकाश के समान सर्वव्यापी, समस्त विक्रियाओं से रहित, नित्यतृप्त, निरवयव, 
स्वयं ज्योति स्वभाव कहा है। उनके अनुसार मुक्ति की स्थिति में धर्म और अधर्म 
अपने कार्य सुख-दुःख के साथ तीनों कालो में भी सम्बन्ध नही रखते है। इसी शरीर 
रहित स्थिति को उन्होंने मोक्ष कहा है ।* 

वस्तुतः मुक्ति न उत्पन्न होती है, न पहिले से अप्राप्त है। यह प्राप्त की 
प्राप्त है। यह शाइवत सत्य का अनुभव है। जो सत्य सवंदा से है। (बन्धन की 
अवस्था में भी जो सत्य अज्ञात रूप से विद्यमान रहता है)। उसका साक्षात्‌ अनुभव 
ही मुक्ति है । मोक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध में वेदान्त का यह दुष्टान्त बहुत प्रसिद्ध 
है--किसी व्यक्ति के गले में सोने का हार है, परन्तु वह्‌ कण्ठगत हार को भूलकर 
इधर-उधर ढूँडता फिरता है, अन्त में किसी विज्ञ पुरुष के उपदेश से पता चला कि 
हार उसी के गले में है और तभी उसकी प्राप्ति से वह प्रसन्‍त हो उठ्ता है। इसी 
प्रकार मुमुक्ष को मोक्ष प्राप्ति के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, 


कल आय “जनम 2०५५७ तन विन जन--ियणी- जी पनीनयंतन-निनक कान म न ननननियतती तीन री यान लत--++ 


[. ब्रह्मसूत्र शां० भा०, गोविन्दमठ, टेढीतीम वाराणसी, पृ० 2. 
2. ब्रह्मसूत्र (उपोद्धात) वही, पृ० 48. 

3. केनोषनिषद्‌ शां० भा० (मं० 3) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० [07. 
4. ब्रह्मसूत्र शां० भा० ([--4-4) वही, पृ० 58-59. 


9. शंकराचार्य की दाशनिक विचारधारा 


केवल अपने समझने की आवश्यकता है। बन्धन अज्ञानक्ृत होता है। अतः इस 
अज्ञान का आवरण दूर कर देना ही मुक्ति है। इस प्रकार आचाये शंकर के 
अनुसार गीता तथा उपनिषदों में यही अभिप्राय निश्चित किया गया है कि केवल 
जान से ही मोक्ष होता है ।* 


जीव और ब्रह्म की भेद-बुद्धि से उत्पन्न हुये समस्त क्लेशों को निवृति मात्र 
ही मुक्ति नहीं है वरन्‌ ब्रह्म! ही की मुक्ति होने से मोक्षावस्था आनन्दमयी है । 
मोक्ष का अर्थ ब्रह्मानुभूति है । अतः मोक्ष सेंस्काय नही हैं। इस कारण मोक्ष के 
प्रति उत्पत्ति, विक्वति, प्राप्ति और सस्कृृति से भिन्न क्रिया सम्बन्ध का द्वार कोई 
नहीं दिखा सकता है । इसलिये मोक्ष में ज्ञान के सिवा क्रिया के लेश मात्र का भी 
सम्बन्ध उत्पन्न नही है ।* गुरु के उपदेश से अज्ञान और श्रम दूर होता है एवं व्यक्ति 
स्वाभाविकी मुक्ति पाकर प्रसन्न हो जाता है। जो कोई भी अपने को पूर्णानन्द ब्रह्म 
स्वरूप से अनुभव करता है वही मृक्त होता है और जो अपने को परमात्मा से 
भिन्‍न जानता है वह बंधता है ।* 

मुक्त पुरूप के व्यवहार में यह प्रपत्च रूप जगत उसी प्रकार नप्ट हो जाता 
है, जिस प्रकार कि अग्नि के द्वारा मृत का काठिन्य नष्ट हो जाता है |" यहाँ पर 
यह उल्लेखनीय है कि मुक्ति प्राप्त होने पर समस्त जगत्‌ का बिनाश नहीं होता है ।” 
केवल मुक्त पुरूप की जगद बुद्धि का ही विनाश होता है । वृद्धावस्था में जो 
प्रपनचमय जगत जीव को सत्य रूप से भासित होता है मुक्तावस्था में उसका 
प्रपन्च जान्‍्त हो जाता है ।* प्रपन्च शान्त होने पर मुक्त जीव की दवैत बुद्धि का 
भी विनाग हो जाता है ।* तत्व बोद्ध होने पर ब्रह्म ज्ञानी पुरूष स्वयं ब्रह्म रूप 
ही हो जाता है !!९ अतः जाकर दर्शन में मुक्त पुरूष ब्रह्म ज्ञान के पदवात्‌ ब्रह्मानन्द 





. ब्रह्मसूत्र ज्लञां० भा० (2-2-6-29) गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी, 
प्र० 03. 

2 श्रीमद्भगवद्गीता शां० भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, प्रृ० 8. 
“ब्रह्म व हि मुक्त॒यवस्था ।” ब्रह्मसूत्र जां० भा० (3-4-7-5: 2) वही, 
पु० 769, 

ब्रह्मसूत्र शां० भा० ([-]-4-4) वही, पृष्ठ 67 । 

 रवेताइवतरोपनिषद्‌ शां० भा० (-6) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 99 । 
 बरह्मसूत्र ([--4-4) पर शांकर भाष्य द्र॒ष्टव्य । 

ब्रह्मसूत्र (3-2-5-2) पर गांकर भाप्य द्र॒ष्टव्य । 

 माण्डक्योपनिषद्‌ ( -3) पर शांकर भाध्य द्रष्टव्य । 
: माण्ड्क्य कारिका (-6) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ (7। 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ जां० भा० (4-4-25) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०25 


(जे 


८3 2० (४0 ञ>ज (७ (7 न» 


गकराचाय की दार्शनिक विचारधारा 95 


का अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त हो अपने आत्मा में ही आन्तरिक सुख, 
रमग एवं अब्रकाश का अनुभव करता हुआ आत्म क्रीड, आत्मरति, आत्ममिथुत 
और आत्मानन्द होकर इसी लोक में स्वराज्य अर्थात्‌ अपनी सार्वभौम महिमा में 
अमृत रूप से स्थिति हो जाता है। वह बाह्य विषयों को त्यागकर मनवाणी और 
शरीर से होने वाले सम्पूर्ण श्रोत-स्मातं कर्मो को ब्रह्मापंण करके अनुष्ठान करता 
हुआ शुद्धचित्त और योगारूढ़ होकर शमादि साधनों से सम्पन्न हो जाता हे । 

यद्यपि शंकराचार्य ने मुक्तावस्था को एक रूप ही माना है तथापिः श्ञांकर 
वेदान्त में मुक्ति सम्बन्धी जो भेद मिलते है, वे परिस्थिति के अनुसार किये गये 
भेद है। शाकर दर्शन मे मुक्ति के जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति में भेद मिलते है। 
जीवन्मुक्त* प्राणी के लिये अविद्या की निवृति एवं ब्रह्म बौद्ध होने पर कर्मादिवन्धन 
समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जब तक प्रारम्भ कर्मों कः भोग समाप्त नहीं हो 
जाता तब तक मुक्त पुरूष को भी जीवन धारण करना पड़ता है ।प्रारम्भ कर्मों का 
भोग समाप्त होने पर मुक्त प्राणी का शरीर समाप्त हो जाता है ।और वह विदेह 
केवल्य की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जीवन्मुक्ति में प्रारव्य कर्मों का भोग 
समाप्त होने-पर्यन्त व्यक्ति को शरीर धारण करना पड़ता है किन्तु विदेह मुक्ति में 
प्राणी कर्म भोग समाप्त करके शरीर बन्धन से सदा के लिये मुक्त हो जाता है ।* यही 
जीवन्मुक्ति का प्रधान भेद है 
आचार मीमांसा : 

मोक्ष कर्म मूलक् न होकर ज्ञान मूलक है। अत: शंकराचार्य के कथनानुसार 
बन्धन के अविद्यः क्ृत होने से विद्या से मोक्ष उत्पन्न होता है ।* इस कारण मुमुक्षु 
के लिये शांकर वेदान्त में ज्ञान की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया 
है ।" वेदान्त में निष्काम कम से मल नाश, उपासना से विक्षेप नाश ओर ज्ञान से 
आवरण नाश का सिद्धान्त प्रति पादित करने का यही उदय है कि कर्म और 
उपासना से व्यक्ति को ब्रह्मात्मा की एकता की अनुभूति हो जाती है । आचार्य 
शकर के विचार में यद्यपि मुक्त पुरूप को किसी वस्तु की आकांशा न होने से 
किसी प्रकार का कर्म करना अभीष्ट नहीं है तथापि वह इस प्रकार कर्म कर 
सकता है जिससे वह बन्धन ग्रस्त न हो। साधारणतया मलित चित्त आत्मतत्व 


 रवेतश्तरोपनिषद्‌ शां० भा० (-]) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 26 | 
 ब्रह्मसूत्र / -4-5) पर शांकर भाध्य द्रप्टव्य । 

. बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (4-4-7) गीता प्रेस गौरखपूर, पृ० 066 । 
. गीता (5-26) शां० भा० गीता प्रेस गौरखपूर, पृ० 64 । 

: बरह्मसूत्र शां० भा० (3-2-6-29 )गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ० 635 ॥ 
. गीता शां० भा० (3]) वही, पृ० 79 ॥ 


(7५ (आ ->»> (2 (>> "व 


96 शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 


का बोध नहीं कर सकता है परन्तु काम्य वर्जित निष्कर्ष के अनुष्ठान से चित्त-शुद्धि 
उत्पन्न होती है जिससे बिना किसी रुकावट के जीव आत्मस्वरूप को जान लेता 
है ।' इस प्रकार आचाये शंकर कर्म से चित्त-शुद्धि मानते है और विशुद्ध चित्त में 
ज्ञान की उत्पत्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है | गीता में दो प्रकार के कर्म माने 
गये हैं--सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म । निष्काम कर्म की श्रेष्ठता एवं करणीयता 
का प्रतिपादन गीता का मुख्य प्रतिपादय विषय है।” इसी प्रकार गीता में वर्णित 
देवी सम्पत्ति तथा आसुरी सम्पत्ति की मीमांसा में स्वाभाविक राग हेष मूलक 
प्रवृत्तियों का दास होकर रहने वाला अधर्मपरायण व्यक्ति 'असुर' कहलाता है तथा 
इसके विपरीत राग द्वेष पर संयम करके शुभ कामना की प्रबलता से धर्माचरण-परायण 
मनुष्य देव” कहलाता है ।१ वासना की इच्छा से यदि कर्मों का सम्पादन क्या जाये 
तो यह असुरत्व का लक्षण है किन्तु रागह्रेष की वासना का त्यागकर निष्काम भाव 
से कर्मों का सम्पादन करता देवत्व का दयोतक है। अतः भगवान्‌ शंकराचार्य गीता 
के इस सिद्धान्त को मानते है कि आसक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म बन्धन का हेतु होता 
है परन्तु पूर्ण ज्ञान एवं पूर्णानन्द प्राप्त कर लेने पर मनुष्य आसक्ति से मुक्त हो जाता 
है । अतएव लाभ-हानि और हर्ष-विवाद से वह प्रभावित नही होता है ।* इस स्थिति 
में वह ब्रह्म ज्ञानी अनासक्त होकर काय कर सकता है । 


.. शंकराचार्य की आचार मीमांसा में उपर्युक्त अनासक्ति पूर्वक सम्पादित निष्काम 
“मे का अत्यधिक महत्व है। जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे आत्म शुद्धि 
के लिये निष्काम कर्म करना आवश्यक है ।* अहंकार एवं स्वार्थ के बन्धन से मुक्त होने 
के लिये निष्काम कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन आचाय॑ शंकर ने किया हैन कि 
व्यक्ति एवं समाज को निष्क्रिय बनाने के लिये । इतना ही नहीं, जो तत्वज्ञान या 
जीवन्मुक्ति प्राप्त कर चुका है, उसे भी अन्यान्य बन्धन ग्रस्त जीवों के उपकारार्थ 
निःस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा शांकर दर्शन में दी गई है ।” 


हज ततन नम... 
2३ २२ मा, 


. <हैदारण्यकोपनिषद्‌ दां० भा० (4-2-22) वही पृ० 0] तथा 02 


एवं ]03 । 

कमप्येवाथकारस्ते मा फलेषु कदाचन । कर्मफलहेतु भूर्मा ते सज्भोड्त्वकर्मणि ॥ 
श्रीमद्भगवद गीता (2-47) 

' पुशुृदन सरस्वती गीता व्याख्या (गूढार्थ दीपिका) निर्णय सागर प्रेस बम्बई 
रवेतश्वत्रोपनिषद्‌ (-] | ) शां० भा०, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 26 । 
 श्रीमदभगवद गीता (2-4) पर शांकर भाष्य द्रष्टव्य । 

हे श्रीमद्भगवद्गीता (5- ) शां० भा०, गीता प्रेस, गोरखप्र पु.) 

' वही (4-4 तथा :-20-26) पर शांकर भाष्य द्रष्ठव्य । 


५ 


क्चे ८5 (४ ने 


96 शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा 


का बोध नही कर सकता है परन्तु काम्य वर्जित निष्कर्ष के अनुष्ठान से चिक्त-शुद्धि 
उत्पन्त होती है जिससे बिना किसी रुकावट के जीव आत्मस्वरूप को जान लेता 
है ।! इस प्रकार आचाय॑ शंकर कर्म से चित्त-शुद्धि मानते हैं और विशुद्ध चित्त में 
ज्ञान की उत्पत्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है । गीता में दो प्रकार के कर्म माने 
गये है--सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म । निष्काम कर्म की श्रेष्ठता एवं करणीयता 
का प्रतिपादन गीता का मुख्य प्रतिपादय विषय है ।” इसी प्रकार गीता में वर्णित 
देवी सम्पत्ति तथा आसुरी सम्पत्ति की मीमांसा में स्वाभाविक राग द्वंष मूलक 
प्रवृत्तियों का दास होकर रहने वाला अधमेपरायण व्यक्ति 'असुरः कहलाता है तथा 
इसके विपरीत राग दह्वेष पर संयम करके शुभ कामना की प्रबलता से धर्मांचरण-परायण 
मनुष्य देव” कहलाता है ।* वासना की इच्छा से यदि कर्मो का सम्पादन क्या जाये 
तो यह असुरत्व का लक्षण है किन्तु रागद्वेष की वासना का त्यागकर निष्काम भाव 
से कर्मों का मम्पादन करता देवत्व का दयोतक है। अतः भगवान्‌ शंकराचार्य गीता 
के इस सिद्धान्त को मानते हैं कि आसक्ति पूर्वक किया हुआ कम बन्धन का हेतु होता 
है परन्तु पूर्ण ज्ञान एवं पूर्णानन्द प्राप्त कर लेने पर मनुष्य आसक्ति से मुक्त हो जाता 
है ।( अतएवं लाभ-हानि और हर्ष-विवाद से वह प्रभावित नही होता है ।* इस स्थिति 
में वह ब्रह्म ज्ञानी अन|सक्त होकर काय कर सकता हैं । 


शंकराचार्य की आचार मीमांसा में उपर्यूक्त अनासक्ति पूर्वक सम्पादित निष्काम 
कर्म का अत्यधिक महत्व है। जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे आत्म शुद्धि 
के लिये निष्काम कर्म करना आवश्यक है ।* अहंकार एवं स्वार्थ के बन्धन से मुक्त होने 
के लिये निष्काम कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन आचायें शंकर ने किया है न कि 
व्यक्ति एवं समाज को निष्क्रिय बनाने के लिये | इतना ही नहीं, जो तत्वज्ञान या 
जीवन्मुक्ति प्राप्त कर चुका है, उसे भी अन्यान्य बन्धन ग्रस्त जीवों के उपकारार्थ 
निःस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा शांकर दर्शन में दी गई है ।” 





!. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (4-2-22) वही प्र० !0] तथा 02 
एवं 03 । 

2. कर्मण्येवाधकारस्ते मा फलेपु कदाचन । कर्मफलहेतु भूर्मा ते सद्भोड्त्वकर्मणि ॥ 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता (2-47) 

3. मधुसूदन सरस्वती गीता व्याख्या (गृढार्थ दीपिका) निर्णय सागर प्रेस बम्बई 

4. रवेतश्वत्रोपनिषद ([-) शां० भा०, गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 26 । 

5. श्रीमद्भगवद गीता ([2-4) पर शांकर भाष्य द्रष्टव्य । 

6. श्रीमद्भगवद्गीता (5-]]) शां० भा०, गीता प्रेस, गोरखपूर, पृ० 53 । 

7. वही (4-4 तथा :-20-26) पर श्ांकर भाष्य द्रष्ठव्य । 


गंकराचाय की दागंनिक विचारधारा 97 


शुद्धचित्त सम्पत्त, निष्काम कर्मपरायण एवं मुक्त पुरूप का जीवन तथा 
आचरण समाज के लिये आदर्श होते है । उनकी श्रेष्ठ तथा अनुकरणीय कर्मों में 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अन्य व्यक्ति उनको आदर्श मानकर उनका अनुगमन 
करते हैं ।? ऐसे व्यक्तियों से कभी कुकर्म नहीं हो सकता है । अतः आचार्य शंकर की 
आचार मीमांसा का महत्वपूर्ण पक्ष है--लोक सेवा । यही कारण है कि लोक सेवा 
(लोक संग्रह) को मुक्ति के पथ में बाधक नहीं अपितु साधक मानते है । अतः उनका 
समस्त जीवन जनकल्याणार्थ तथा राष्ट्र सेवार्थ समपित होने के कारण उनको 
'लोकशड्कर' के नाम से पुकारा जाता है । स्वामी विवेकानन्द तथा लोकमास्य 
तिलक आदि आधुनिक वेदान्ती भी इसी आदर्श का अनुमोदन करते हैं ।* 


गानव जीवन में प्रेम, एकता, त्याग तथा युक्तिसंगत व्यवहार का स्वार्थ, 
द्ेष, अहंकार, विषयान्धता एवं पूर्वाग्रहग्रस्त विचारों की अपेक्षा अधिक महत्त्व है । 
मानव जाति के आभूषणभूत इन सद्गुणों को आचार्य शंकर के इस अद्व त सिद्धान्त 
से कि, सभी जीव एक हैं, “सब प्राणियों में एक ही आत्मा की सत्ता विद्यमान है” 
जितनी विकसित करने की प्रेरणा मिल सकती है उतनी अन्य किसी सिद्धान्त से 
नहीं । यह उनके अभेदवादी दर्शन की आचार मीमांसा का ही चमत्कार है कि 
जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को ज्ञानमूलक प्रतिपादित करने पर भी उन्होंने जिस 
नेतिक एवं आध्यात्मिक साधना पर बल दिया है उसमें निष्काम कर्म द्वारा चित्ता- 
शुद्धि-प्राप्ति के उपरान्त ही आत्मदर्शन अथवा ब्रह्मसाआत्कार करने की क्षमता 
का विकास होता है ।* इस प्रकार आचाये शंकर ने कर्म और ज्ञान का तथा कर्म 
और उपासना के समुच्चय का तिरस्कार नहीं किया है, प्रत्युत॒ चित्तजुद्धि के लिए* 
इनका निष्कामभाव से सम्पादन करने का प्रतिपादन करके उन्होंने उस मिथ्या 
धारणा का निराकरण कर दिया है जिसमें उन्हें कर्मानुष्ठान का विरोध करने के 
लिए आरोपित किया जाता है। अतः स्वामी विवेकानन्द के सन्दर्भ में अद्वेत दर्शन 
पर विलियम जेम्स की यह समीक्षा सहसा अपनी ओर आक्ृप्ट करने लगती है-- 
“भारतवरपं का वेदान्त संसार के सभी अद्वेतवादों का शिरोमणि है। एक 





[. यद्यदाचरति श्रेप्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः। स यत्प्रमाणं कुझते लोकस्तदनुवतेते ॥ 
श्रीमद्भगवदगीता (3-2)। 

2 स्वामी विवेकानन्द का व्यावहारिक जीवन में वेदान्त' तथा लोकमान्यतिलक 
का गीता-रहस्य दृष्टव्य । 

3. श्री शंकराचायं-विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर. पृ० 54 | 

4. “गीता शा० भा०, (2-48) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 6 । 

5. श्री शक राचाय-विवेकचूडामणि (इलोक ॥!) वहीं, पृ० 0। 


98 शंकरावाय की दार्शनिक विचारधारा 


अद्वितीय ब्रह्म, और में वह परब्रह्म । यहाँ एक ऐसा धामिक विश्वास उत्पन्न हो 
जाता है जिसमें मन को सनन्‍्तुष्ट करने की असीम-शक्ति है। इसमें चिरस्थायी शान्ति 
और सुरक्षा का भावनिहित है। हम सभी अद तवाद्‌ का सधुर संगीत सुन सकते 
हैं। इसमें अपूर्व शान्तिदायिनी और उद्धारकारिणी शक्ति है ।! 


प्रसाण-मीमांसा : 


ताकिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रमा-कारण को प्रमाण कहते हैं। अज्ञात एवं 
सत्य रूप पदार्थ के ज्ञान को प्रमा कहते हैं।? इस परिभाषा के अनुसार स्मृति, भ्रम 
तथा संशय-रूप ज्ञान प्रमा के अन्तगंत नहीं आते, क्योंकि भ्रमजन्य एवं संशयोत्पन्न 
ज्ञान में वास्तविकता नहीं होती । इस प्रकार जहाँ जिस वस्तु की जैसी स्थिति है 
उसका वैसा की ज्ञान प्रमा है। उस प्रमा का कारण ही प्रमाण कहलाता है । इस 
प्रकार शास्त्र दीपिका के अनुसार जिस न्ञान में अज्ञातपूर्व वस्तु का अनुभव हो तथा 
जो अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न होकर दोष रहित हो वही प्रमाण है ।* इन प्रमाणों की 
संख्या के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दाशनिक-मतभेद है । आचाय॑ शंकर की प्रमाण मीमांसा 
में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द (शास्त्र) प्रमाण को स्वीकार किया गया है किन्तु उनके 


परवर्ती अद्व त वेदान्ताचार्यों ने उपमान, अर्धापत्ति तथा अभाव को स्वीकार कर 
प्रमाणों की संख्या छः कर दी है ॥* 


अत्यक्ष प्रमाण : 


डा० राधाकृष्णन के अनुसार चूंकि शंकर ने प्रत्यक्ष तथा अनुमान विषयक 
मतोविज्ञान के विषय में विचार-विमर्श नहीं किया है, हम उनके मत के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कह सकते । “वेदान्त परिभाषा” में दिये गए वर्णन से ही हमें सन्‍्तोष करना 
पड़ेंगा और वह स्पप्ट ही अमन्‍्तोंपप्रद है ।१ इसके अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो 
चेतन्यपदार्थों के विपय में विना किसी माध्यम के और साधारणत: इन्द्रियों की क्रिया 
के द्वारा चेतन्य को प्राप्त होता है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष में ज्ञाता तथा प्रत्यक्ष विषयक 








- विलियम जैम्स-््रेग्मेटिज्प (पृ० 54) च्यूयाक, लॉगमेन्स ग्रीन एण्ड को० । 
- मानमेयोदय (-3), अनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थावली । 
' शास्त्र दीपिका (--5) निर्णय सागर प्रेस, बम्बई । 


डा० रावाकृप्णनू--भारतीय दर्शन, भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली-6, पृ० सं० 482 । 


जे लत 


चं+ . अ> 


० डा० रावाहृप्णन--बही, पृ० 482. 


जंकराचार्य की दार्शनिक विचारधारा 99 


पदार्थ में वास्तविक सम्पर्क होता है।” इसी प्रकार रामानुजाचार्य की परिभाषा के 
अनुसार साक्षात्‌ प्रतीति प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
इन्द्रियों से है। बसे तो स्पष्टतः अनुमान-ज्ञान मन-इन्द्रिय द्वारा जन्य है परन्तु उसमें 
इन्द्रिय के साथ विषय का साक्षात्‌कार नहीं होता । यही अनुमान और प्रत्यक्ष का 
भेद है। जब आँख एक घड़े पर जमती हैं तो अन्तः:करण उसकी ओर अग्रसर होता है, 
उसे अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसकी आक्ृति धारण करता है। अन्त.करण 
प्रकाश के समान कार्य करता है। अन्तःकरण वृत्ति की विस्तृत प्रकाग-किरण के 
रूप में बाहर की ओर गति होती है। वृत्ति प्रमथ. का रूप धारण करके पदार्थ के 
साथ एकाकार हो जाती है और इसका तादात्म्य समस्त समीपवर्ती क्षेत्र तक फैल 
जाता है । हम जो कुछ प्रत्यक्ष करते है वह इसी अन्त:करण की वृत्ति पर निर्भर 
करता है। यदि वृत्ति पदार्थ के वजन की आकृति धारण करती है तो हम वजन 
का प्रत्यक्ष करते हैं और यदि रंग की वृत्ति है तो हमें रंग का प्रत्यक्ष होता है ।॥* 

प्रत्यक्ष के भेद---(निविकल्पक तथा सविकल्पक) 

निविकल्पक ज्ञान--इन्द्रियसन्निकर्प के पश्चात्‌ विशेषण-विशेष भाग से 
रहित, विपय स्वरूप मात्र का ग्राहक, शब्दानुगम से शुन्यज्ञान निविकल्पक जान 
कहलाता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में केवल सब प्रकार के विधेयों से रहित होने का 
ही बोध होता है ।। अतः निविकल्पक अवस्था प्रमाण विचार में ज्ञान की प्रथम 
अवस्था है। जैसे मनुष्य को दूर से देखकर उसकी विशेषताओं पर ध्यान न देकर 
केवल यह मनुष्य है ऐसा बोध होना निविकल्प ज्ञान का उदाहरण है। 

सविकल्पक ज्ञान--जब ज्ञान की उपयु क्त प्राथमिक अवस्था अन्य उपकरणों 
से पुप्ट होती जाती है तथा उसका विशेषण, नाम, गुण-क्रियाओं से सम्बन्ध होता 
चला जाता है तो उसे सविकल्पक ज्ञान कहते है। उपयु क्त दूरवर्ती मनुष्य के उदाहरण 
में उसके समीप आने पर उसकी जाति, गुण, क्रिया, नाम तथा द्रव्य का पता चल 
जाता है। इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में पाँच प्रकार के विकल्पों-जाति, गुण, 
द्रव्य, क्रिया तथा नाम द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसी विकल्प योजना पर सविकल्पक 
जान स्थित है ।? 


अनुमान प्रमाण : 
स्वाभाविक रूप से निश्चित सम्बन्ध वाले दो पदार्थों में व्याप्य के देखने 


प्र इन्द्रियों से असम्बद्ध विषय में जो ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहा जाता है । 


[-व 3. वही, पृ० 482-8 3. 

2. रामानुजाचाये, तनन्‍त्र रहस्य, पृ० 2-8. 

4. न्‍्यायमन्जरी, पृ० 98. 

5, मण्डनमिश्र जास्त्री, मीमांसा-दर्शन, पृु० 379 ! 


00 शंकराचारय की दाशनिक विचारधारा 


उदाहरणार्थ धम और अग्नि का स्वाभाविक सम्बन्ध निश्चित है। अतः धूम-दर्शन 
होते पर इन्द्रियों से न देखे गये व्यापक अग्नि का भी ज्ञान होता है, वही अनुमान 
कहलाता है। यहाँ धूम व्याप्य तथा अग्नि व्यापक है और जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ- 
वहाँ अग्नि है--यह व्याप्ति है। इस प्रकार अनुमान की उत्पत्ति व्याप्ति-ज्ञान के 
द्वारा होती है। अनुमान प्रक्रिया में वेदान्त दर्शन प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टान्त या दृष्टान्त 
उपनय निगमन ये तीन ही वाक्य मानता है ।* 


शब्द (शास्त्र) प्रमाण : 


गांकर वेदान्त में आगम अथवा भास्त्र प्रमाण को स्वतन्त्र एवं महत्त्वपूर्ण 
रूप में ज्ञान का साधन स्वीकार किया गया है। आचाय॑ शंकर के अनुसार शास्त्र 
(वेद) ही कत्तव्य और अकत्तंव्य की व्यवस्था में ज्ञान प्राप्ति का साधन होने से 
प्रमाण है ।* वेद नित्य जान है और सृष्टि के समस्त जीवों के लिए त्रिकालाबाधित 
तियमों का भण्डार है। वेद को शाकर दर्शन में अपौरुषेय (मानवीय शक्ति से परे) 
माना गया है और वे ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करते है।* वेदों की प्रामाणिकता 
दाव्वत होने से वे देशकाल की सीमा से परे है । 


आचाय॑ शंकर के अतुसार वेद नित्य होने के साथ-साथ स्वत: प्रकाश है 
क्योंकि वे ईश्वर के स्वरूप का प्रकाशन करते है जिसके विचार उनके अन्दर दिए 
गए है। उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध तथा साक्षात्‌ है, वैसे ही जैसा कि सूर्य का 
प्रकाग हमारे आड़ दि-नग्बन्ध ज्ञान का साक्षात्‌ साधन है ।* 


इस प्रकार वेदों का प्रामाण्य निरपेक्ष माना गया किन्तु श्रुति (वेद) के 
अनुकूल होने पर ही स्मृति प्रमाण मानी जाती है।* आचार्य शंकर श्रुति (वेद) को 
ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाली मानते है जो इन्द्रियों अथवा विचार शब्ित के द्वारा 
प्राप्त नहीं हो सकता ।* प्रकृति तथा उसके गुणों से सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान का 
श्रुति भी उल्लंघन नहीं कर सकती |” अतः श्रुति का प्रामाण्य निर्श्नान्त तथा अन्तिम 





: मानमेयोदय, पृ० 64 तथा वेदान्त परिभाषा, पृ० 92 | 

- त्रीमद्भगवदुगीता (6-24) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

 अह्मयूत्र शांकर भाष्य (--3) दृष्टव्य । तुलना कीजिये, प्लेटो “ईश्वर 
का चित्‌ ही विश्व की विवेकपूर्ण व्यवस्था है ।” (73 ई० जाबेट का पाठ) । 

. डा० राधाकृष्णनू-भारतीय दशन-भाग-2, राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली, 
पाद टिप्पर्णी-2, पृ० 49] । 

>. ब्रह्ममृत्र शाकर भाष्य (2--!) दृष्टव्य । 

6. श्रीमद्‌भगवदु्गीता (3-66) पर शांकर भाष्य दृटव्य । 

+. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य ([--4) तथा (-3-7) | 


५0 3 #-+ 


शंकराचार्य को दार्शनिक विचारधारा 0! 


होने से धर्म और अधर्म सम्बन्धी विषयों पर वेद स्वत: तथा निरपेक्ष प्रमाण है ।* 
कित्तु शंकराचार्य यथार्थ सत्ता (ब्रह्म) को जानने के लिए अनुमान तथा अन्तदष्टि 
के प्रयोग का भी प्रतिपादन करते हैं।* 

इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ शंकराचार्य की 
अवतारणा एक महान्‌ दाश॑निक, उत्कृष्ट विचारक, गम्भीर चिन्तक एवं श्रेष्ठ शिक्षा- 
शास्त्री के रूप में मानवीय इतिहास की स्वाणिम घटना है। अत: डा० राधाक्ृष्णन्‌ 
के ये उदगार बलात्‌ स्मृति पटल पर उदित हो जाते है---/एक दाशनिक तथा 
ताकिक के रूप में सर्वश्रेष्ठ, शान्त निर्णय तक पहुँचने में तथा व्यापक सहिष्णुता में 
एक मनुष्य के रूप में महान्‌ शंकर ने हमें सत्य से प्रेम करने, तके का आदर करने 
तथा जीवन के प्रयोजन को जानने की शिक्षा दी ।* 

उनकी समस्त दार्शनिक मीमांसा के सारभूत बिन्दु निम्नलिखित है--- 

(4) केवलमात्र ब्रह्म सत्‌ है। ब्रह्मातिरिक्त सभी पदार्थ असत्‌ हैं। समस्त 
सांसारिकता का आरोपण ब्रह्म पर होने से अधिष्ठानभूत वही सत्‌ है । 

(2) ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तठस्थ लक्षण से न होकर स्वरूप लक्षण से 
होता है । 

(3) ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है--सत्‌, चित्‌, आनन्द | वह सृष्टि का उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण है। यह उसका तटस्थ 
लक्षण है । 

(4) पारमा्थिक दृष्टि (यथा्थत:) से ब्रह्म निर्गण एवं विजातीय, सजातीय 
तथा स्वगत भेदशुनल्य और समस्त उपाधियों से रहित निरवयब है। 

(5) व्यावहारिक दृष्टि (सापेक्षतः) से ब्रह्म सगुण है और वह जीवात्मा के 
लिए उपासनीय है । 

(6) माया रहित बहा निगुण तथा माया सहित ब्रह्म सगुण है । यही सगुण 
ब्रह्म (ईश्वर) जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण है। 

(7) समस्त जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम” न होकर “विवतं' है। यह विवतंन 
माया (अविद्या) के कारण है। अतः जगत्‌ पारमाथिक रूप में मिथ्या किन्तु व्याव- 
हारिक रूप में सत्य है । 

(8) ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण है। वह नित्य एवं शाइवत 
सत्ता है। अतः त्रिकालाबाध्य होने से वह निरपेक्ष सत्य है। उसका कभी अभाव 
नहीं होता है । 


. श्रीमद्भगवद्गीता (6-23-24) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 
2. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य (4--2) । 
3. डा० राधाकृष्णन--भारतीय दर्शन भाग-2; वही, पृ० 


92 शंकराचाय की दाशंनिक विचारधारा 
(9) जगत्‌ की सृष्टि ब्रह्म क्रीड़ा अथवा लीला के लिए करता है और जगत 
उसका विवत है, परिणाम नहीं जैसा कि रामानुज आदि वेष्णव आचार्य मानते हैं। 


(0) सृष्टि की उत्पत्ति में माया हेतु है। आचाय॑ शंकर के मत में माया 
और अविद्या समानार्थक शब्द हैं। माया परमेश्वर की बीजशक्ति है। 

(![) माया सत्त्व, रण तथा तमोग्रुण वाली है। यह सत्‌, असत्‌ तथा दोनों 
प्रकार से विलक्षण होने से अनिवंचनीय है । 

(2) जगत्‌ भोग्य है और जीवात्मा भोक्ता किन्तु भोकक्‍ता-भोग्य॑ का यह 
भेद यथार्थ न होकर व्यावहारिक है। 

(3) आचार शंकर के अनुसार शरीर तथा इन्द्रियसमृह के अध्यक्ष तथा 
कर्मफल का भोक्‍ता जीवात्मा है। यह चैतन्य है, शानन्‍्त होकर भी बुद्धि के चांचल्य 
से चंचल सा प्रतीत होता है। 

(44) आत्मा साक्षी है। उसमें तथा जीवात्मा में पारमारथिक ऐक्य है। 

(5) ब्रह्म तथा आत्मा का भेद अज्ञान-मूलक है । 

(6) जीव भी छुद्ध रूप में चैतन्य एवं ब्रह्मरूप ही है। 

(7) धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष--इन चतुविध पुरुषार्थों में मोक्ष प्रधान पुरुपार्थ 
होने से मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है । 

(।8) अनातजन्य सांसारिक बच्चन तथा आत्मा पर आरोपित अनेक प्रकार 
की आंत कल्पनाओं का नाश ही मोक्ष है। 

(9) मोक्ष वस्तुत: ज्ञानमूलक होने पर भी शांकर वेदान्त मे चित्त शुद्धि के 
लिए तिप्काम कर्म तथा उपासना का विशिष्ट स्थान है। 

(20) ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण की 
अपेक्षा आगम अथवा शास्त्र प्रमाण का अधिक महत्त्व है। 


शिक्षा का स्वरूप 


सम शोभत तेन तत्कुल॑ सच शीलेन परं ध्यरोचत । 
अपि झीलमदीपि विद्यया ह्मपि विद्या विनयेनदिद्युते ।४ 
ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतः आत्मादीनाम अवबोधः , 
विज्ञानं विशेषतः तदसुभवः ।॥* 

नुष्य को अन्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है ।* 


मानव प्रारम्भ से ही चिन्तनशील है। उसकी जिज्ञासा दर्शन, विज्ञान, काव्य, 
कला तथा शिक्षा के रूप में प्रकट हुई है। मानवजाति के अनादि-अपौरुषेय साहित्य 
वेद में मानव की यह चिन्तनशीलता धारावत्‌ प्रभावित होती हुई प्रतीत होती है । 
वैदिक ऋषियों की जिज्ञासा का अवरोध यहीं न होकर उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थों 
में भी उसके दर्शन होते हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में विकसित साहित्य, दर्शन तथा 
शिक्षा आदि की सृजना के मूल में मानव-चित्तन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
मानव जैसे ही इस विश्व में पदापंण करता है, वह॒ अपने आसपास और इधर उधर 
की वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार करता है। यही विचार शक्ति उसे पश्चुत्व से भिन्‍न 
करती है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भतृ हरि के इस इलोक में-- 
'“आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुतराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिक्षदियेगेटर्मेटहीना: पशुभिः समानता: ॥६ 
इसी भाव की अभिव्यक्ति होती है कि धर्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो 
मानवता तथा पशुता में विभेद स्थापित करती है। विवेक ही धर्म का जनक है। 





]. श्री शंकर दिग्विजय (माधवकृत) (4-72) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार, 
पृ० 3 । शंकर से उनका कुल चमक उठा। वे शील से अत्यन्त प्रभावित 


हुए । विद्या से उनका शील विकसित हुआ तथा उनकी विद्या विनय से विकसित 
हुई। 


2. श्रीमद्भगवद्गीता शां०भा० (3-4) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 7। शास्त्र 
और आचाय के उपदेश से जो (आत्मा-अनात्मा और विद्या अविद्या आदि का) 


बोध होता है उसका नाम ज्ञान! है एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव होता 
है, उसका ताम विज्ञान है। 


2, स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा, श्रीकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 8 । 
4. भोजन करना, सोना, डरना तथा विषयभोग करना पशु और मनुष्यों में समान 
है । धर्म उन दोनों में अधिक विशेषता है। अतः धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। 


04 शिक्षा का स्वरूप 


अतः विश्व के किसी भी देश, जाति अथवा राष्ट्र को ले लिया जाय, वहाँ के नागरिकों 
में सतग्‌ चिन्तनशीलता के दर्शन होते हैं। मानव की यही चिन्तनशीलता शिक्षा की 
जननी है । 

शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। इस एजुकेशन शब्द का 
विकास लैटिन भाषा के 'एजुकेटम' शब्द से माना जाता है । इसमें दो छाब्दों का योग 
है--'ए' तथा 'ड्को' | ए' का अर्थ है अन्दर से तथा 'डूको' का अर्थ है आगे 
बढ़ाना । इस प्रकार एजुकेटम दब्द का अर्थ हुआ अन्दर से बाहर की ओर ले जाना । 
अतः एजुकेशन शब्द का मूल अर्थ मानव की अन्तनिहित शक्तियों के प्रस्फुटन से 
लगाया जाता है । इसी प्रकार आधुनिक शिक्षा शास्त्री एजुकेशन शब्द का सम्बन्ध 
लैटित भाषा के 'एजुकेयर' शब्द से भी जोडते है। इस शब्द के अनुसार शिक्षा का 
अर्थ बढाना, प्रगति करना, उठाना आदि है। इस प्रकार शिक्षा कोई वस्तु न होकर 
प्रक्रिया है जो कि व्यवहार में परिवर्तत करती है। संस्कृत की 'शिक्ष्‌ धातु से 
विकसित 'शिक्षा' जब्द का अर्थ भी सीखने सिखाने को प्रदर्शित करता है । 


शिक्षा एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वाद्धभीण 
विकास होता है। यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो किसी समय प्रारम्भ हो जाय और 
फिर एक निश्चित समय पर समाप्त हों जाय। इस प्रकार शिक्षा एक अनवरत 
प्रक्रिया है। इसका प्रारम्भ बालक के जन्म काल में ही हो जाता है। जन्म से प्रारम्भ 
होकर शिक्षा मृत्युपयंन्त चलती रहती है । इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती है। 
व्यक्ति जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सीखता रहता है। भारतीय दर्शन में आत्मा 
की अमरता को स्वीकार किया गया है। अतः भारतीय विचारको के अनुसार शिक्षा 
की प्रक्रिया इसी जीवन में समाप्त न होकर आगामी जीवन को संस्कारित करती है ।* 
इस प्रकार शिक्षा का अथे व्यापक दृष्टि से करने पर व्यक्ति के समस्त अनुभव, जिन्हे 
वह अपने भ्रमण, विवाहोत्सव, सामाजिक संगठन, मेले' तथा अन्य आयोजमनों के 
अवसर पर प्राप्त करता है, शिक्षा के अन्तगंत आते हैं। शिक्षा के इस व्यापक अर्थ 
में प्रत्यक व्यक्ति शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों है। किसी अवसर पर वह स्वयं सीखता 
है और कभी अन्य को सिखाता है। 


संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निर्चित स्थान, स्कूल, कालिज अथवा विश्व- 
विद्यालय में सम्पन्त होने वाली क्रिया है। प्रायः इसी प्रकार की विद्यालयी शिक्षा को 
आज शिक्षा माना जाता है।* 


. गीता शां०भा० (6-44) गीता प्रेस, गोरखपुर, प०93 । 
2. शत ४.0... 2॥८4707 (4957) ए. 2. 


शिक्षा का स्वरूप 05 


शिक्षा की परिभाषा हे 
शिक्षा के वास्तविक अर्थ के स्पष्टीकरण हेतु विभिन्‍न शिक्षा-शास्त्रियों का 


शिक्षा के प्रति इष्टिकोण विचारणीय है । प्रत्येक देश के शिक्षा शास्त्रियों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में कल्पना तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई है। भारत में 
शिक्षकों, आचार्यो, उपदेशकों तथा शिक्षाविदों की अत्यन्त प्राचीन परम्परा है | वैदिक 
युगीन मन्त्रदष्टा ऋषि विश्वामित्र, उपनिषद्वाणित महान्‌ दाशेनिक याज्ञवल्क्य, ब्रह्मसूत्र 
के प्रणेता बादरायण तथा उपनिषबद्‌ गीता-वेदान्त के महान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर 
आदि जहाँ प्राचीनकाल के महान्‌ विद्वान्‌ शिक्षक है वहाँ आधुनिक युग के स्वामी 
अवेबानन्द्र, अरविन्द, रवीन्द्रनाथ टेगोर तथा महात्मा गांवबी आदि उच्चकोटि के 
शिक्षाविद्‌ है । इसी प्रकार पाइ्चात्य जगत्‌ में सुकरात, रूसो, फ्रोवेल, हरबाट, ड्यूवी, 
पेस्थालाजी तथा टी० पी० नन आदि के नाम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उललेख- 
नीय हैं। आचाये शंकर के शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण की विवेचना से पूर्व पाश्चात्य 
एवं पौर्वात्य दृष्टिकोणों की मीमांसा करता अधिक उपयुक्त होगा। इससे आधुनिक 
सन्दर्भ में शांकर शिक्षा-सिद्धान्त के मूल्यांकत करने में सहायता मिलेगी। अतः 
आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करने से पूर्व विभिन्न पाइ्वात्य 
तया भारतीय शिक्षा-शा स्त्रियों के मतों का विवेचन अपेक्षित है | 


शिक्षा के प्रति पाइचात्य इृष्टिकोण 

पाश्चात्य जगत्‌ में शैक्षिक विचारों का विकास यूताती दाशंनिक सुकरात, 
प्लेटो और अरस्तु के सिद्धान्तों से हुआ है। हमारे देश की भांति प्राचीनकाल में 
यूनानी विचारक आत्मा को पूर्ण मानते थे। अतः सुकरात जिसे शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रश्नोत्तर विवि का जनक माना जाता है, का शिष्य प्लेटो शिक्षा द्वारा मनुष्य का 
नेतिक विकास कर उसे आत्मा की अनुभूति कराना चाहता था। उसके अनुसार 
शिक्षा का काय मनुष्य के दरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। प्लेटो का 
शिष्य अरस्तू आत्मा के ज्ञान से पूर्व मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को 
आवश्यक समझता था जिससे वह अपना जीवन चला सके। अतः उसके अनुसार 
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। आदर्शवादी शिक्षा-दर्शन में 
सत्यं, शिव तथा सुन्दर की स्थापना जीवन के सर्वोत्कृष्ट आद्शो के रूप में हुई है। 
अतः प्रसिद्ध आदर्शवादी शिक्षा दाशनिक एच० एच० हा के अनुसार “सत्य, सुन्दर 
तथा शिव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है और इसीलिए शिक्षा का सर्वोच्च कार्य इन 
आवश्यक वास्तविकताओं से, जिनका जाति के इतिहास ने प्रकटीकरण किया है, बालक 


3] 


का समायोजन करना है | रस्क्र के अनुसार शिक्षा बालक को केवल भौतिक वाता- 


. निठागाढ, वि... उ॥6 2॥॥/65०' ० इरव॑ाट्य/90/॥, ने 0९7 & 805, 
3८७ ४0०४८, ?. 02. 


शिक्षा का स्वरूप 
06 


वरण में ही समायोजित नहीं करती है वरन्‌ सभी प्रकार के परिवेश से समन्वय 
कराती है-- शिक्षा का प्रयोजन बालक को वास्तविकता की सभी अभिव्यक्तियों से 
समन्वय करने योग्य बनाना है केवल प्राकृतिक परिवेश से ही अपना अनुकूलन कराना 
नहीं है ।/” इसी प्रकार इटली का प्रसिद्ध आदर्शवादी जैन्टाइल आत्मसाक्षात्कार को 
शिक्षा के अन्तिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता हुआ इसको आध्यात्मिक होने की 
प्रक्रि] मानता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्शवादी विचारकों 
ने शिक्षा को आत्मसाथात्कार का साधन स्वीकार किया है। 

प्रकृतिवादी विचारधारा में बालक को महत्त्वपूर्ण माना गया है । प्रसिद्ध 
प्रकृतिवादी विचारक रूसो के अनुसार शिक्षा अपना प्रयोजन, अपनी प्रक्रिया और 
अपने साधन पूर्णतया बालजीवन और बाल अनुभव के अन्तगंत पाती है। प्रसिद्ध 
प्रकृतिवादी शिक्षा-शास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा का कार्य सच्चरित्र नाग- 
रिक का निर्माण करना है। उनके अनुसार शिक्षा को ऐसे नागरिक का निर्माण करना 
चाहिए, जो विश्व में अपना मार्ग बनाने में समर्थ हो ओर साथ में सच्चरित्र हो। 
इसी प्रकार रास ने शिक्षा को बालक का स्वतन्त्र विकास मानते हुए कहा है---““उसकी 
शिक्षा उसकी रुचियों और प्रेरणाओं का मुक्त विकास है, एक शिक्षक के द्वारा उस 
पर किया हुआ कृत्रिम प्रयास नहीं है ।*” इन प्रकृतिवादी परिभाषाओं के आधार पर 
बालक के मुक्त विकास को ही शिक्षा स्वीकार किया गया है। 

परिचम के व्यवहारवादी दाशनिकों के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो 
व्यक्ति को विभिन्‍न परिस्थितियों में समायोजित करती है। इस दृष्टिकोण के आधार 
पर ही टी० रेमन्ट की शिक्षा की परिभाषा उल्लेखनीय है---/शिक्षा विकास की वह 
प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशवकाल से प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है और जिसके 
द्वारा वह धीरे-धीरे अपने को आवश्यकतानुसार अपने प्राकृतिक, सामाजिक और 
आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है ।*” 

अमेरिका का प्रसिद्ध शिक्षा दाशनिक जानडीवी शिक्षा को व्यप्टि एवं 
समष्टि के सामन्जस्य का साधन मानता है। उसके विचार में “शिक्षा व्यक्ति की उन 
सब योग्यताओं का विकास है जिससे उसमें पर्यावरण पर नियन्त्रण रखने और अपनी 
सम्भावनाओं की पूति करने की क्षमता आती है ।*” इस प्रकार व्यवहारवादी विचार- 


4. शिपरडए रि.---7॥६ 2/॥॥॥/050फप्रिट्व! 285 ० वंधट्वा700,. (7॥7. ० 
8,0१7007, 7/6€5$, ?. ]69. 

2. 058, उक्ा68-076प्राव डिठा+ ० डव॑॥रत्वांशावां 7॥९90,. 0608९ 
(3. पिवाएव0 & (0. 7.07000, ?. 94-95. 

3. रिवज्ा0प्रगां [.-7४० 2#टांफ्ा/|ए/8 ता #क्क॑ट्वा/00, 0767 ॥.0270क॥5 


4. ई20ज8५, उणाए,. 0700करउलवरटए <& डबा|त्या/ंका बिल ४०7८, 6 
जिला (0. 


शिक्षा का स्वरूप 07 


धारा में शिक्षा को न केवल व्यक्ति-विकास का साधन स्वीकार किया गया है बरन्‌ 
सामाजिक विकास इसका महत्त्वपूर्ण पहलू है । 

मनोवैनिज्ञानिक इष्टि से शिक्षा की परिभाषा कुछ दूसरे ही रूप में की गई 
है। मनोवैज्ञानिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के विकास एवं उदात्तीकरण (डप्रणी- 
74000) को ही शिक्षा मानते है। जमंन शिक्षा शास्त्री पेस्टालाजी के अनुसार 
शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील 
विकास है। इसी प्रकार सोवियत रूस के प्रसिद्ध शिक्षा ज्ञास्त्री अ० से० माकारेंको 
के अनुसार शिक्षा मनुष्य की व्यक्तिगत विशिष्टताओं का विकास हैं। उनका कहना 
है--'मेरी इष्टि से शिक्षा का अभिप्राय है, मानवीय व्यक्तित्व का कार्यक्रम और 
मैं 'चरित्र' की धारणा में उन सभी गुणों को शामिल करता हूँ, जो व्यक्तित्त्व की 
विशिष्टता हैं। 7! 

उपर्यूकत विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा मानव-जीवन के विकास की 
अनवरत प्रक्रिया है। इस प्रकार पर्चिमी विद्वानों के अनुसार मनुप्य की शिक्षा 
जीवन भर चलती है किन्तु भारतीय विद्वानों के विचार में शिक्षा के अन्तगंत 
आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा के कारण पश्चिमी विद्वॉन्‌ शिक्षा की व्यापक परिभाषा 
देने में असमर्थ रहे हैं। अतः शिक्षा सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण को यहाँ प्रस्तुत 
करना नितान्‍्त वाछतीय है । 


शिक्षा के प्रति भारतोय दृष्टिकोण 

भारतीय दर्णन में जीवन की समग्र कल्पना की गई है । व्यक्ति केवल मात्र 
शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक प्राणी नहीं है वरत्‌ वह आध्यात्मिक प्राणी भी है।* 
अतः भारतीय इष्टिकोण में शिक्षा एक पवित्र वस्तु है जिसके द्वारा मानव इस लौकिक 
तथा पारलौकिक हित का सम्पादन करता हैं ।* अर्वाचीन भारतीय शिक्षाशास्त्रियों 
ने भी शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष पर वल दिया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
अनु प्ताार--“जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता हैं 
वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को जीतकर विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से 
मोक्ष को प्राप्त होता है । 4 स्वामी विवेकानन्द व्यक्ति में निहित क्षमताओं के विकास 


. अ० से० माक्तारेको--सोवियत स्कूली दिक्षा की समस्याएँ, प्रगति प्रकाशन, 
मास्को-2[, जूबोवस्की वुलवार, पु० स० 3। 
 डा० राधाकृष्णन्‌--- प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार----राजपाल एण्ड 
सन्‍्स दिल्‍ली, प्ृ० 52। 
3. केतोपनिषद्‌ छ्ां० भा० (2-4) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 88 । 
4. स्वामी दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास, पृ० 29, 
बेदिक पुस्तकालय अजमेर । 


2 


।08 शिक्षा का स्वरूप 


को शिक्षा मानते हुए कहते है--“मनुष्य को अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त 
करना ही शिक्षा है ।! “शिक्षा मानवीय मस्तिष्क का अध्ययन है। इस तथ्य का 
उद्घाटन महायोगी अरविन्द की शिक्षा की परिभाषा में हुआ है--“शिशु किशोर 
तथा प्रौढ़ मानव-मस्तिष्क का अध्ययन शिक्षा का वास्तविक आधार है ।”” महात्मा 
गाँवी ने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास को इृष्टिगत रखते हुए 
शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है--शिक्षा से मेरा तात्पयं उस प्रक्रिया से 
है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोत्क्रिष्ट रूपों को प्रस्फुटित 
कर दे ।” प्रो० हुमायकबीर शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिससे व्यक्ति 
अपने अन्दर निहित क्षमताओं को विकसित करता है--'शिक्षा व्यक्ति में जो कुछ 
विद्यमान है, उसके प्रस्फुटन की आवश्यक प्रक्रिया है। यह उसकी गुप्त क्षमताओं 
का जब तक वे वास्तविकता नहीं हो जातीं, विकास करती है ।4 आधुनिक युग में 
शांकर दर्शन के महान्‌ विद्वान्‌ स्वामी करपात्री जी के अनुसार अध्यापक द्वारा 
छात्र को ज्ञान का हृदयड्भम कराता शिक्षा है। उतका कहता है--'किसी विषय के 
विशेषज्ञ द्वारा अपने वागव्यवहार अथवा आचरण द्वारा अपने विशेष ज्ञान-विज्ञान 
को श्रोता (छात्र ) के अन्तःकरण में संक्रान्‍्त करना शिक्षा है ।* 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा- 
शास्त्री शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास 
की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा वस्तुत: ऐसा साधन है जो व्यक्ति तथा समाज की 
प्रगति एवं विकास को गति प्रदान करता है। आचाये शंकर ने अपनी शिक्षा की 
कल्पना में उन सभी तत्वों का समावेश किया है जो आधुनिक पादचात्य तथा 
भारतीय शिक्षाविदों के शैक्षिक विचारों मे उपलब्ध होते हैं। उनकी अवतारणा 
भारतीय इतिहास के उन क्षणों में हुई जबकि समस्त राष्ट्र असमंजसपूर्ण स्थिति में 
था । इस सम्बन्ध में द्वितीय अध्याय में शंकराचाय के शिक्षा-दशन की ऐतिहासिक, 
धामिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमियों के प्रकरण में पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है। ऐसे संघर्षपूर्णं समय में आचाय शंकर के शिक्षा-दर्शन 
का प्रणयत होने से उनकी शिक्षा की कल्पना में भले ही आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों 


. स्वासी विवेकानन्द--शिक्षा, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 8 ! 


2. 9 हैप0णएा॥00-4 ३870 ठ॒ खैद्ांसवदा डव॑ंप्रत्याांए0, 479६ ?प०४. 
7700$6, (8९प्र9, 7? 4. 


३3. ५, 4९. (द्घा077, मदाएंटवा, 3 [-7-937. 


4. हि) मिष्याबशपानावबीदा- मग097779.. ए आ्परव्धांए।, &५59 
#00॥99789 70०४८, 807909, ?. 83. 


5. देखिये परिशिष्ट-- । 


शिक्षा का स्वरूप 09 


की भाँति निव्वित गब्दावली न हो किन्तु उनका शिक्षा के प्रति यथार्थ एवं स्पप्ट 
दृष्टिकोण है । 


आचाये शंकर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण : 


दर्शन, धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में भगवान्‌ शंकराचार्य का कार्य इतना 
हृत्वपूर्ण है कि उन्होंने औपनियद दर्श पर आधारित जिस अद्वत सिद्धान्त की 
स्थापना की तथा जीवन भर जनसामान्य में घृम-घुमकर जिस आचार-मीमांसा को 
हृदयज्भम कराया उससे शिक्षा-क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का पता चलता 
है । प्रायः उनके शैक्षिक योगदान की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। 
वस्तुत: उनकी महान्‌ उपलब्धि का मूल्यांकन उनके शैक्षिक विचारों से ही हो सकता 
है । जीवन के अत्यन्त प्रारम्भिक काल (केवल आठ वर्ष की अल्पायु) में ही उन्हें 
शिक्षा के महत्व का पता चल गया था * अतः संन्यास लेकर वह गुरु की तलाश 
में उसी अल्पायु में चल दिये थे। थोड़े ही समय में अयने शैक्षिक कार्यों, धामिक् 
प्रवचनों एवं आध्यात्मिक वार्तालापों से उन्होंने इतनी ख्याति अजित करली कि 
उनकी शैक्षिक मीमांसा ने शिक्षा जगत्‌ को नूतन प्रकाश प्रदान किया । पश्चिम के 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टालाजी 'पिता पेस्टानाजी' के नाम से विख्यात है और महात्मा 
गाँधी को *'राष्ट्रपिता' कहकर अभिहित किया जाता है? किन्तु आचाय शंकर को 
'जगदगुरु! के रूपमे भारतीय समाज द्वारा अभिनन्दित किया जाना उनके महत्त्व को 
अत्यधिक बढा देता है। उतका यह अभिनन्दन उनके शैलिक मुल्यांकन का ही 
प्रतिफल है । 


शांकर शिक्षा का मूनाधार णद्वत वेदान्त का सिद्धान्त है। अद्व त थिद्धान्त 
में ज्ञान का अत्यन्त महत्त्व है । वेदान्त की केन्द्रीय समस्या ब्रह्म की धारणा है। अतः 
ब्रह्मतत्व का अन्वेषण करना शांकर-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
इस पुरुपार्थ चतुप्टय में मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करने के कारण, 
आचाय॑ शंकर मोक्ष प्राप्ति को मनृप्य के जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य घोषित करते 


. अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे स्ंशास्त्रवित्‌। पोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे 


मुनिरिभ्यगात्‌ ॥ 
श्री बलदेव उपाध्याय--“श्री शंकराचाय ---हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
पृ० 336-37 । 


2, ?86, ४.३.-7॥८ ऋव॑ंपरत्यांगावा 2/7905०/#]'.. ० 'क्षिवकाध (0एप्ावं, 
३एएथआ। ?प99शापए2, ति०ए05९, &76080920, 9. 0. 


!0 शिक्षा का स्वरूप 


हैं ।। यह मोल ज्ञानगम्य है और विद्या अनात्म विज्ञान को निवृत्त करती हुई उसकी 
निवृत्ति द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व (मोक्ष) की हेतु बनती है ।* 


आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की ज्ञान-प्राप्ति का साधन 
है।* और उसके अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम है। यही उसके लिये मोक्ष- 
कारिका है ।* 


शंकराचार्य ने अपने ग्रस्थों में ज्ञान के स्वरूप की पर्याप्त विवेचना की है। 
शिक्षा की निश्चित परिभाषा पर पहुँचने से पूर्व उनकी ज्ञान-सम्बन्धी व्याख्या का 
विश्लेषण प्रसंगानुरूप है। ज्ञान का अर्थ है, जानना। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना 
वेदान्त का सर्वाधिक अभीष्ट है। आचाय॑ शंकर का कथन है कि ब्रह्म परमात्मा 
को कहते है, वह जिससे जाना जाता है, वह ब्रह्मविद्या है।" इस प्रकार शांकर 
सिद्धान्त में ज्ञान का तात्पर्य केवलमात्र भौतिक पदार्थों की जानकारी नही है वरन्‌ 
ब्रह्म अथवा आत्मा को जानना ज्ञान है।” इसलिये समस्त विशभूतियों से सम्पन्न होने 
पर भी परमात्मा का बोध हुए बिना व्यक्ति अभय नहीं होता, जब तक कि वह 
ब्रह्मा को नही जावता । गांकर शिक्षा दर्शन में ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान ज्ञान, 
विद्या, ब्रह्म विद्या अथवा आत्म विद्या आदि समानार्थक शब्द है। इस दृष्टि 
से शिक्षा वह है जिससे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लय के कारणभृत ब्रह्म का ज्ञान होता है | 


ज्ञान सेन केवल अविद्या आदि दोषों का निराकरण होता है वरन्‌ यह 
व्वक्ति के शोक-मोह आदि की निवृत्ति भी करता है। अतः शंकर के अनुसार जो 
भी प्रत्यय अविद्यादि दोषों की निवृत्तिऱप फल प्रदान करने वाला हो वह आदृूय, 





. ब्रह्मसूत्र शा० भा० ([-]--!) गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी पृ० 29 । 

2. क्रैनोपनिषद श्ां० भा० (2-4) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 82। 

3. केनोपनिपद्‌ वही, पृ० सं० 88 । 

4. वही, पृ० 83 । 

5, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (7-) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 72 । 

6. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां>० भा० (]-4-9) गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ० 24 | 

7. वही (-4-7) पृष्ठ सं० 233-34 । 

8. वही (4-2-) पृ० 859 । 


9. ब्रह्मसत्र शां० भा० (!--4-4), गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 49-50 । 


शिक्षा का स्वरूप ]]| 
अन्त्य, अविच्छिन्न, विच्छिन्न कसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है ।! इससे स्पष्ट 
है कि ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान आदि दोपों का निवारण करता है। अतः जिससे 
मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह तथा क्रोध आदि दोषों की निवृत्ति होती है वह 
शिक्षा है * 


शांकर दशन में ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ही ज्ञान है ।? अतः 
आचायें शंकर का कथन है कि भले ही कोई ज्ञास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का 
चयन करे, नाना शुभकर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और 
आत्मा की एकता का बोब नहीं होता, तब तक सौ ब्रह्माओं के बीत जाने पर 
(अर्थात्‌ सौ कल्प में) भी मुक्ति नहीं हो सकती | इस प्रकार जाकर शिक्षा वह 
है जो आत्मा को परमात्मा और नर को नारायण बताती है ।* मानव समाज में 
व्याप्त नाना प्रकार की विषमताओों तथा विभिन्‍नताओं का शमनकर ऐक्य स्थापित 
करना आचार शंकर के अनुसार वास्तविक शिक्षा है ।९ 


शंकराचार्य ज्ञान को स्वतन्त्र मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाण 
जन्य है और प्रमाण यथार्थ वस्तु बोधक होता है, इसलिये ज्ञान करने, न करने 
अथवा अन्य प्रकार से करने योग्य नहीं हो सकता, क्‍्योंक्रि वह केवल बस्तु के ही 
अधीन है, विधि के अधीन नहीं और पुरुष के अधीन भी नहीं है।”? इस प्रकार 
ज्ञान को आचाय शंकर यथार्थ बोधक तथा वस्तुगत (00«० ६८) मानते 
हैं। उनके अनुसार सदा एक रूप से रहने वाला जो पदार्थ है, वह यथार्थ है। 
लोक में ततृविषयक ज्ञान सम्यगज्ञान है । अत: शिक्षा वही है जो व्यक्ति को यथार्थ 
एवं वस्तुगत ज्ञान प्रदान करती है। इसी यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान को सम्यगज्ञान 


की संज्ञा प्राप्त होने से आचार्य शंकर के अनुसार सम्यगज्ञान ही वास्तविक 
शिक्षा है। 


न्कििधिी िता अं: /क्या पान ललि७8७इ भजन लखन: भी तन अंवननना 


. बृहदारण्सकोपनिषद्‌ शां० भा० (-4-0) गीत। प्रेस, गोरखपुर पृ० 276 । 
श्रीमद्भगवद्गीता शां० भा० (8-73) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 479 । 

. श्री शकराचाय--विवेक चूडामणि (इनोक 204) गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ० 67। 

वही, इलोक-6, पृ० 9। 

5. देखिये परिशिष्ट-4 । 

6. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरण ग्रन्थ-संग्रह---सम्पादक-एच ० आर० भगवत, 

पता, पृ० 42 । 
7. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (---4-4) गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी पृ० 68 । 
8. ब्रह्मसूत्र (3--3-]) शां० भा०. वही, पृ० 357॥ 


(0 जे “+ 


का 


42 शिक्षा का स्वरूप 


ज्ञान व्यक्ति के अन्दर निहित है। वह स्वभावतः आत्मबोघ कराने में समर्थ 
होता है किन्तु बाह्य विषयों की आसक्ति आदि से व्यक्ति का आत्मतत्त्व कलुषित 
रहता है। यही कारण है कि मनुष्य सवंदा समीपस्थ होने पर भी उस आत्मत्त्व 
का मल से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान दर्शन नहीं कर पाता है। 
यहीं से शिक्षा का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। शिक्षा द्वारा जब व्यक्ति के इन्द्रिय 
एवं विषयजन्य रागादि दोषरूप मल दूर हो जाने पर दपंण या जल आदि के समान 
चित्त प्रसन्‍्त-स्वच्छ (शान्त) हो जाता है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है।! इस 
प्रकार भगवान शंकराचार्य शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साथन ही नहीं मानते 
है वरन्‌ व्यक्ति के मनोगत ईर्ष्या, ढेष तथा असक्ति आदि दोषों का अपनयन कर 
शिक्षा मनुष्य के मन को प्रसन्न, स्वच्छ तथा शान्‍्त करती है। मानसिक रूप से 
स्वस्थ व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है । वेचारिक दृष्टि से शाकर दर्शन 
में ज्ञान को मनुष्य में स्वभाव-सिद्ध माना गया है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं 
आता, सब अन्दर ही है। अतः मनुष्य जो कुछ सीखता है, वह सब उसके अन्दर से 
ही प्रकट होता है। मनुष्य की आत्मा अनन्त ज्ञानस्वरूप है । उसके ऊपर से आवरण 
का हटना ही ज्ञान है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्‍्यूटन ने जिस गुरुत्वाकषण सिद्धान्त का 
आविष्कार किया था, वह न तो सेव में था (जिसे पतित होता हुआ देखकर न्यूटन को 
इस सिद्धान्त का आभास हुआ था) और न पृथ्वी की किसी केन्द्रस्थ वस्तु में, बल्कि 
वह तो न्यूटन के मन में ही था ।* अतः बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरकमात्र 
है जो हमें अपने मत का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है ।* इस प्रकार अज्ञान 
(माया) से आवृत तथा मनुष्य में विद्यवान सत्‌ वस्तु (ब्रह्म) का अनावरण ही 
शिक्षा है ॥* 

शकराचाय के अनुसार मानव जीवन में ब्ह्मानुभूति का सर्वाधिक महत्त्व है ।* 
अतः ब्रह्मानभूति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का विकास तथा अज्ञान का निराकरण 
होता है ।? इस कारण आचाय॑ की ज्ञान सम्बन्धी यह परिभाषा आलोच्य है--''में 
सम, शान्‍त और सच्विदानन्द स्वरूप ब्रह्मरूप ही हैँ, असत्‌ स्वरूप देह में नहीं हँ-- 
इसी को बुधजन ज्ञान कहते है। में निविकार, निराकार, निर्मल और अविनाणी हूँ, 





. मुण्डकोपनिषद्‌ जाँं०? भा० (3--8) गीता प्रेस, गोरखपुर, पु० 98 । 
 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2--]) पर शाकर भाष्य दृष्ट्व्य । 

स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 8 । 

» वही 

- बह्मसूत्र शां०्भा० (-]) वाराणसी, पृ०4-2 । 

 अह्मसूत्र शां ०्भा० (4-]-]-]) वही, पृ० 29 । 

- अह्मसूत्र शां०>भा० (१-2-5-2), वही, पृ० 625-26 । 


ज] ८७६४ (४ - >> ० 


भर 


शिक्षा का स्वरूप 8!3 


असत्स्वरूप देह में नहीं हँ-इसी को वुधजन ज्ञान कहते है । में दुःखहीन, आभासहीन, 
विकल्पहीन और व्यापक हूँ, असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ---ईइसी को वुधजन ज्ञान कहते 
है। में निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, नित्यमुक्त और अच्युत हूँ, असत्स्वरूप देह मैं नहीं हँ-- 
इसी को बुधजन ज्ञान कहते है। मैं निमंल, निश्चल, अनन्त, बुद्ध और अजर, अमर 
हैँ, असत्स्वरूप देह में नही हँ---इसी को वुधजन ज्ञान कहते हैं ।! 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुप्य मूलतः: एक आध्यात्मिक प्राणी है ।* मन, 
- द्वि तथा शरीर आदि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है ।* भ्रमवश वह स्वयं को 
मन, बुद्धि, तथा शरीर आदि में सीमित, अशुद्ध, असत्‌, दुःखी तथा मरणशील आदि 
मानता है । वस्तुत: वह तो नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म है ।$ यही उसका 
यथार्थ स्वरूप है । आचाय॑ शंकर के अनुसार इसी यथार्थ स्वरूप का अनुभव करना 
मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए ।* अतः शिक्षा मनुष्य को जहाँ उसके यथार्थ- 
स्वरूप (ब्रह्मत्व) की अनुभूति कराती है वहाँ मन, वुद्धि तथा शरीर आदि में 
आत्मभाव की भअ्रमपूर्ण कल्पना का निराकरण भी करती है ।* 

शिक्षा-प्रक्रिया में शिक्षक का होना परमावश्यक है। बिता उसके शिक्षा की 
प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता है। शिक्षक शिक्षा का यदि एक थ्र॒व है तो 
दूसरा ध्रुव है शिक्षार्थी । शिक्षार्थी के बिना भी शिक्षा की प्रक्रिया सम्भव नही हैं। अतः 
ऐडम्स तथा रास शिक्षा को द्विश्रवी प्रक्रिया (8-?0॥-?१7००८४$) मानते है । किन्तु 
प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जान ड्यूवी के अनुसार शिक्षक-शिक्षार्थी के अतिरिक्त 
पाठ्यक्रम शिक्षा का तीसरा महत्त्वपूर्ण ध्रुव है। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा 
त्रिश्नुवी प्रक्रिया (पप-?०087?00०७५७) है । डयूवी की भांति आचार्य शंकर भी 
शिक्षा के तीन ध्रुव-गुरू, शिप्य तथा शास्त्र (पाठ्यक्रम) स्वीकार करते हैं। उनके 
अनुसार ज्यास्त्र पर आधारित गुरु एवं शिष्य में सम्पन्न अन्तः क्रिया शिक्षा है। अतएव 
ज्ञान के सम्बन्ध में भगवान्‌ शंकराचार्य के ये विचार आलोचतीय हैं--“शास्त्र और 
आचार्य के उपदेश से जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या आदि का बोध (शिष्य) 
को होता है उसका नाम ज्ञान है। इसका जो विद्येप रूप से अनुभव है वह 
विज्ञान है ।”' 





| श्री शंकराचाय---अपरोक्षानुभूति (इल्ोंक 24-25-26-27-28) गीता प्रेस. 
गोरखपुर, पृ० ]-2 । 

2. ब्रह्मसूत्र शां>भा० ([-]--) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ०३0 । 

3. श्री जंकराचारय विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह: पूत्रा, पृ० 5 | 

4. ब्रद्मसूत्र भांग्भा> (]---]) वही, पृ० 30 | 

5 ब्रह्मसूत्र शांग्भा० (-]--) वही, पृ० 29 । 

6. माण्डक्योपनिषद शां०भा० (सम्बन्ध भाष्य) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०22 । 

7. श्रीमद्भगवद्गीता (3-4) शां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०04 । 


]]4 शिक्षा का स्वरूप 


यहाँ यह तथ्य उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा में आचार्य 
शकर के अनुसार अनुभव, बोध की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः झास्त्र 
(पुस्तकों) की मात्र जानकारी को वह ज्ञान कहते है और शास्त्र से समझे हुए भावों 
को वैसे ही (यथार्थ रूप में) अपने अन्तःकरण में अनुभव करना उनके अनुसार विज्ञान 
है ।' इस प्रकार आचार शंकर की दृष्टि में शिक्षा की प्रक्रिया केवल भुरु-शिष्य से ही 
सम्पन्न नहीं होती है वरन्‌ शास्त्र (पाठ्यक्रम) पाठ्यविषय का निर्धारण करता है 
और गुरु एवं छात्र की क्रियाओं को समुचित आधार प्रदान करता है। इस प्रकार 
आचाये शंकर के अनुसार शास्त्र (पाठ्यक्रम), गुरु एवं शिष्य के समुचित समन्वय से 
ही शिक्षा-प्रक्रिय॒ का विकास होता है । 


शिक्षा के सम्बन्ध में अब तक के विवेचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
आचाय॑ शंकर के अनुसार आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है ।* अत: 
उनकी शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक है। इस प्रकार अध्यात्म से भिन्न कोई शिक्षा 
नहीं है ।* 

शिक्षा की प्रक्रिया मुक्तिपयन्त चलती है। मनुष्य का अपने यथार्थ स्वरूप को 
पहिचानना उसकी वास्तविक शिक्षा है ।* इसके लिये उसे गुरु की शरण में जाना 
होगा। गुरु शास्त्रानुसार उसे उपदेश देगा--तू वह (त्रह्म) है” और शिष्य यह 
अनुभव करेगा-में ब्रह्म हूँ ।! यह समस्त प्रक्रिया शिक्षा है ।” अतः आचारये शंकर के 
अनुसार शिक्षा की यह परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है---“शिक्षा एक मुक्तिपयेन्ता 
चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित ब्रह्मभाव का 
जागरण होता है, उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, जीवन जगत्‌ के प्रति 
उसके व्यवहार तथा विचारों में निरन्तर परिवर्तन, परिमार्जन एवं संशोधन होता है 


और वह्‌ ब्रह्मात्मेक्य की अनुभूति के योग्य होकर सर्वत्र सम (ब्रह्म) दर्शन करने में 
समर्थ होता है ।* 


: श्रीमद्भगवद्गीता (6-8) शां०भा०, वही, पृ० 77 । 

- त्री शंकराचार्य-प्रश्नोत्तरी (इलोक ) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 2 । 

देखिये परिश्षिष्ट सं० 3 । 

: बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० (2-4-5) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०552॥ 
“तत्वमसि --छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-6) पर शां०भा० दृष्टव्य । 

: “अहम ब्रह्मास्मि-बृहदःरण्यक्ोपनिष्द (]-4-]0 ) पर शां० भा० दृष्टव्य । 

 अह्मसत्र ([-3-5-]9) पर शां०भा० दृष्टव्य । 

- विद्या मोक्ष उपपद्यते । ब्रह्मसूत्र शां०भा० (3-2-6-29) गोविन्दमठ टेढीनीम, 
वाराणसी, पृ०635।॥ 


 वैताइ्वत्रोपनिपद्‌ शां०>भा० ([-) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृू० 26 । 


6६650 +-3 (७६४ (७ - >> (> >> # न्‍च॑ 


> 


शिक्षा का स्वरूप ]]5 


शिक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता 

मानव जीवन में चिन्तन-मनन एवं विवेक का जितना महत्त्व है उतना अन्य 
किसी वस्तु का नहीं | प्रकृति ने मानव जीवन का निर्माण इस ढंग से किया है कि वह 
बहुत कुछ सीख सक्रे । इस प्रकार सीखता मानव का स्वभाव है। अतः सीखने की 
प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस दृष्टि से मानव का यह अधिकार हो जाता 
है कि वह समुचित शिक्षा प्राप्त करे । भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री मौ० अब्बुल कलाम 
आजाद ने कहा था--“प्रत्यक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे 
वह अपनी योग्यताओं के विकास तथा पूर्णनीवन यापन के लिए समर्थ होगा 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पृति का दायित्व समाज का है। अत: भोजन, वस्त्र तथा 
आवास आदि की भाँति शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षाविद्‌ जान 
वाइल्ड के शब्दों में “शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता तथा मूलभूत अधिकार 
दोनों है ।” यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा 
महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक है | बिना शिक्षा के समाज के सदस्य शिक्षित नहीं हो सकते 
है और बिना शिक्षित सदस्यों के समाज का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता है। अतः 
जान वाइल्ड समाज का यह आवश्यक कत्तंव्य मानते है कि उसमें उत्पन्न समस्त 
बालकों को उचित रूप में शिक्षित किया जाय ।# 


वस्तुतः मानव जीवन का प्रारम्भ ही शिक्षा से होता है। उसकी विभिन्न 
आवश्यकताओं की पूति शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। अतः शिक्षा को इस इष्टि से 
मानवीय आवश्यकता माना जाता है कि इसके द्वारा यथार्थ मानव का निर्माण होता 
है ।* मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं है। उसकी कुछ शारीरिक, कुछ भोजन सम्बन्धी 
तथा कुछ आवास सबन्धी आवध्यकताएँ होती है। उसे भोजन, जल, वस्त्र आदि 
चाहिए । उसकी सामाजिक आवच्यकताएँ भी है। वह समाज में सम्मान चाहता है । 
वह अपना जीवन आनन्‍्दरयूवंक व्यतीत करना चाहता है, एवं मनोवेज्ञानिक आवश्यक- 
ताओं का भी अनुभव वह करता है । इन आवशध्यकताओ की पूति के अनेक साधन हो 
सकते है। अनेक ढंग, उसके भोजन के हो सकते हैं, अनेक प्रकार से वह बस्त्र पहन 


| &272906 ७.७ 'दिद्दाद्वा)--रट [स्र/॥/९ ण #वबीएटवांशा का सारवीध, ॥7 
शाछ0:०शाणा )णा, शी. | & 3. 560ए. ० 780|9, ?. 5. 
2 जात, वा, +फवपत्वाएंगा ढ माकावा क्‍चलंशी)' > 4 सिश्कोओांट विंट॥४ी | 
(0०820 $ एगज्राप्टाडाए ० (॥0820 ?९४६, 955, ??., 37-44. 
. +088 79. 37-4[. 
. जिपा।िा | 2णा30---#9%४/. 72/॥#7980/#765 क्कार्त॑ छः उचलांटह का 


न  (+»2 


एकीटवाएंगा ब्ाव #टींइग, निधाएलश' & २0७, ?प॥8॥275$ ८७ ४ 07, 
5एक्चा50दातद 4.040॥ ४. 224. 


!]6 शिक्षा का स्वरूप 


सकता है, अनेक विधियों से सामाजिक सम्बन्धों का निर्वाह कर सकता है । इत सबके 
जान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है । 

इसी प्रकार व्यक्ति के प्रति समाज की अपेक्षाएँ होती है। इसकी पूर्ति हेतु 
समाज प्रयत्तगील रहता है। समाज की अपनी आवश्यकताएं, परम्पराएँ एवं प्रथाएँ 
होती है । इन सवकी पूर्ति, संरक्षण एवं संवद्धन के लिए समाज को शिक्षा की 
आवदध्यकता होती है। अतः समाज व्यक्ति को समुचित रूप से शिक्षित करने की 
व्यवस्था करता है जिससे समाज में संस्कृति, सभ्यता, धर्म तथा कला आदि का 
विकास होता है तथा मानव-जीवन को समुन्नत, सुसभ्य एवं सुसंस्क्रत बनाने में शिक्षा 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । 

भगवान शंकराचार्य भारतीय दर्शन--्षेत्र में ऐसे सर्वप्रथम दार्शनिक विचारक 
हैं जिन्होंने मोक्ष को ज्ञानमूलक घोषित कर ज्ञान की सर्वोच्चता को इन शब्दों में 
स्थापित किया है--कोई व्यक्ति भले ही गंगा सागर की तीथर्थेयात्रा करे, उपवास का 
आचरण करे, अथवा दान करे किन्तु ज्ञान बिना वह सैकड़ों जन्मों में भी इन क्रियाओं 
से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है?” उनके अनुसार विद्याजन्य बल अपराजय होता 
है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके विद्या बल में है। संसार में भी विद्याजनित बल ही 
दूसरे बलों का पराभव करता है, शरीर आदि का बल नहीं, जैसे--हाथी-घोड़े आदि 
के शारीरिक बल मनुष्य के विद्याजनित बल को नहीं दबा सकते ।” मनुष्य का विद्या- 
बल अमृत (अमर) होता है क्योकि विद्या का बाधक और कोई नही है । इसके 
विपरीत अविद्याजन्य बल नाशवान्‌ होता है क्‍योंकि विद्या अविद्या को बाधित कर 
देती है ।१ अतः आचार व्यक्ति के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक मानते 
है। शिक्षा से मनुष्य को अमरत्व (मोक्ष) प्राप्त होता है।* विद्या की श्रेष्ठता इस 
कारण भी है कि यह संसार में जितने सुन्दर पदार्थ है उन सब में सर्वाधिक सुन्दर 
हैं । अतः विद्वान्‌ पुरुष रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाता है ।९ इस प्रकार 
शिक्षित व्यक्ति का समाज में सर्वाधिक महत्त्व स्पष्ट होता है क्योंकि उसको हर वस्तु 
का यथावत्‌ बोध होता है और वह प्रत्येक कार्य को भली प्रकार सम्पादित करता है। 
इसलिए समाज में उसका गोभनीय स्थान होता है। 





443 +-त>-न-ित+-+---ा न 33->ककनन-कमा>+>मनननमन 


). श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:-- सम्पादक-एच ० आर ० भगवत्‌, 
पूना गहर, पृ० 99 । 

: कैनोपनिषद्‌ शां>भा० (2-4) गीता प्रेस, गोरखपुर, १०86 । 

- वही, घ० 85। 

 कैनोपनिषद्‌ जां०्भा० (2-4) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 88 । 

' वही (3-4), १०।8 | 

: वही (3-2). पृ०।8 । 


ने (५४०७ >> 


हो. प्रा 


शिक्षा का स्वरूप 4[7 


शांकर वेदान्त में शिक्षा मुक्ति का साधन होने से समाज तथा व्यक्ति के लिये 
उपादेय तथा वॉछनीय हैं| मुक्ति का तात्पय केवलमात्र व्यक्ति के कल्याण मे ही 
सोमित नहीं है वरन्‌ समाज का हित भी इसमें निहित है। यही कारण है कि परम 
पुरुतार्थ (मुक्ति) के सावव रूप से महापुरुय शिक्षा को अत्यन्त परिश्रम से प्राप्त करते 
है जिससे अन्य लोग जिज्ना के उपाजत में आदरपृर्वक प्रवृत्त हो। अतः शिक्षा से 
आत्म विद्वास आता है और आत्मविव्वास से अन्तनिहित ब्रह्मभाव जाग उठता है ।* 

शिक्षा का जीवन में धन की अपेक्षा अधिक महत्त्व हैं। शिक्षा का प्रकान 
व्यक्ति में तभी होता है जब उसके पाप कर्म क्षीण हो जाते है * अतः दुष्कर्मो के 
क्षीण होने पर व्यक्ति सदाचारी बन जाता है जिससे समस्त समाज मे नैतिक मृल्यों 
का विकास होता है । इस प्रकार शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य-निर्माण के लिए 
स्वतः प्रकट हो जाती है क्‍योंकि सारे प्रशिक्षणों का अन्तिम ध्येय मनुष्य का विकास 
करना ही है। अतः स्वामी विवेकानन्द का मत है कि--''जिस अभ्यास (शिक्षा) से 
मनुष्य की इच्छागक्ति का प्रवाह और प्रकाग संयमित होकर फलदायी वन सके, उसी 
का नाम शिक्षा है । यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति का 
आचरण विचार तथा व्यवहार सुसंस्क्ृत हो जाते है । उसका जीवन उत्तरोत्तर उन्क्ृप्ट 
हो जाता है ।* 

संस्कृत के एक इलोक* में विद्वान्‌ को सवंत्र पृुजनीय बताकर राजा की अपेक्षा 
उसकी श्रेप्ठता सिद्ध की है। इससे शिक्षा राजजक्ति प्ले उत्क्ृप्ट हो जाती है । बस्तुतः 
वह तो त्रिलोकी के राज्य से भी बढ़कर है ।” इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सुशासन के लिये शिक्षा की आवश्यकता है। आज का युग प्रजातन्त्र का है। अत: 
स्वस्थ नागरिकों का निर्माण आज की शिक्षा का उद्देश्य है । बटण्ड रसेल शिक्षा तथा 
प्रजातनन्‍्त्र की अन्योन्याश्रितता का इस प्रकार प्रतिपादन करते है---“उस राष्ट्र में, जहाँ 
अधिकतर मनुष्य पढ़ नही सकते हैं, आधुनिक रूप में प्रजातन्त्र सबंथा असम्भव हो 
जायेगा ।* इस प्रकार शिक्षा से न केवल अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। वरन्‌ 


: मुण्डकोपनिषद्‌ (4-) शा ०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 8 | 
. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पु० 3। 
: तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शां०्भा० (-4-3) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 40 | 
- स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ०6 । 
 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां ०भा० (-9-2) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०9 । 
. विद्वत्त्वंच नृपत्वं नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ स्बंत्र पूज्यते ॥ विदुर नीति ॥ 
. वही (8-7-) पृ० 869 । 
8. रिघ55९॥  फद्ञाावात---2/मराल#/2४. ० $०टां4/ ९९८०॥७॥४४८/४०॥/ , 
(5९0०86 &ला & एशएात 760, 7070070, 7-49, 


<55 (»आ >> (४0 रैजे 


च्ु 
चलन 


!]8 शिक्षा का स्वरूप 


एक उन्नत राष्ट्र एवं सभ्य समाज की कल्पना भी शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकती 
है । अतः “सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक तथा 
राजनैतिक शक्तियों से उन्मुक्त करती है और सबके हित के लिये अपने साथियों के 
जीवन के सम्बन्ध में, स्वतन्त्र अभिकर्ता के रूप में, उसको अपने जीवन-निर्माण की 
सामथ्य प्रदान करती है ।* 


शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध 


अभी शिक्षा के जिस महत्त्व तथा आवश्यकता का विवेचन किया गया है 
उससे शिक्षा का जीवन से गहरा सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य 
तया लक्ष्यों का निर्धारण जीवन की कल्पना में निहित है। अतः यह कहना उपयुक्त ही 
है कि शिक्षा अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया तथा अपने साधन समग्र रूप में बालक के 
जीवन एवं बालक के अनुभव में प्राप्त करती है। शिक्षा से व्यक्ति जीवन के प्रति 
उचित दृष्टिकोण का निर्माण करता है । जीवन की समस्याओं के समाधान का मार्ग 
शिक्षा ही प्रशस्त करती है। जीवन बड़ा संघर्षमय होता है । समुचित शिक्षा-दीक्षा से 
व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। संस्कृत-साहित्य में मानव-जीवन के सन्दर्भ 
में विद्या की जिस प्रकार से प्रशंसा की गई है, उससे शिक्षा का जीवन पर प्रभाव 
स्पष्ट हो जाता है--“विद्या मानव बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य 
का सिन्चन करती है, सम्मान बढाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती 
हैं दिगाओं में कीति फेलाती है, कल्पवृक्ष के समान विद्या क्या-क्या नहीं करती ? *” 


शिक्षा प्रारम्भ से ही जीवन पर प्रभाव डालती है। बालक असहाय अवस्था 
में उत्पन्न होता है। उसकी यह असहाय अवस्था उसकी शिक्षा की भूमिका 
तैयार करती है। बाल्यकाल, शैशवकाल, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था--ये सभी 
मनुष्य को विकासावस्थाएं हैं जिनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ विभिन्‍न प्रकार की होती 
हैं। मनुष्य अपनी मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं का विकास शिक्षा द्वारा करता है। 
एच ०एच० हाने शिक्षा को जीवन के साथ घनिष्टतापूर्वंक संपृक्त मानकर कहते है-- 
“शिक्षा उच्च वास्तविकताओं तथा अस्तित्व के अर्थो के प्रति जीवन का जागरण 





. 085॥8 [06ए  4799॥3ए/८४७, 7॥९ -##/४/८ ० 740८०//0# ॥7 [वांव, 
06 ७9पणी6काणा5$ 097., ४.] & 8. 607. ० ]90॥9, ?. 78. 
2. जाडूयं धियो हरति सिन्वति वाचि सत्यम्‌, 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेंतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिम्‌, 
कि कि न साध्यति कल्पलतेव विद्या ॥ ( भतृ हरि--नीतिशतक) 


शिक्षा का स्व॒रूप 9 


है ।! वस्तुत: शिक्षा जीवन का मूलाबार ही नहीं वरन शिक्षा ही जीवन है और 
जीवन ही शिक्षा है। दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित है। जीवन की प्रेरणा शिक्षा की 
संचालिका है और शिक्षा का निर्दशन जीवन का नेतृत्व है । महात्मा गांवी की शिक्षा 
की कल्पना में भी मानव चरित्र-निर्माण को महत्त्व दिया गया है। उनका यह कथन 
शिक्षा और जीवन की घन्िष्टता का परिचायक है--'समस्त ज्ञान (शिक्षा) का 
उद्देश्य चरित्र का निर्माण होता चाहिए ।*” इसी प्रकार विद्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर 
के अनुसार, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएँ प्रदान नहीं करती है बल्कि 
समस्त अस्तित्व के साथ जीवन का सामज्जस्य स्थापित करती है। 


आचार्य शंकर जीवन और शिक्षा को एक रूप मानते हैे। उतके अनुसार 
जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा ब्रह्म होते से सच्चिदानन्द स्वरूप 
है ।१ ज्ञान जीवन का सारभूत तत्त्व है। अत: शिक्षा और जीवन में वस्तुतः पार्थक्य न 
होकर अभेद है ।* ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान का निराकरण कर उसे यथार्थ स्वरूप का 
बोध कराता है | इस प्रकार शिक्षित होने पर व्यक्ति के जीवन में जिस सामर्थ्य, बल 
तथा शक्ति का विकास होता है उसे आचाय॑ शंकर ने अविनाशी कहा है ।* विद्या बल 
से सम्पन्न व्यक्ति जीवन में पशुबल के सम्मुख अपराजित रहता है |" आचार्य शंकर के 
अनुसार शिक्षा व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति कराती है।” स्वाधीनता व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक जीवन में सर्वाधिक स्पृद्या की वस्तु है। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य 
में स्वाभाविक इच्छा तथा तत्परता होती है। इसी तथ्य को इष्टिगत रखते हुए 
शांकर वेदान्त में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को निर्धारित किया गया है ।* शंकर 
के अनुसार जीवन की अवतारणा केवलमात्र भौतिक सुख-समृद्धि का भोग भोगने के 
लिए ही नही हुई है वरन्‌ मानव जीवन ज्ञानाज॑न के लिए है ।* 


. ल0णा॥6, नि.से.--क्रफ़ांटट सएंएडइ 48 #6 इत्वा ०. सवंरत्वा/00:: 
0५ 392, 


2. 0क706॥॥, ४.६ (0 ६06 जए66॥0, #ैवशबांएवक ?. ]07. 


को 2०० #* कट 
सम» पुंपम वमम्मकममालत न्यू नी नमक 
न | 


नरीबापनियद्‌ (2--) पर शां०भा० दृष्टव्य । 

श्री शंकराचायं--विवेकचूडामणि (इलोक 204) गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृ० 67। 

. केनोपनिषद्‌ शां०भा० (2-4) गीता प्रेस, पृू० 85 

. केनोपनिषद्‌ (2-4) शां० भा०, वही, १०86 । 

. केनोपनिषद्‌ शां० भा० (2-4), वही, पृ० 88 । 

: ब्रह्मसत्र शां०ग्भा० (---) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ० 29 । 

. बृहदारण्यकोपनिपद जां०भा० (!-4-7) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 234 । 


न 


८८ ञनच3 ०9 


20 शिक्षा का स्वरूप 


आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवतंन 
करती है। व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता, निष्पापता, निष्कामता तथा निर्मलता 
आदि का सम्पादन शिक्षा के द्वारा होता है। शंकर शिक्षा के प्रभाव को जीवन 
में अपरिहाय स्वीकार करते हुए कहते है--“त्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ (व्यक्ति) ब्रह्मानन्द 
का अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृपष्त हो अपने आत्मा में ही आन्तरिक सुख, 
रमण एवं प्रकाश का अनुभव करता हुआ आत्मक्रीडा, आत्मरति, आत्ममिथून और 
आत्मानन्द होकर इसी लोक में स्वाराज्य अर्थात्‌ अपनी सावंभौम महिमा में अमृत 
रूप से स्थित हो जाता है। वह बाह्य विषयों को त्याग कर मन, वाणी और शरीर 
से होने वाले सम्पूर्ण श्रौत-स्मार्त कर्मों को ब्रह्मापंण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्ध चित्त और योगारुढ होकर शमादि साधनों से सम्पन्त हो जाता है” इस 
प्रकार शिक्षा का जीवन पर व्यापंक प्रभाव होता है और जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 


होता चला जाता है। अंत. बहाज्ञान (शिक्षा) बड़ा पवित्र और उत्तम भी है, यह 
सम्पूर्ण पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला सबसे उत्कृष्ट है ।? 


सामाजिक जीवन पर शिक्षा के प्रभाव को इस दृष्टि से आचाय शकर 
स्वीकार करते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षा से श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होता है और श्रेष्ठ 
व्यक्ति श्रेष्ठ समाज॑ का जनक होता है। इसीलिए सभा (समाज) में अच्छा विद्वान 
शोभा पाता है। उत्तम विंद्या मनुष्य को माता के समान सुख देती है। विद्या का 
समाज में प्रसार करने से व्यक्तियों को सुशिक्षा मिलती है ।* वस्तुतः शांकर शिक्षा 
का मुख्य प्रयोजन व्यक्ति निर्माण पर बंल देना और श्रेष्ठ समाज का निर्माण 
करना है । इस प्रकार आचाय शंकर जीवन तथा शिक्षा को परस्पर अन्योन्याश्रित 
मानते हैं और श्रेष्ठ जीवन को सुशिक्षा का फल स्वीकार करते हैँ ।* 


शिक्षा के प्रकार 

शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है और ज्ञान अखण्ड तथा एकात्मक० है किन्तु 
शिक्षा-शास्त्रियों ने विभिन्‍न दृष्टियों से शिक्षा के विविध रूपों का निरुपण किया है। 
हम देखते हैं कि विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के अतिरिक्त समाचार-पत्रों, 
पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा प्राप्त शिक्षा सम्मिलित है। साधारण व्यक्ति 
शिक्षा पाने का अर्थ विद्यालयों में दी गई शिक्षा से लेता है। स्पष्टतः शिक्षा 
की व्यवस्था केवलमात्र विद्यालय में ही नहीं होती है बरन्‌ अन्य साधनों द्वारा भी 


: बवेताइवत्रोपनिपद्‌ झां०भा० (-4) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० [26 । 

- श्रीमद्भगवद्गीता शां० भा० (9-2) गीता प्रेस, गोरखपुर, पए० 227 । 

- त्री शंकराचार्य-प्रइनोत्त री (इलोक 25,) गीता प्रेस, गोरखपुर, प्‌ृ०22 । 

: छीन्दीग्योपनिपद्‌ (-9-2) शां०भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ ०१9 । 

' अद्धपृत्र ज०भा० (3-3--4) गोविन्दमठ, देढीनीम, बाराणसी, पृ०653 । 


नं पट 2 ++ 


हक । 


शिक्षा का ब्वरूप ]0] 


शिक्षा का प्रवतंत होता है) आधुनिक थरुग में शिक्षा-शाम्त्रियों ने शिक्षा के अनेक 
प्रकारों में अन्तर किया है। आचाय॑ शंकर भी छिक्षा के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन 
करते है। किन्तु उनका प्रतिंपादन आधुनिक शिक्षा-श्वास्त्रियों की मान्यताओं से 
भिन्न प्रकार का है। अतः आधुनिक सन्दर्भ में आचाये शंकर द्वारा प्रतिपादित 
शिक्षा के विविध रूपों की विवेचना करना यहाँ प्रसद्भानुकूल है। आधुनिक युग 
मे शिक्षा के प्रचलित मुख्य प्रकारों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 


() सामान्य शिक्षा तंथा विशिष्ट चिश्ला (ठव0व ह6तएक्षांणा का? 
59९० 5£व7८थव०) : 


सामान्य शिक्षा--जो शिक्षा मनुप्य को रहन-सहन, खान-पान, बॉलचाल 
आदि सामाजिक गुणो में निपुर्णंकर उसे सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है, 
वह सामान्य शिक्षा होती हैं। कुछ लोग इसे उदार शिक्षा भी [(छद%] 
20८00) कहते हैं । यह शिक्षा मनुष्य का समाजीकरण कर उसे सभ्य, सुसंस्कृत 
तथा धामिक बताती है और इत़्त प्रकार व्यक्ति समाज का श्रेप्ठ सदस्य बनता है। 
आचाये शंकर! ज्ञान-वाप्ति में सभी आश्रम वालौं--ब्रह्म वर्ण, गुँहस्थ तथा वानप्रस्थ 
का अधिकार स्व्रीकार कर सामान्य शिंक्षा कीं व्यंवस्था पर बंल देते हैं। जन सामान्य 
को वेदान्त की शिक्षा देने के लिए उन्होंने सनन्‍यासियों की व्यवस्था की थी और 
संन्यासियों के प्रशिक्षण के लिए देश के चारों कोनों में चारपीठ स्थापित किए 
थे। उनके ग्रन्थों में प्रतिपादित सामान्य धर्म की शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही 
रूप है। 


विशिष्ठ शिक्षा--किसी विजिष्ट उद्देश्य को लेकर दी जाने वाली शिक्षा 
विशिष्ट शिक्षा होती है। इसके द्वारा मनुष्य को एक निश्चित व्यवसाय अथवा 
कार्य जैसे---बढई-गिरी, लौहारगिरी, कताई, बुनाई, रगाई, अध्यापन तथा वकालत 
आदि के लिये तैयार किया जाता है। व्यवसाय की कुशलता का प्रशिक्षण दिये 
जाने के कारण इसको व्यावसायिक शिंक्षा (४००क०ावा 8०ए००४६४०॥) भी कहा 
जाता है। आचार्य शंकर ने विशेष थर्म पर आधांरित जिस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा 
का प्रतिपादन किया है, उससे उनके अनुसार विशिष्ट जिक्षा' का पता चलता हैं । 
इसी विशिष्ट शिक्षा द्वारा आचाये शंकर ने अपने जीवनकाल में जिन सैंन्यासियों 
का निर्माण क्रिया था उनकी स्वस्थ परम्परा अदयावधि चली आ रही है । इंसी 
प्रकार उनके चार प्रधान भिष्य-सुरेश्वराचाय, हस्तामलकाचाय, परदंमपादाचांय॑ 
तथा तोटकाचार्य उनकी विशिष्ट शिक्षा द्वारा तेयार किए गये थे जिन्हे स्वामी 


वीजा, 


]. मुण्डकापनियव्‌ झा? भा० (5।) सम्बन्ध भाष्यम्‌, गीता प्रेस, गोरसपुर, 
पु० 9] 


9% शिक्षा का स्वरूप 


शंकराचाय ने अपने पीठों के अध्यक्ष बनाकर उस अक्षुण्ण गुरु-शिष्य परम्परा का 
प्रवर्तन किया था जो विश्व-शिक्षा के इतिहास में अतुलनीय है । 


(2) औपचारिक एबं अनोपचारिक शिक्षा (णगाथ & पराणिणा॥ं 
50ए८4.०॥) : 


औपचारिक शिक्षा--कोई भी शिक्षा जो निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर 
उनकी प्राप्ति के लिए सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों को दी जाती है. औप- 
चारिक शिक्षा कहलाती है। आजकल विशेषकर विद्यालयी शिक्षा ही इस कोटि में 
आती है। आचाय॑ शंकर के शिक्षा-दर्शन में उपयु क्त प्रकार की औपचारिक शिक्षा 
की उपलब्धि इस दृष्टि से होती है कि उनके अनुसार शिक्षा के निश्चित उद्ेह्य- 
मोक्ष प्राप्ति आदि हैं और इसके लिए उन्होंने अपने ग्रन्थों में सुनियोजित प्रक्रियाओं 
एवं योजनाओं का सांगोपांग विवेचन किया है। उनके अनुसार ग्रुरुकुल में जाकर 
ब्रह्मचयं का पालन कर वेदादि ज्ास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। यह 
आधुनिक कालीन औपचारिक शिक्षा की भाँति शिक्षा की व्यवस्था है । 


अनौपचारिक शिक्षा--इस प्रकार की शिक्षा में पूर्व योजना का अभाव 
होता है। इसमें वालक समाज में रहकर अपने बड़ों का अनुकरण करके और जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं अनुभव प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार 
की शिक्षा में जीवन का प्रयोजन पहले से ही निश्चित नहीं होता है अनौपचारिक 
शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षग विधियाँ आदि कुछ भी निश्चित नहीं होते है 
किन्तु शांकर शिक्षा में उद्देश्य तया पाठ्यक्रम (वेदशास्त्र आदि के निश्चित होने 
से उनकी शिक्षा का रूप औपचारिक ही है अनौपचारिक नहीं। आचार्य शंकर 
बालक को केवल सामाजिक पर्यावरण में शिक्षा प्राप्त करने के पक्षपाती नहीं है । 
बालक को शिक्षक के सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती है।! शकराचाये 
की शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियाँ आदि सभी निश्चित 
हैं और इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा ([एणिए्रा॥ 800.) का रूप उनके शिक्षा- 
दर्शन में नहीं मिलता है किन्तु गुरुसे भली-भाँति शिक्षित होकर शिष्य को तीर्थाटन 
आदि से जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे अनोपचारिक शिक्षा के अन्तगंत आते हैं। 
इसी प्रकार वह शिक्षा के लिए किसी काल विशेष अथवा निमित्त की आवश्यकता 
नहीं मानते हैं ।! अतः इस दृष्टि से शिक्षा का रूप अनौपचारिक हो जाता 


हर] 


अलसी लननल रमन मनन 


. छान्दोग्योपनिषद्‌ (4-9-3) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 


2. मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (-) सम्बन्ध भाष्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पृु० 9-0 | 


क्षिक्षा का स्वरूप 33 


(3) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा (6० & [ताल 800८४४०॥) : 


प्रत्यक्ष शिक्षा--शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और शजिक्षार्थी के मध्य चलती 
हैं। जब अध्याकक अपने ज्ञान, आचरण, व्यवहार तथा विचारों से शिष्य को 
प्रभावित करता है तो यह बालक की विक्षा प्रत्यक्ष होती है। यह शिक्षा का 
औपचारिक रूप ही है। शाकर जिक्षा में गुरु की अनिवायंता होने से शिष्य पर 
उसके ज्ञान, आचरण, व्यवहार तथा विचारो का प्रभाव पड़ता है। अतः आचाय॑ 
गकर के अनुसार आचाय॑ से प्राप्त हुई शिक्षा ही उत्क्ृष्टता को प्राप्त होती है ।! 
इस प्रकार प्रत्यक्ष शिक्षा को शांकर शिक्षा-दर्शन में स्वीकार किया गया है । 


अप्रत्यक्ष शिक्षा--यह शिक्षा परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। प्रायः अन्य 
साधनों से इसको प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जब अध्यापक अथवा समाज के 
अन्य लोग बच्चे को प्रभावित करने की दृष्टि से व तो कोई ज्ञान की चर्चा करते 
है और न ही आचरण की, परन्तु उनके आचरण एवं विचारों से बच्चे जाने-अनजाने 
स्वयं सीखते हैं तब उनका सीखना अप्रत्यक्ष शिक्षा कही आती है। यह एक प्रकार 
से अतौपचारिक शिक्षा का ही दूसरा नाम दे। शांकर शिक्षा-दशेन में अप्रत्यक्ष 
शिक्षा इस रूप में मिलती है जब शिष्य गुरु के आचार-विचार तथा ज्ञाक-ध्यान 
आदि से स्वथं सीखता है। अत: आचाय॑ शंकर की मान्यता है कि आचायंवान पुरुष 
ही सद्रूप ब्रह्म को जानता है ।* 


(4) वेयक्तिक तथा सामूहिक शिक्षा (हठ[शंतंए्श) क्ात (०6८४० 
50फ०७॥0०॥) : 


बेयक्तिक शिक्षा--इस शिआा में अध्यापक एक समय में केवल एक ही छात्र 
को पढ़ाता है और उस्त छात्र की रुचि, अभिरुचि, योग्यत्रा एवं आवश्यकताओं बातों का 
विशेष ध्यान रखता हैं। आचाय॑ शंकर के विक्षा-दर्शन में वैयक्तिक शिक्षा के बारे 
में स्पष्ट संकेत नही मिलते है किन्तु इतना अवश्य है कि आचार ने छात्रों की रुचि- 
विभिन्‍नता तथा कुशलता के भेद को स्वीकार कर उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था 
पर बल दिया है ।* 


सामूहिक शिक्षा--वैयक्तिक शिक्षा के ठीक विपरीत सामूहिक शिक्षा होती 
है। इसमे एक अध्यापक एक समय में अनेक छात्रों को एक साथ पढाता है। इस 
प्रकार की शिक्षा का रूप कक्षा-शिक्षण में देखा जा सकता है। सामूहिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में भी गांकर शिक्षा दर्शन में कोई स्पष्ट सकेत नहीं मिलते है। आचाय॑ ने 


. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (4-9-3) पर शांकर भाष्य दृष्टब्य । 
2. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (6-4-2) पर शां० भा० दृष्टव्य | 
3. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (2-]-20) तथा (4-4-2) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 


]24 शिक्षा का स्वरूप 


भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक ही छात्र को एक समय पढ़ाया जाय अथवा 
बहुत से छात्रों को किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य शंकर वेयक्तिक शिक्षा 
की अपेक्षा सामूहिक शिक्षा को अधिक महत्त्व देते है। वह स्वय अपने चारों शिपष्यों 
को एक साथ बेठाकर अध्यापन किया करते थे ।* 


आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा का वर्गोकरण : 


आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की भाँति जगद्गुरु शंकराचार्य ने शिक्षा को 
वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है--पर और अपर ।* मुण्डको- 
पनिपद्‌ में इन्हीं को पराविद्या तथा अपराविद्या कहा गया हैं। इस आधार पर 
आचार्य के मत में शिक्षा दो प्रकार की है?--परा (आध्यात्मिक) तथा अपरा 
(भौतिक) । इन दोनों का संक्षेप में विवेचन करना वांछनीय है। 

8. परा (आध्यात्मिक) शिक्षा--यह शिक्षा परमात्मा की विद्या से सम्बन्धित 
है (६ उपनिषदों द्वारा जिस अक्षर (ब्रह्म) का बोध होता है, उस ब्रह्म का ज्ञान 
पराविद्या (शिक्षा) है।* पराविद्या से अक्षर (ब्रह्म) का बोध होने से वह मुक्ति का 
साधन है। परा (आध्यात्मिक) शिक्षा से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान 
होता है ।९ अत: शांकर दर्शन में परा (आध्यात्मिक) शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को ही 
वास्तविक माना जाता है। इस प्रकार पराविद्या को जीवन का सर्वस्व माना जाता 
है । वेदान्त शिक्षा का समस्त प्रयास इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। इसी 
को सम्यगज्ञान भी कहा जाता है क्‍योंकि एकत्व सम्यग्ज्ञान से दृष्ट (प्राप्त) है।” 
इसी को शंकराचार्य ने ब्रह्मविद्या भी कहा है क्योंकि इसी से स्ंविद्यावेद्य (ब्रह्म) 
का ज्ञान होता है ।* इस प्रकार परा शिंक्षा में विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान होता है 
जिसके द्वारा व्यक्ति परब्रह्म का साक्षात्कांर करता है। 


कि 


[. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचाय, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
पृ० [63॥ 

2. प्रश्नोपनिषद्‌ शां० भां० (प्रईन 6) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 6। 

3. मुण्डकोपनिषद्‌ ज्ञां० भा० (--4) गीता प्रेस, गोरखपुर, प्ृ० 6 । 

4. मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (5-4) वही । 

5. मुण्डकोपनिपद्‌ शां० भाँ० ([--5) वही, पृ० 9। 

6. श्री शंकराचाय-विवेक चूडामण (इलोक-204) गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पु० 67। 

7. ब्रह्मसूत्र शां० भा० ([-2-2-8 ) गोविन्दमठ, ठेढीनीम, बाराणसी, पृ० 58 । 

8. मुण्डकोपनिपद्‌ (5-) शां० भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० !2। 


शकर का स्वरूप [2 


॥*.> 
(_24॥ 


2. अपरा (भोतिक) शिक्षा--इसके अन्तर्गत धर्म तथा अथर्म के साधन एवं 
उनके फल से सम्बन्ध रखने वाली विद्या आती है।! अपरा विद्या का सम्बन्ध 
भौतिक जीवन से होने के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये चार- 
वेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छुन्द और ज्योतिप ये छः: वेदाग अपरा 
विद्या कहे जाते हैं ।” अपरा विद्या का विषय संसार है जो कर्त्ता, करण आदि साधनों 
से होने वाले कर्म और उसके फलस्वरूप भेदवाला अनादि, अनन्त और नदी के प्रवाह 
के समान अविच्छिन्न सम्बन्ध वाला है तथा दुःख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी 
के लिए सवंथा त्याज्य है किन्तु इस संसार का उपह्यमम रूप मोक्ष पराविद्या का 
विषय है, वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर, अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसन्न स्वरूप में 
स्थित रूप तथा परमाननन्‍्द एवं अद्वितीय है ।२ 


अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या होने से निराकृत है ।$ अतः अपराविद्या का 
विपय कर्म फलरूप सत्य तो है किन्तु आपेक्षिक है जबकि पराविद्या का विषय 
परमार्थ-सत्स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है। वह यह ॒विद्या-विषयक सत्य 
ही यथार्थ सत्य है, इससे अतिरिक्त अविद्या का विषय होने के कारण मिथ्या है ।* 
इस प्रकार शांकर शिक्षा दर्शन में पराविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) ही उपादेय तथा 
ग्राह्म है क्योंकि इसी से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य-मोक्ष की प्राप्ति होती है ।” अपरा- 
विद्या (भौतिक शिक्षा) सांसारिक विषयों से सम्बद्ध होने से अविद्या की श्रेणी में 
आती है। अत: शांकर वेदान्त की समस्त शैक्षिक प्रक्रियाएँ पराविद्या के लिए ही 
निर्धारित की गई हैं। यही वह विद्या है जो जीवन में यथार्थ तत्व का साक्षात्कार 
कराती है और इसके विपरीत अपराविद्या व्यक्ति में निहित ब्रह्मत्व का बोध न 
कराने से त्याज्य तथा अनुपादेय है । 


आचाय॑ शंकर की समस्त शैक्षिक मीमांसा के सारभूत बिन्दु अधोलिखित 
दि 
. शिक्षा और ज्ञान का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है । 


न “जन अिनजिभनरगरग#गभगपनन»«-_-मभन.. 


» मुण्डकोपनिपद्‌ ([--4) थां० भा०, वही, पृ० 6 । 

 मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा०, (।--4) वही, पृ० 7। 

 मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (-2-0) वही, पृ० 28 । 

 मुण्डकोपनिषद (-]-4) शां० भा० वही, पृ० 7॥ 

» मुण्डकोपनिपद्‌ गां० भा० (2--) वही, पृ० 48 ॥ 

. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरण-पग्रन्थ---संग्र हट, सम्पादक--एच ० आर०» 
भगवत्‌, पूना शहर, पृ० 3 | 


[2 व 


(४५ (५ ने (५० 


]26 


शंकर का स्वरूप 


2. शिक्षा आध्यात्मिक, धामिक एवं पवित्र प्रक्रिया है। 


पक 


. यह मोक्ष पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है । 


4. शिक्षा केवलमात्र भौतिक पदार्थों की जानकारी नहीं है वरन्‌ ब्रह्मात्मा 


9. 
0. 
]. 
25 


5 प 
4. 


| हक 


6. 


2 


8. 


| 09 $ 


के ऐक्य का बोध है। 


. शिक्षा मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह तथा क्रोध आदि दोषों का निवारण 


करती है । 


. यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान को ही आचार्य शंकर शिक्षा मानते हैं । 
7. शिक्षा व्यक्ति में निहित ब्रह्म भाव का जागरण है। 
. अज्ञान (माया) से आबुत तथा मनुष्य में विद्यमान सत्‌ वस्तु (ब्रह्म) का 


अनावरण शिक्षा है । 

ज्ञान के अनुभवजन्य होने से ब्रह्मानुभूति शिक्षा है। 

शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम शिक्षा के तीन प्रमुख अंग है । 

शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। 

व्यक्ति तथा समाज के सब प्रकार के हित-सम्पादन का आधार होने से 
शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है । 

शिक्षा और जीवन अन्योन्याश्रित है । 


जीवन केवलमात्र भौतिक सुखसमृद्धि के लिए नहीं है वरन्‌ शिक्षा प्राप्ति 
के लिए है । 

शिक्षा से व्यक्ति का जीवन आत्मनिष्ठ, विषय भोगों से अलिप्त तथा 
दमदमादि साधन सम्पन्न बनता है। 

शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर श्रेष्ठ समाज की सुजना में योगदान 
करती है । 


शांकर शिक्षा का रूप औपचारिक अधिक है अपेक्षाकृत अनौपचारिक 
शिक्षा के । 
सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा का रूप शंकराचाय को स्वीकाय है । 


अपराविद्या (भौतिक शिक्षा) की अपेक्षा पराविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) 
को गांकर शिक्षा-दर्शन में अधिक महत्त्व दिया गया है । 


शिक्षा के उदुदेश्य एवं मूल्य 


कस्त्रोघनसार_ सौरभपरीरम्भप्रियंभावुका 
स्तापोन्मेषमुषो निश्ाकरकराहंंकारक्लंकषा: । 
द्राक्षामाक्षिकदकेरामधुरिमग्रासाविसंवादिनो 
ब्याहारा मुनिशेखरस्य न कथंकार मुद्द कुवंते ॥) 

प्रयोजन चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्यानिवत्तिस्ततः आत्यन्तिकः संसाराभाव इति [* 


वृएपा), एट्क्वपापए 200 20099855 8 6 उछञाताएश 0695 ० 
7808, 070 (॥0्णणि6 ॥6 5प्रशाशा6 485# 0 €वंप्रट्ाणा 35 ए॥6 80]प्रदाालाा 
०7॥6 ०७॥0 40 “7656 ९€85६गावतवा ह8॥85 8 6 पिश०07 एी ८ 
7806 ॥88 08ट0560. 3 


विगत अध्याय में शिक्षा और ओवन के घनिष्टतम सम्बन्धों की विवेचना 
से यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मानव-जीवन से होता 


बन 


]. श्री शकर-दिग्विजय (माधवक्ृत 4-79), श्री श्रवणनाथ ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार, 
सं० 2000, पृ० 6 | 
3गचाय॑ शंकर के वचन कस्तूरी और कपूर की सुगन्ध के आलिड्धन के समान 
हृदय को आनन्दित करने वाले हैं, तीनों तापों के आविर्भाव को दूर करने 
वाले हैं, चन्द्रमा की किरणी के ताप को दूर करने के अहंकार को नितान्‍्त 
टूर करने वाले है तथा अंगूर, मधु और चीनी के समान मधुरिमा सम्पन्न 
हैं। ये किसके हृदय में आनन्द उत्पन्न नहीं करते ? 

2. तैत्तिरीयोपनिषद शां० भा० (2-) गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० 2025, 
पु० 96 । 
इस ब्रह्मविद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है, उससे संसार का आत्यन्तिक 
अभाव होता है। 


3. लण॥6, न्र.ल---776 2/#॥॥0950०777 री झबवंाट्व/97, रिट०5४९० ता, 
सिक्का & 3705. रिटएफ ४०7८, 7. 02. 


सत्यं शिव तथा सुन्दर जाति के आध्यात्मिक आदश हैं, अतः शिक्षा का 
सर्वोच्च काय. बालक का इन आवश्यक वास्तविकताओं से, जिन्हें जाति के 
इतिहास ने प्रकट किया है. समायोजन करना है । 


[28 शिक्षा के उद्देश्य एवं मुल्य 


है । दूसरे शब्दों में--हम व्यक्ति के जीवन को जैसा बनाना चाहते है उसी के 
अनुसार शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। केबल इतना ही नहीं वरन्‌ स्वामी 
विवेकानन्द ने तो यहाँ तक कहा है--'हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की 
आवश्यकता है जो जीवन-निर्माण, “मनुष्य-निर्माण' तथा चरित्र-निर्माण में सहायक 
हों ।! इस प्रकार शिक्षा के लक्ष्य मानव-प्रकृति पर आधारित हैं। अत: शिक्षा मातव- 
प्रकृति का विकास है। मनुष्य के विकास की समस्त सस्भावनाओं की पूर्ति शिक्षा 
में होती है। इसीलिए प्रसिद्ध आदर्शवादी शिक्षा दाशनिक हारने का यह कथन उप- 
युक्त ही है--, शिक्षा उच्च वास्तविकताओं तथा अस्तित्व के अर्थो के प्रति जीवन 
का जागरण है ।/* वस्तुत: शिक्षा तथा जीवन भिन्‍न नहीं है । दोनों अन्योन्याश्रित 
है । अतः शिक्षा को स्वयं मे लक्ष्य नहीं माना जाता है बल्कि यह लक्ष्य प्राप्ति का 
केवल मात्र साधन है । इस प्रकार शिक्षा की कल्पना जीवन के अनुरूप होती है 
और जैसी शिक्षा की प्रकृति होती है बसे ही उसके उद्देश्य हो जाते है ।* 

अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये मनुष्य को प्रकृति से निरन्तर संघर्ष 
करना पडता है और इसके लिये उसे शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों 
तथा सामथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। अस्तु, केवल सभ्य समाज मे ही नहीं 
बल्कि आदिम समाजों मे भी बालक-बालिकाओं के शरीर को स्वस्थ रखने की 
शिक्षा दी जाती थी । यही नहीं बल्कि जो मानद्‌ समाज जिस प्रकार के विशेष 
प्राकृतिक परिवेश मे रहता है उससे उसका एक विशिष्ट प्रकार का जीवन-दर्शत 
विकसित हो जाता है ।* उसके अनुरूप नयी पीढ़ी को तरह-तरह की शिक्षा दी 
जाती है। इस प्रकार समुद्र के किनारे रहने वाले लोगो और जंगलों में रहने वाली 
जनजातियों की शिक्षा के लक्ष्यों में स्पष्ट अन्तर देखा जाता है। मनुप्य एक सामा- 
जिक प्राणी है उसके द्वारा स्वीकृत शिक्षा का लक्ष्य, उसको सामाजिक क्षेत्र में पूर्ण 
मानव बनाने का मार्य प्रशस्त करता है ।९ आज शिक्षा का क्षेत्र व्यापक हो गया 


. स्वामी विवेकान्द-विक्षा, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 5 । 


2. 0॥6, मन. क... (कक्राहांश? गाए 8 6 इ०वों ता. सवट्वंएा, 
है, 302 


3. ०006], रि (९ -ह.4कटांटह/ अमर्तीद्ा :4॥४८टथां०0, 9. [.. 38॥॥, ५... 
छिशाक्षाए। 9858, फ्रैपा्श०जण रि०0390, उ8फ्द्गाक्षा १७2०7, /06॥---6. 
?. 88. 


4. देखिये परिशिष्ट . 


3. 0. श, (फ्राधाशिीवगा--7/90/0#छछ ० 2॥905020, निध्याए निशा 
4. (जञआाएशाए, रिहए ४07, ?. 5. 


6 स्वामी विवेकानन्द-विन्षा, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 7 । 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य ]29 


है और सामाजिक जीवन में राजनैतिक व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया गया है। 
अतएवं आधुनिक युग में नागरिकता का विकास शिक्षा का एक सुख्य उद्देश्य बन 
गया है ।! इसी कारण बटण्ड रसेल के अनुसार शिक्षा के अभाव मे प्रजातन्त्रीय 
प्रणाली का विकास सन्देहास्पद है ।* 


उपर्यक्त विवेचन से स्पप्ट है कि सामाजिक जीवन और आदर्णों से शिक्षा के 
लक्ष्यों तथा मूल्यों पर प्रभाव पडता है। आधुनिक काल में, ससार में, सामाजिक 
जीवन में, स्वतन्त्रता, समानता और अ्रातृत्व के जनतन्त्रीय मूल्यों का प्रसार हुआ 
है ।* वर्तमान सामाजिक भावना जाति, प्रजाति, वर्ग, लिग, धर्म, सम्प्रदाय आदि 
किसी भी आधार पर मानव प्रणालियों में भेदभाव करने के विरुद्ध है । सभी स्वतन्त्रता 
चाहते है और सभी जीवन के क्षेत्र मं समान अवसरों की माँग करते है। सब कहीं 
आज यह अनुभव किया जा रहा है कि श्रातृत्व-भावना बढाये बिना सच्ची स्वतन्त्रता 
और समानता की स्थापना नहीं हो सकती है। अतः थिक्षा का मुख्य लक्ष्य जातीय 
एकता और विदव-समाज के लिये स्वतन्त्रता तथा निप्ठा के आधार पर विव्व की 
पुरनव्यवस्था करना है ।* 


किसी भी देश में सामाजिक आदर्श तथा शिक्षा के लक्ष्य महापुरुषों, विद्वानों 
तथा विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा शासन की नीतियों के आधार पर 
निर्धारित होते है । अतः रेमाण्ट ने ठीक लिखा है--“शैक्षिक सफलता इंटों और गारे 
में नहीं रहती, न व्यापक उपकरणों में होती है, न कागजी पाठ्यक्रम में होती है 
बल्कि उन विद्वानों और सुसंस्कृत स्त्रियों और पुरुषों के प्रभाव में होती है जो कि वे 
अपने संरक्षण में आये विद्याथियों पर डालते है ,*” भारतवप में प्राचीन काल से 
ही महापुरुषों, विचारकों, आचार्यो तथा शिक्षा-ज्ञास्त्रियों की विशिष्ट परम्परा सतत्‌ 
विकासमान्‌ है। महषि याज्ञवल्कथ, गौतम, कणाद, कपिल, बादरायण, जगदुगुरू 
शंकराचाय, स्वामी रामातुजाचाय, स्वामी बल्लभावचायं, महात्मा तुलसीदास तथा 
महाप्रभु चैतन्य आदि ऐसे विचारक है जिन्होंने भारतवर्ष की शिक्षा-व्यवस्था को दूर 
तक प्रभावित क्रिया है । 


. ९४677 ० ॥#6 .$७ट०7वंदा।' #वी।ट्य//0/ (०ागाडंं०8, 4952, ?. 23. 

2. रिप556॥ डहाधा0-/#/2८फ/€४ छा लंदा रिएल्‍्शाइ/म्रट0ता, (१९078 
567॥ ८ ज़रा, [0., [.07007॥, ?. 49. 

उ &ागादाहवा 6८ाद्वाद्ा।णा ०एी 77060000006, [776. 

4 डा० सवपलल्‍ली राधाक्ृष्णनू--प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, राजपान 
एण्ड सन्‍स, दिल्‍ली, पृ० 420 । 

5, रिह्वज़ाा0पा, 7, ॥॥6 72/लंफाॉंट एी र्वाट्वा/97, (06४ 7.00 शा क्षा5 
६94973 0.3 0: 


30 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


आधुनिक युग में भारतवष में शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण लोकमान्य तिलक, 
अरविन्द. विवेकानन्द, दयानन्द तथा महात्मा गाँधी आदि शिक्षा-शास्त्रियों के शिक्षा- 
दर्शन तथा सरकारी आयोगों की संस्तुतियों पर हुआ है । इसी प्रकार इंगलैंड, अमे- 
रिका, जमंती तथा सोवियत रूस आदि संसार के किसी भी देश में किसी भी काल 
में यह देखा जा सकता है कि शिक्षा के लक्ष्य महापुरुषों के विचारों और तत्कालीन 
सरकार की नीतियों से निर्धारित होते है। सामाजिक आदर्शों का प्रभाव समाज 
दर्शन के विकास में परिलक्षित होता है। यह समाज दर्शन अध्यात्मवादी, भौतिक- 
वादी, व्यवहारवादी, आदर्शवादी, फासिस्टवादी, साम्यवादी तथा जनतन्त्रवादी आदि 
अनेक दाशंनिक विचारधाराओं के रूफ में इृष्टिगोचर होता है। ये विचारधाराएँ 
केवल कुछ व्यक्तियों के विचारों में ही नहीं मिलती बल्कि इन्होंने विशिष्ट प्रकार के 
वाद के रूप में विशाल मानव समृह को प्रभावित किया है। इन समाज दर्शनों के 
प्रभाव से शिक्षा के आदर्णों, लक्ष्यों तथा मुल्यों में परिवर्तेत होता रहा है । उपर्यक्त 
समाज दर्शनों में भौतिकवादी, व्यवहारवादी. आदर्शवादी, फासिस्टवादी, साम्यवादी 


तथा जनतत्त्रवादी विचारधाराएँ पाइ्चात्य इष्टिकोण के अन्तगंत आती हैं और 
अध्यात्मवादी विचारधारा भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित है । 


पाइचात्य रष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य:-- 

पाइचात्य शिक्षा जगत्‌ में जिन शिक्षा-दा्शनिक विचार धाराओं का विकास हुआ 
हैं उनमें आदशवादी, व्यवहारवादी, प्रकतिवादी, यथार्थवादी तथा साम्यवादी विचार- 
धाराओं की प्रमुखता है। इन दाशंनिक विचारों में शैक्षिक उद्देश्यों तथा मूल्यों के सम्बन्ध 
में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न विचारकों ने युग की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के 
उहश्यों का निर्धारण किया है। शिक्षा-दार्शनिकों की जैसी कल्पना जीवन के सम्बन्ध 
में रही है उसी के अनुरूप शिक्षा की कल्पना की गई है। रस्क ने जीवन और शिक्षा 
के दर्शन की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है---'“जीवन और शिक्षा के 
दर्शन से बचाव नहीं किया जा सकता । वे जो कि दर्शन की अवहेलना का ग॑ करते 
हैं उनका भी अपना दर्शन होता है ।” अतः शिक्षा के उद्देश्यों पर विभिन्न दाशैनिक 
विचारधाराओं के सन्दर्भ में विचार करना आवश्यक है। 

प्रसिद्ध इटेलियन आदर्शवादी जेन्टाइल शिक्षा के अन्तिम उद्देश्य के रूप में 
आत्मानुभूति का प्रतिपादन करता है जिससे उसका तात्पर्य आध्यात्मिक होने की 





!. डी०एस० कोठारी-शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (/964-66 ), शिक्षा-मन्त्रालय, 
भारत सरकार, पृ० 25॥ 


2. रिए७९, २.२, 7॥९ 72/7050फ7#ट्वों 3452७  डबपटवबारंका,. एि्रांए्टाआए 
0 4,07000 ?7655, ?, ]2 


शिक्षा के उद्देज्य एवं मुल्य 3] 


प्रक्रिया से है ।! आदशंवादों विचारधारा में आत्मानुभूति को ही केवलमात्र शिक्षा का 
उद्देश्य नहीं मानता गया हैं वरन्‌ सत्य, शिव तथा सुन्दर को जीवन के उच्चाद्यों के 
रूप में स्वीकार किया गया है । अतः: एच ०एच० हाने का यह कथन विचारणीय है--- 
“सत्य, सुन्दर एवं शिव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है और इसलिये शिक्षा का 
सर्वोच्च कार्य बालक को इन आवदश्क वास्तविकताओं से, जिनका जाति के इतिहास 
ने प्रकाशन किया है, समायोजित करना है । * आदशवादी शिक्षा-व्यवस्था में धार्मिक, 
नेतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें शिक्षा के निकट 
लक्ष्यों की तुलना में परम लक्ष्यों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसमें मानव- 
व्यक्तित्त्व के सर्वाज्भीण विकास की कल्पना की गई है। इसमें व्यक्ति तथा समाज 
दोनों के मूलतत्त्वों का जिक्षा के आदर्णो में समन्वय किया जाता है । इसमें अधिकतर 
थिक्षा के लक्ष्य सावेभौम होते है ।* 


आदशशवाद मे शिक्षा के उद्देश्य मुख्यतः: आध्यात्मिक होने से इस विचारधारा 
में मानव समाज को अधिकाधिक नेंतिक तथा आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया 
जाता है। अतः रस्क के ये गब्द उल्लेखनीय हैं--''शिक्षा को अपनी सरक्ृति द्वारा 
मानव जाति को आध्यात्मिक राज्य में अधिकाबिक पूर्णतः प्रवेश करने के लिए योग्य 
बनाना चाहिए और साथ ही आध्यात्मिक राज्य की सीमाओं को विद्याल करने के 
योग्य बनाना चाडिए | 

प्रकृतिवादी दर्शन में जिक्षा के उद्देष्यों का निर्धारण मुख्यतया जेवकीय और 
विक्रासवादी इष्टिकोणों के आधार पर किया गया है। जेवकीय प्रकृतिवाद के अनुसार 
शिक्षा का लक्ष्य वालक का उनके परिवेश से समायोजन कराता हैं। डाविनवादियो 
के अनुसार थिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को अस्तित्व के लिए संघर्ष योग्य बनाना है किन्‍्तू 
प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो के मत में पूर्ण जीवन का अनुभव करना जिक्षा का 
उददेध्य होता चाहिए--“दीघंजीवी मनुृप्य वह नहीं है जिसने वर्षों की सर्वाधिक 


. ७३ तए००१ छए जज, [॥07फ80०ा ॥ 6 #क्ल्शी[ए0ाधर 2/7#050/7/)' 
० 05. 56676, [.05 &॥2०९]९5 [वएश्शल'9५ छा 505फप्रीला (0ि8 


स्‍272८5$, ?. 49. 

2. मठानाल, में. ज.--776 2॥/605०:7#' रण #क्कटका०॥, रिवएॉ१९त रती]07, 
निवाफलशा & 805 , पट ४0०४, ?. ]02. 

3. सिक्याल, ल.त.-_776 #छलाठ0झइात्वां पीर रा आवंबट्वारंएा।, 4॥6 
/8०॥।4॥ (0., '४८ए७ 9५०६, 70.37. 

4. रप्र॥7, 72२2, 7॥6 7फा0४07#0वाँ फ्ैब४९४ ० #वंटट्वा/ंणा,. णाएंएशआए 
० [.0000॥ ?/6$$, 7.00. 


]32 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


संख्या की गणना की है, बल्कि वह है जिसने पूर्ण तया जीवन का अनुभव किया है।” 
इस प्रकार प्रकृतिवाद में पूर्ण जीवन की तैयारी को शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित 
किया गया है। इस सन्दभ में हरबर्ट स्पेन्सर के ये शब्द उल्लेखनीय हैं--' हमे पूर्ण 
जीवन के लिए तैयार करना ऐसा कार्य है जिसे शिक्षा को सम्पादित करना है। 
किसी शैक्षिक कोर्स के निर्णय का तकसंगत तरीका केवल यही है कि इस प्रकार का 
कार्य -सम्पादन किस मात्रा में किया गया--निर्णय करना ।/” 


व्यवहारबाद (8870 शा) सब प्रकार की रुढिवादिता कूपमण्डकता 
और अन्ध विश्वास के विरूद्ध है । वह किसी भी आदर्श को बालक पर बल पूर्वक 
लादना नहीं चाहता | वह किसी भी आदर्श को केवल इस आधार पर मान्यता 
देने के लिये तैयार नहीं है कि वह प्राचीन काल से माना जाता रहा है अथवा उसको 
कुछ बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों ने माना है । इस प्रकार व्यवहारवादी एक मात्र 
विकास को ही शिक्षा का लक्ष्य मानता है। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवहारवादी शिक्षा 
दार्गनिक डयूबी का मत है-- व्यक्ति में शिक्षा उन सब सामथ्यों का विक्रास है जो 
उसे अपने वातावरण पर नियन्त्रण करने योग्य बनायेगी और उसकी सम्भावनाओं की 
पूति करेगी ।” इतना ही नहीं, व्यवहारवाद में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्‍न परिस्थितियों 
में समायोजन भी माना जाता है | अतः डयूबी का कथन इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय 
ट्रै-- शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की अनवरत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हर 
अवस्था में वृद्धिगत सामथ्ये के रूप में होता है । 4 


यथार्थवादी ([२८४॥७॥) विचारधारा में व्यक्ति को कुशल बनाना शिक्षा का 
उद्देश्य होता है। प्रसिद्ध यथार्थ वादी दाशनिक रैबले के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 
पूर्ण मनुप्य-कला तथा उद्योग में कुशल का निर्माण करना है। इसी प्रकार मनुष्य को 
हर क्षेत्र में योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य होता चाहिये--इस मत का प्रतिपादन 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि मिलटन के इन शब्दों मे हुआ है---““अस्तु, मैं उस शिक्षा को पूर्ण 
और उदार कहता हूँ जो कि मनुष्य को निजी और सावंजनिक, युद्ध और शान्ति में 
सभी प्रकार के कार्यो को न्यायपूर्वक, कुशलता से और उदारतापू्‌वंक करने योग्य 
बताती है ।' 





[. 7075४८द॥, 7. 4. क्‍क्रंए, 2ाशए ए०४८, 2066/ 7940, 20..3. 
<>-. कएशाटक' म्लश दृधगरवें के, फझापंए/ 20प्रक९ के. ९ माडगए री 
डिंधत्वाएका 879 ००९, एछकएे, ०, 9. 357. 


3. 42872५ उ0--00#०लद्वट?  & #वट्थारंगा, (०४०॥॥।870,. ९एछ 
पक्ष, 


4. ॥22फ6०, 300, 90, 9. 6. 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मुल्य 33 


भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य : 


भारतीय दार्शनिक विचारधारा आध्यात्मिक, धामिक तथा नेतिक मान्यताओं 
पर आधारित होने से शिक्षा के क्षेत्र मे आध्यात्मिक आद्शों को सर्वोच्च स्थान प्रदान 
करती है। भारतीय अध्यात्मवाद (55ग्रापक्ाआ)) पाह्चात्य आदशंवाद से भिन्‍न 
है। भारत वर्ष में ईव्वर को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। वही मनृपष्य के लिये अन्तिम 
रूप से प्राप्तव्य है। महात्मा गाँधी ने मनप्य का अन्तिम उद्देश्य ईव्वर-साक्षात्कार 
स्वीकार करते हुये लिखा है “मनुप्य का अन्तिम उद्देग्य का साक्षात्कार है और 
सभी क्रियाए-सामाजिक, राजनैतिक, धामिक ईव्वर-दर्शन के अन्तिम उद्देश्य से 
निर्देशित होनी है ।! इसी प्रकार भारतीय विचारधारा में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष, इन 
चार पुरूषार्थों की कल्पना जीवन-लक्ष्यों के रूप में की गयी है । इनकी प्राप्ति के बिना 
जीवन को निरथ्थंक माना गया है ।* स्वामी दयानन्द इसी पुरुपार्थ चतुष्ट्य को शिक्षा 
का उद्देश्य प्रतिपादित करते हुए लिखते है--““विद्या के बिना मनुष्य को निव्चय ही 


सुख नहीं मिलता अतः वबर्यार्थ मोक्ष के लिये विद्याभ्यास करता चाहिये ” भारतीय 
दर्शन आत्मा को महत्त्वपूर्ण तत्व के रूव म॑ मानता हें । अतः भारताय दशन मं 


समस्त प्रयास आत्मा को लक्ष्य में रखकर किये जाने के फलस्वरूप आत्मा के दर्शन, 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन को शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ॥! महा- 
योगी अरविन्द के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकास-मान आत्मा को अपने में से 
सर्वोत्तम को बाहर निकालने में और शुभ कार्यो में प्रयोग के लिये उसे पूर्ण बनाने में 
सहायता देना होना चाहिये । 

मानव विकास की कल्पना शिक्षा के सन्दर्भ मे प्रायः प्रत्यक देश के विचारकों 
में पायी जाती है। भारत वर्ष इसका अपवाद नही है। स्वामी विवेकानन्द ने मानव 
विकास को शिक्षा-उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करते हुये लिखा है--“सभी प्रकार 
की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य गरराय-निर्नी/ ही हो । सारे प्रशिक्षणों का 
अन्तिम ध्येय मनुप्य का विकास करना ही है । * 


शांकर शिक्षा के उद्देश्य 
उपर्यक्त विवेचन से भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा के उद्देश्यों में भौतिक तथा 


-नन2+नकननन-ालन-ननान अननननननननअननाा- ५ अमन पे बनाएगा नयी अनन-न-+-++रनआ नमन 3-+मन 


. 0/, ७. (59870॥, एा२४ं/६/॥, 29, 6. 936. 

2. धर्मार्थ काम मोक्षाणा यस्य को$पि न विद्यते । अजागलस्तनस्येब तस्य जब्म 
निरर्थकम्‌ । (हितोपदेश एवं पञचतन्‍्त्र) 

3. स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत व्यवहार भानु द्रप्टव्य । 

4. “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:" । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (4-5-6 ) 

5. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 6. 


34 शिक्षा के उद्देश्य एवं मृल्य 


आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय स्पष्ट हो जाता है। पाइ्चात्य विचारधारा में भौतिक 
पक्ष का प्राधान्य है और आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। भारतीय आध्या- 
त्मिक परम्परा में भगवान्‌ गंकराचायं का अवतरण ऐसे महान्‌ शिक्षाविद्‌ के रूप में 
हुआ है जिन्होंने अपने ग्रन्थों में एक सर्वाज्धीण शिक्षा-दर्शन की प्रस्थापना की है । 
उनका आध्यात्मवादी अद्वेत-सिद्धान्त पावचात्य आदर्शवाद की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट 
तथा व्यवहारिक होने से वह अद्यपयेन्त भारतीय विचारधारा का अक्षयशस्रोत रहा 
है । शांकर अद्वैतवाद औपनिषद्‌ दर्शन पर आधारित है। अतः उनके शिक्षा-सिद्धान्तों 
का मूल-भूत आधार वेदान्त होने से आचाये शंकर की शिक्षा की कल्पना सुव्यवस्थित 
एवं सुसंगत रूप में विकसित हुई है। विगत अध्याय में शांकर शिक्षा के स्वरूप पर 
विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि बरह्मसाक्षात्कार हमारे जीवन का 
सर्वोच्च लक्ष्य है ।* ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिन्तन का फल 
है ।? अत: शांकर सिद्धान्त में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष इस पुरूषार्थ चतुष्ट्य में मोक्ष को 
ही परम पुरूषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है ॥ इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि आचाय॑ शंकर ने मुक्ति को ही शिक्षा का प्रधान तथा एकमेव लक्ष्य स्वीकाः 
किया है ।* किन्तु अवान्तर तथा सहकारी रूप में अन्य लक्ष्यों का भी उन्होंरे 
प्रतिपादन किया है। यहाँ उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के सभी उद्देश्य तथा मूह 
विवेचनीय है । उनके अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं-- 

. आत्मानात्म विवेक 
: ब्रह्मनिष्ठा 
. आत्मनिष्ठ 
. अहेतभावना 
. धाँमिक भावना 
. वेराग्ययूलक जीवन 
 मोक्ष-प्राष्ति 


जे 05४ €मआ - >> २ >> 


आत्मानात्म विवेक : 


भगवान्‌ शंकराचारयय के अनुसार शिक्षा सर्वप्रथम व्यक्ति को आत्मा औ 
अनात्मा का विवेक देती है। इसी को शंकर दर्शन में नित्यानित्यविवेक भी कह 





[. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (---) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, प्रृ० 29. 

2. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरणग्रंथ-संग्रह: सम्पादक-एच ० आर० भगवत्‌, 
पून्रा झाहर, पृ० 42. 

3. बृहदारण्यकोपनिषद शां० भा० (-4-7) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० 224. 

8. बृहृदारण्यकोपनिषद (4-4-]5) शां० भा० वही, पृ० 53. 


शिक्षा के उद्देश्य एव मूल्य 835 
गया है । ब्रह्म नित्य हैं और जगत्‌ अनित्य है । ब्रह्म सत्य हैं और जगत्‌ मिथ्या है, 
ऐसा जो निश्चय है वही नित्यानित्य वस्तु-विवेक कहलाता हैं ॥!! मनुष्य भश्रमवण 
दृश्यवस्तु को नित्य मानता है और अदृश्य (आत्मा) को अनित्य मानता है । नित्य 
(आत्मा) को अनित्य मानना और अनित्य (अनात्मा) को नित्य मानना वस्तुतः अज्ञान 
है। अतः शिक्षा का प्रथम उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को आत्मा तथा अनात्मा का यथा- 
बत्‌ विवेक हो और उसको यह दृढ निश्चय हो कि आत्मा का स्वरूप नित्य है और 
दृश्य वस्तु उसके विपरीत अनित्य होने से अचात्मा है । आत्मा और अनात्मा में 


यथोचित रूप से विभेदीकरण की सामथ्यं का विकास करना शिक्षा का कार्य है । 


हंकर के अनुसार आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्मभाव से 
स्थिति और मुक्ति-ये करोक्षों जन्मों में किये हुए शुभ कर्मो के परिपाक के बिना प्राप्त 
हो ही नही सकते ।* 

शिक्षा यथार्थ और अयथार्थ का विभेदीकरण करती है। आचार्य गंकर इस तथ्य 
को स्वीकार करते है और यह मत प्रकट करते है कि आत्मा यथार्थ है और आत्मा 
के अतिरिक्त शरीर, मन, बुद्धि तथा प्राण आदि एवं समस्त जगत्‌ अयथार्थ है । इस 
लिये “आत्मा ज्ञानस्वरूप और पवित्र है तथा देह मांसमय और अपवित्र है, इन 
दोनों की जो एकता देखते है इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ? आत्मा सबका 
प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है, इन दोनों की जो एकता 
देखते हैं इससे बढ़कर ओर क्या अज्ञान होगा4 ? इस प्रकार शिक्षा द्वारा व्यक्ति में 
ऐसी क्षमता का विकास होता है कि वह आत्मा को आत्मा के रूप में पहचानता 
है और अनात्मा को अनात्मा के रूप में | वस्तुतः यथार्थ को यथार्थ रूप में जानना 
ओर अयथार्थ को अयथार्थ के रूप में जानना ही शिक्षा का उद्देश्य होता हैं । अतः 
बन्धन से निवृत्ति के लिये विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना 
चाहिये । उसी से अपने आपको सच्चिदग्नन्दर रूप जानकर वह आनन्दित हो जाता है। 

अनात्मा के अविद्या-कल्पित होने से वस्तुत: आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है 
ही नहीं ।९ आचाय शंकर के अनुसार शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मन व अहंकार आदि 
सारे विकार, सुखादि सम्पूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्त (प्रकृति) पयन्त 


]. श्री शंकराचाय विवेकचूडामणि (इलोक-20) वही, पृ० 2. 

. वस्तुत: श्री शंकराचायं-अपरोक्षानुभूति, वही पुृ० सं० 6. 

. “श्री शंकराचाये-विवेक-चूडामणि (इलोक 2) वही १० 8. 
श्री शकराचाय-अपरोक्षानुभूति, वही पृ० 9-0. 

श्री शंकराचार्य विवेक्त चूडामणि (इलोक 54)बही पृ० 5०. 

. बुहदारण्यफोपनिपद्‌ शञा० भा० (2-4-[4॥ वही, ए० 578. 


(3 


(४ ९» -+ (2 


36 शिक्षा के उद्देश्य एवं मुल्य 


समस्त विश्व-ये सभी अनात्मा हैं ।! अतः शिक्षा को व्यक्ति में ऐसी क्षमता का विकास 
करना होता है जिससे वह उपर्यक्त अनात्मा में निहित आत्मा को पहचान सके। यह 
तभी होगा जब व्यक्ति को शिक्षा द्वारा यह अनुभव हो जाए क्रि पदार्थों की जो 
प्रतीति होती है उसमें आत्मा का ही प्रकाशत्व है किन्तु आत्मज्योति अग्नि आदि 
की ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में तो रात्रि के समय अन्धकार हो 
जाता है परन्तु आत्म- ज्योति का कभी अभाव नहीं होता।* इससे स्पष्ट है कि 
आचार्य शंकरशिक्षा में आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान पर सर्वाधक बल देते हैं।* आत्मा 
और अनात्मा के विवेक से निदिचत ज्ञान होता है ।* अतः शंकराचार्य आत्मा तथा 
अनात्मा के इसी विवेक कोज्नान की संज्ञा देते है ।! उनके अनुसार यही शिक्षा का 
उद्देश्य है । 


ब्रह्म निष्ठा : 

वेदान्त दर्शन में ब्रह्म की धारणा का सर्वाधिक महत्त्व है ।* भगवान्‌ शंकरा- 
चाय ने स्वयं कहा है। “इस विश्व में एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। अतः एक ही सत्ता 
है, अनेक की सत्ता नहीं है ।” अनेकता में एकता का दर्शन करने का लक्ष्य शिक्षा का 
होना चाहिए ।* बालक को धीरे-धीरे इस दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये कि 
विश्व में नानात्व (संसारित्व) माया की देन है और एकत्व (असंसारित्व) सत्‌ 
(यथार्थ) है ।* ब्रह्मतत्त्व ही वास्तविक है |!" इस प्रकार शिक्षा के द्वारा मनुष्य को ब्रह्म 
का ज्ञान होता है ।॥7 


' त्री शंकराचायं--विवेकचूडामणि (इलोक 24) वही, पृ० 42-43. 

श्री शंकराचार्य-अपरोक्षानुभूति, वही पृ० 0. 

' बह्मसूत्र शां० भा० (--]-) गोविन्दमठ, टेढीनीम-वाराणसी, पृ० 26. 

' त्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण-प्रन्थ-संग्रह-सम्पादक-एच० आर० भगवत्‌, 
पृत्रा शहर, पृ० 40. 

वही, पुृ० 42. 

- ब० सू० (2-3--5) शां० भा० वही पृ० 475: 

 त्री गंकराचायं विरचित प्रकरण-प्रन्थ-संग्रह वही, पृ० 42. 

: पैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2-) शां० भा० वही, पृ० 96. 

 ब्रं० सु० शां० भा० ((-2-3-[) वही, प्र० 64. 

- “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” श्री शंकराचायं--विरचित प्रकरण-प्रन्थ-संग्र ह, वही, 
पु 3 

]. ब्रह्म सूत्र शां० भा० (-]--) वही, पृ० 28. 


ने (२ >> 


टू > ०० क्‍चअे ४ (या 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 37 


अद्वत वेदान्त में जीव और ब्रह्म में भेद नहीं माना जाता हैं । यथार्थ में 
जीव सर्वज्ञ, चैतन्य और सर्वब्यापी है ।* अविद्या (अज्ञान) के कारण व्यक्ति उस परम 
सत्ता (ब्रह्म) को पहचान नहीं पाते हैं। जीव-ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति करना 
शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य होता चाहिए ।१ समस्त शिक्षा का सार 
ब्रह्मतणान को ही स्वीकार किया जाता है क्योकि इसके बिना अन्य किसी प्रकार से 
शोक की निवत्ति नहीं होती हैं ।* 

वेदान्त में ब्रह्मविचार की प्रधांनता होने से ब्रह्म-जिज्ञासा का अत्यधिक 
महत्त्व है ।* अतः आचार्य शंकर शिक्षा को ब्रह्म विद्या कहते हैं ।९ शिक्षा का उद्देश्य 
ब्रह्म की प्राप्ति है।? नित्य, गुद्ध, बूद्ध, मुक्तस्य भाव, सर्वज्ष तथा स्वशक्ति सम्पन्न 
ब्रह्म” पारमाथिक, कूटस्थ, आकाश के समान स्वव्यापक, सभी विक्रियाओं से रहित 
नित्यतृप्त, निरवयव और स्वयं प्रकाश स्वरूप है ।? इस प्रकार ब्रह्म एक समप्टिगत 
भाव है । व्यष्टिगत क्षुद्रता, संकीणंता तथा ससीमता आदि सभी की परिसमाप्ति 
ब्रह्म में हो जाती है ।!" अत: आचाय शंकर ब्रह्म को ही मोक्ष मानते है |? व्यष्टि 
को समष्टि रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से 
होनी चाहिए जिसमें ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा समष्टि-विकास, शिक्षा का सर्वोच्च 
लक्ष्य हो ।* 

ब्रह्द को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है ।/* अतः शिक्षा द्वारा 
परमात्मा ही प्राप्तव्य है ।/4 शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रह्मनिष्ठा को 





.व 2. “तत्त्वमसि --छान्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-7) पर शाकर भाष्य 
दृष्टव्य । 

श्री शंकराचार्यविरचित प्रकरण--प्रन्थ-संग्रह---वही, पृ० 42॥। 

: ब्रह्मसूत्र शां० भा० (4-3-2-8) वही, पृ० 2]। 

 बह्मासूत्र' ([-]-]-) पर शां० भा० दुष्टव्य । 

 "बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (-4-9) शां० भा० वही, पृ० 244 । 

श्री शंकराचायं--प्रश्नोत्तरी (इलोक-) वही, पृ० 42। 

. “अस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्यथुद्धबुद्ध मुक्तस्वभावंसवेज्न, सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ । 
ब्रू० सु० शां० भा० (---) वही, पृ० 30। 

9, ब्रह्मसूत्र शां० भा० (--4-4) वही, पृ० 58-59 । 

0. बुह॒दारण्यकोपनिपद्‌ शां० भा० (2---0) वही, पृ० 482 । 

[. ब्रह्ममावशच मोक्ष--ब्रह्मसूत्र (--4-4) शां० भा०, वही, पएृ० 67 । 

2. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (---) वही, पृ० 29 । 

3., मुण्डकोपनिदयद (ब्रह्यवेद ब्रह्ममेव भवति 3-2-9) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 
4. ब्रह्मसूत्र शांग भा० (-2-3-2) वही, पृ० 64॥ 


52 ल्‍>3 ७४ (५७ >> >२ 


38 शिक्षा के उद्देद्य एवं मृल्य 


जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानकर छात्रों को दीक्षित किया जाये। वस्तुतः ब्रह्मनिप्ठा 
का तात्परय ब्रह्म के प्रति अनन्यभाव है ।! अतः शंकराचार्य के अनुसार उस (ब्रह्म ) 
का अन्वेषण करना चाहिए, उसकी विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए ।* 


आत्मनिष्ठा : 


गुरु शिष्य को उपदेश करता है--तत्वमसि ।* यह उपदेश-वाक्‍्य है। वेदान्त 
में इसको महावाक्य कहते हैं। इसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध 
होता है ।$ अत: इस महाकाव्य की अनुभूति करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। 
ब्रह्मै का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति आत्मद्रष्टा बन जाता है और वह आत्मा 
एवं परमात्मा में भेद को नहीं देखता है /” उसके लिये आत्मा-परमात्मा एक है। 
केवल एक सत्य ज्ञानस्वरूप अनन्त ब्रह्म (परमात्मा) को सत्ता का दर्शन उसे चारों 
और होने लगता है और वह स्वयं “अहूं ब्रह्मास्मि/-इस अनुभूति-महावाक्य के 
अनुसार अनुभव करने लगता है। इस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, 
इस पर मनन करना चाहिए और निदिध्यासन (अनवरत चिन्तन) हारा इसका 
साक्षात्कार करना चाहिए ।* शांकर शिक्षा-दर्शन में यही शिक्षा का लक्ष्य है। 

वेदान्त में आत्मा की सर्वाधिक महत्ता होते से उसी की प्राप्ति के निये समस्त 
प्रयासों का प्रावधान किया गया है ।* हम सभी का अनुभव है कि संसार में जो सबको 
बढ़कर प्रिय होता है वह सर्वप्रयत्त द्वारा प्राप्तव्य होता है तथा यह आत्मा समस्त 
लौकिक प्रिय पदार्थों से प्रियतम है। अतः अभिप्राय यह है कि अन्य प्रिय पदार्थों की 
प्राप्ति के लिए यदि कोई यत्न अवश्य कतंव्यरूप से प्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर 
आत्मा की प्राप्ति के लिए ही महान्‌ यत्न करना चाहिए ॥!" इस प्रकार शंकराचार्य 


- ब्रह्मसूत्र शां० भा० (3-4-2-20), वही, प१ृ० 762 । 

 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शा० भा० (8-7-) वही, प्ृ० 867। 

 छान्दग्योपनियद्‌ (6-8-7) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

- श्रीध्ंकराचायं--विवेकचूडामणि (इलोंक 25]) वही, पृ० 82 । 

 गौता शां० भा० (4-35) बही, पृ० 37॥ 

 सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--ते त्तिरीयोपनिपद्‌ ([--]-] ) शांकर भाप्य दुष्टव्य । 
 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (-4-]0) पर शां० भा० दुष्टव्य । 


6. “आत्मा या भरे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मच्तव्यों निदिध्यासितव्य:, वही (4-5-6) 
दां० भा० । 


3 2६ (आ >> रे (2 ४-५ 


9. ऐतरेयोपनिपद्‌ शां० भा० (2- प्रस्तावना) वही, पृ० 66 । 
0. बृहद्ारण्यकोपलिपद्‌ श्ां० भा० (-4-8) बही, पृ० 237। 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 39 


ऐसी शिक्षा की और संकेत करते हैं जिसमें बालक आत्मतिप्ठ बने। उसमें आत्म- 
विश्वास के विकास हो और आत्मविश्वास से उसका अन्तर्निहित ब्रह्मभाव जाग्रत हो ।* 
अतः जो व्यक्ति एक अभिन्न आत्मतत्व को नहीं देखता बह विद्वान होने पर भी 
अविद्वान्‌ ही है। क्योंकि आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण हैं।” इस प्रकार 
समस्त वेदों का अध्ययत और सम्पूर्ण ज्ञय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब 
तक व्यक्ति आत्मतत्व को नहीं जानता, तब तक अक्वतार्थ ही रहता है ।* 

उपर्यूक्त विवेचन से आचाय॑े शंकर आत्म-साक्षात्तार अथवा आत्मज्ञान 
अथवा आत्मतिष्ठा को शिक्षा का अभिन्न पक्ष स्वीकार करते है। उनके अनुसार 
व्यक्ति को गुरु के आश्रय तथा श्रवण आदि उपायों से अन्वेषण करके उस (आत्मा) 
का साक्षात्कार करना चाहिए ।* आत्मा के साक्षात्कार को शिक्षा का उद्देश्य मानकर 
उसकी प्राप्ति पर आचाये दांकर ने बल दिया है--“आत्मा ही दर्शन करने योग्य 
है (द्रष्टव्य है) अर्थात्‌ साक्षात्कार का विपय बनाने योग्य हैं ।" अतः आत्मज्ञान 
शिक्षा का अभीष्ट उद्देश्य है।” शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व, देहादि 
से भिन्नत्व, शुद्धत्व, स्वयं प्रकाशत्व, अनृप्त शक्तिस्वरूपत्व, निरतिशयानन्दस्वभावत्व 
और अद्वेतत्व का बोध कराना है।* यही आत्मनिष्ठा है। यही ब्रह्मात्मणाव है। 
यही औपनिषद शिक्षा का सार है ।* शिक्षा द्वारा आत्मनिष्ठा होने पर व्यक्ति का 
व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वह सभी से प्रेम-सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता 
है। उसे किसी से घृणा नहीं होती है क्योंकि सभी प्रकार की घ॒ुणा किसी दूषित 
पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है किन्तु जो निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध 
आत्मस्वरूप को देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निरमितभुत कोई अन्य 
पदार्थ है ही नहीं !" इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचाये शंकर के अनुसार जीव 
शिव बन जाये, आत्मा परमात्मा बन जाये, नर-नारायण बन जाये, यही शिक्षा का 


' स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 3 

 तत्तिरीयोपनिषद्‌ शां० भा० (2-7-) वही, पृ० 80। 

वही, पृ० 79 । 

 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (6--3) शां० भा० वही, पृ० 577। 
छान्‍्दोग्योपनिपद, शां० भा० (8--) वही, पृ० 807 । 

 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (2-4-5),वही, पृु० 55॥ 

 बहासूत्र शां० भा० (-3-5-9) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, 
पु० 234 । 

 बुहदारण्यकोपनिपद्‌ (4-3) शञा० भा०, वही, पृ० 869 ॥ 

 अह्मसूत्र शा० भा० (2-3-3-29 ), वही, पृ० 509 । 

80, ईशावास्यथोपनियद्‌ (मं> 6) जां० भा० वही, प्रृ०7॥ 


ये ७४ (०॥ ने (४०) ४४ 


४ ०० 


[40 शिक्षा के उद्देश्य एवं मृल्य 


उद्देश्य है।! यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पाइचात्य आदर्शवादियों की शिक्षा के उद्देश्य 
के रूप में आत्मानुभृति की कल्पना आचारये शंकर से भिन्न है। आचार्य की कल्पना 
में समष्टिगत भाव का प्राधान्य है और पाश्चात्य विचारकों में व्यष्टिगत भाव की 
मुख्यता है । 


अद्देत भावना : 


ब्रहदा और आत्मा का ऐक्य ही शिक्षा है । यही शिक्षा का परम उह्ं श्य है। 
यहाँ डा० कर्णसह का यह कथन मननीय है--“उपनिषद्‌ का अमर सन्देश है कि 
आत्मा और ब्रह्म का समन्वय ही मानव जाति का सर्वोच्च लक्ष्य है।* यही ब्रह्म 
और आत्मा का समन्वय अद्वैत कहलाता है। आचाय॑ ने केनोपनिपद्‌ के भाष्य मे 
अद्वत के स्वरूप पर लिखा है---“इस प्रकार गुण दोप को जानने वाले धी र-वबुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण लोग प्राणी-प्राणी में अर्थात्‌ समस्त चराचर जीवों में एक ब्रह्मस्वरूप आत्म- 
तत्व को साक्षात्कार कर यहाँ से लौटने पर अर्थात्‌ ममता-अहंत। रूप इस अविद्यात्मक 
लोक से उपरत होकर सबमे आत्मेकत्वरूप अद्व तभाव को प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाते है । 4 यह ब्रह्मात्मबाद आचाय शंकर की शिक्षा का सार है ।* यही 
मोक्ष है ।* यही उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ।? यही मानव-जीवन की सर्वोत्तम 
उपलब्धि है । अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ (ब्रह्म) ही सत्य है--यह सिद्ध ही है । 
इसलिये यह ठीक ही कहा है कि उस एक को जान लेने पर यह सब जान लिया 
जाता है ।* 

भगवान्‌ शंकराचार्य का समस्त जीवन अहत सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार के 
लिए ही था। उन्होंने जीवन-पर्यन्त जिस वेदान्त की शिक्षा का प्रचार किया तथा 
जिस शिक्षा-दर्शन के निर्माण के लिए एक विशाल साहित्य की सृुजना की उससे उनके 
अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर होनी चाहिए कि विद्यार्थी 


देखिये परिश्षिष्ट-3 । 

 त्री शंकराचार्य--विवेकचूडामणि (इलोक 204), वही, पृ० सं० 67। 

- देखिये नवभारत टाइम्स दिनांक 29-8-]976 | 

- कैनोपनिपद्‌ शा० भा० (2-5) बही, पृ० 90-9[ । 

- गीता शां० भा० (4-4) बही, प्रृ० [40। 

: “ब्रह्मभावरचमोक्ष:। --ब्रह्मसूत्र ([--4-4 ) गोविन्दमठ टेढीनीम, वाराणसी, 

पृ० 67। 

7. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रंथ संग्रह---सम्पादक-एच ० आर० भगवत्‌ 
पूनाशहुर पृ० 49। 

8. छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ (6-4-4), शां० भा०, वही, पृ० 6]9। 


८5 (3 न (3 फछच 5७ 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 4] 


एकमात्र परमतत््व को अद्वतभाव से अपने अन्दर अनुभव करे तथा सारे विब्व से 
तदात्म्य स्थापित करें । इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द की व्याख्या हृदयस्पर्शी 
वन पडी है--' सभी वस्तुओं के पीछे उसी देवत्व का अस्तित्व है और इसी से 
नैतिकता का आधार प्रस्तुत होता है । दूसरों को कप्ट नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति 
को अभिन्न समझकर उसक्रे साथ प्रेम करना चाहिए, क्योकि समस्त विश्व मौलिक 
स्तर पर एक है। दूसरे को कष्ट देना अपने आपको कष्ट देना है। दूसरे के साथ 
प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना है ।/! इस प्रकार विज्व में प्रेम, सहानुभूति, 
ऐक्य, सामनन्‍्जस्यथ तथा समन्वय की स्थापना की उत्कट अभिलापा से प्रेरित होकर 
आचाय इशंकर ने अद्वेतभाव को शिक्षा का लक्ष्य प्रतिपादित किया हैं-- 
“जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है उसी प्रकार 
दु.खाभिमानी आत्मा को द्वैत-प्रपझ्च की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अतः 
अद्वेतभाव ही इसका (शिक्षा का) प्रयोजन है |” 

शिक्षा द्वारा अद्वेतभावना एक ऐसे मानव-समाज का निर्माण कर सकती है 
जिसकी कल्पना डा० राधाकृष्णन के इन शब्दों मे हुई है--'हमारी इस मानव जाति 
को वह समृद्धि, स्वतन्त्रता और सुख सुलभ हो सकते है जितका इसने कभी सपना 
भी न देखा होगा, बस, शर्त केवल एक ही है कि हम ऐक्यसूत्र में बन्च जाएँ और 
महत्‌ उद्देश्य तथा सुन्दर संकल्प लेकर आगे बढ़ते चलते जाएँ ।* इसीलिये आचार्य 
शंकर के अनुसार उपर्युक्त ऐक्य का भाव गजिक्षा द्वारा ही विकसित होगा ।* वस्तृतः 
अभेद का विचार जीवन का सबसे भल्यवान्‌ सार है। शांकर दर्शन में परम पुरुपार्थरूप 
मोक्ष की थिद्धि इसी अद्वैतभाव का परिणाम होने से अभेद का प्रतिपादन करना ही 
अभीष्ट माना गया है।* शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को द्वैतभाव की अनुभूति होती 
है किन्तु शिक्षा द्वारा आत्मरूप सवंत्र दप्टिगोचर होने पर व्यक्ति को सब प्राणियों में 
आत्मभाव की अनुभूति होने लगती है। और उसके मोह-शोक आदि सबकी निद॒त्ति 
हो जाती है |" व्यक्ति तथा समाज दोनों की इष्टि से अद्गेत सुखरूप है, ढेत सदा 
असझ्य दुःख वाला है, यही जीवन का प्रयोजन होना चाहिए। वेद में अद्गत को ही 
लक्ष्यरूप में प्रतिपादित किया गया है हैत को नहीं, और संसार में भी अद्वेत के 


जब 


! “विवेकानन्द संचयन-श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 006 । 

2. माण्डक्योपनिषद्‌, शां० भा० (सम्बन्ध भाष्य), वही पृ० 2-22 | 

3. डा० राधाक्ृष्णनू--'प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सनन्‍्स 
कद्मीरीगेट दिल्‍ल्ली-6, पृ० 48-49 । 

4. गीता (4-35) ज्ञां० भा०, वही पृ० 37। 

5. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (2-3-7-47), गोविन्दमद, टेढीनीम, वाराणसी, 
प्ु० 329 । 

6. श्री शकराचार्य-अपरोक्षानुभूति, वही पृ० 8॥ 


!42 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


लाभ प्रत्यक्ष हैं।। अतएवं आचारय॑ शंकर ने ब्रह्मात्मेक्य (अद्वतभाव) को शिक्षा का 
लक्ष्य निरुपित करते हुए शिक्षार्थियों के लिए यह व्यवस्था प्रस्तुत की है--'आत्म- 
ज्ञानी (शिक्षार्थी) को सर्वदा पूर्णब्रह्य का तिष्कल तथा अद्वेतरूप से चिन्तन करना 
चाहिए ।' इससे वह शोक से पार होकर किसी से भय नहीं करता ।” 


धासिक भावना 

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में-- “धर्म तो शिक्षा का मेरुदण्ड ही है।* यह 
स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और धर्म का परस्पर सम्बन्ध अन्योन्याश्वित है। विक्षा 
से धर्म का प्रचार-प्रसार होता है और धर्म से शिक्षा को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 
आचाय॑ शंकर की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्धि एक धर्माचाये के रूप 
में है। उनके द्वारा धामिक भावना को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करना 
उनके लिए स्वाभाविक तथा अपरिहायं था। भारतीय जनमानस में चिरकाल से 
पुष्पित एवं पल्‍लवित धर्म के संस्कारों को पहचानकर आचार्य ने उनका शिक्षा में 
उपयोग कराने के लिए शिक्षा का स्वरूप धामिक एवं आध्यात्मिक बनाने का प्रयास 
किया | उनके अनुसार धामिकता एवं आध्यात्मिकता से भिन्न कोई शिक्षा है ही 
नहीं ।* 

धर्म मानव-जीवन के नियमन की प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति और समाज में 
सामन्‍्जस्य होता है। इस सम्बन्ध में डा० राधाकृष्णन का कथन समीचीन है---“ धर्म 
से जीवन के विभिन्न कार्यो में संगति आती है और इससे उनको दिशा प्राप्त होती 
है आल लि यह जीवन का परिपूर्ण नियम है और ऐसे सम्पूर्ण मानव का सामन्‍्जस्य है 
जो अपनी जीवनचर्या को किसी सही और उचित नियम के अनुसार चलाता है ।* 
इस प्रकार धर्म की जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति होने से शिक्षा द्वारा मनुष्य 
सें धामिक भावना के विकास की आवश्यकता स्वतः हो जाती है। धर्म सामान्यतः 
कतंव्य का वाचक है।" धर्म प्राणियों की सुख-प्राप्ति का विधान हैं” और शिक्षा 
व्यक्ति को उसी विधान द्वारा सुखी बताने का साधन है । 


]. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरणग्रन्थ संग्रह :--सम्पादक, एच० आर० 
भगवत्‌, पूता शहर; पृ० 48 | 
बवेताश्वतरोपनिपद्‌ (]-सं० भा०) शां० भा०, वही पृ० 46 । 

: स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 30 । 

देखिये परिशिष्ट-3 । 

- ड० राधाकृष्णन प्राच्य धर्म और पाद्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स, 
कश्मीरी गेट दिल्‍ली, पृ० 388 । 

: तत्तिरीयोपनिषद्‌ (--]-]) शां० भा० वही पृ० 72 । 


7. बहासूत्र शां० भा० (-3-8-30) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 257। 


(आ -> ७२ 


५5 


थजिक्षा के उद्देष्य एवं मूल्य ]43 


शंकराचार्य के अतुमार धर्म जगत्‌ की स्थिति तथा प्राणियों की उन्नति एवं 
मोक्ष का साक्षात्‌ हेतु है। कल्याण की कामना करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सनन्‍्यासी पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया 
जाता है ।! शिक्षा का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्मों के शिक्षण द्वारा मनुष्यों का धार्मिक 
विकास करना है। इसीलिए आचाये शंकर की मान्यता है कि अपने वर्ण और आश्रम 
के धर्मों का पालन करने से और तपस्या करने से मनुप्य भगवान को प्रसन्न कर लेता 
है। और इसी से उसे वेराग्यादि साधन चतुष्ट्य की प्राप्ति होती है ।? शिक्षा का 
उद्देश्य व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्मो का यथावत्‌ पालन करने योग्य बनाने का होता 
चाहिए । 

आचारये शंकर वेदप्रतिपादित आचार व्यवस्था को धर्म मानते है।* उनके 
अनुसार धर्म के तीन विभाग है---(]) यज्ञ, अध्ययन और दान (2) तप और (3) 
आचायेकुल में निवास करना ।$ उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा धामिक भावना के 
विकास के उद्देश्य से यही अभिप्राय है कि व्यक्ति को यज्ञपरायण, अध्ययनजील, 
दानशील, तपस्वी तथा आवचार्यकुल में नियमपूर्वक रहकर विद्यार्जत करने वाला 
बनाया जाय | यही उसका धामिक विकास है। इसी के लिए आचाय॑ ने अपनी शिक्षा 
व्यवस्था को धामिक स्वरूप प्रद न किया है। 

वराग्यमूुलक जीवन 

आचाय॑ शंकर को वेराग्यमूलक जीवन अभीष्ट है। उनके अनुसार यद्यपि 
जानमात्र में सभी आश्रम वालों का अधिकार है तथापि ब्रह्मविद्या संन्यासगत होने 
पर ही मोक्ष का साधन होती है कर्मसहित नही ।* संन्यास वेराग्य का ही विकास 
है । विषय-भोगों से विरक्ति का नाम वेराग्य है। आचाय॑ घकर ब्रह्मा से लेकर स्थावर 
पर्य्त समस्त विषयों में काकविष्ठा के समान वेराग्य को ही निर्मल वेराग्य कहते हैं ।९ 

शिक्षा वस्तुतः ऐसा साधन है जो व्यक्ति को वेराग्यगील बनने की क्षमता 
प्रदान करता है। शाॉंकर शिक्षा-दर्शन में विद्यार्थी के लिए वेराग्य की नितान्त आवध्य- 
कता का पदे-पदे प्रतिपादन किया गया है। वेदान्त की वजिक्षा ग्रहण करने से पूरे 
विद्यार्थी के लिये चार साधनों की अपेक्षा की गई है--() नित्यानित्यवस्तु विवेक 
(2) वराग्य (3 शमादि छः सम्पत्ति और (4) मोक्ष की इच्छा ।7 इन चारों साधवों 


- श्रीमद्भगवद्गीता (उपोद्धात्‌) शां० भा०, वही पृ० 3। 
श्री शंकराच:«- “परो5 ।7 ५० वही 7, पृ० 6। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (2-2-) पृ० 55 
 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (2-23-) पर शांकर भाष्य इृष्टव्य । 
- मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (-) सम्बन्ध भाष्य, वही पृ० 9 । 
श्री शंकराचार्य--अपरोक्षानुभूति, वही, प्ृ०6 । 
 अह्मसूत्र शांग्भा० (!---]), गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ०26 । 


3 75 (५.0 >> (४० >> "+- 


]44 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


में वेराग्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आचाय शंकर का कथन है--“सब प्रकार के 
विषयों से वैराग्यपूवंक गुरुकृपा से प्राप्य ब्रह्मविद्या ही परब्रह्म की प्राप्ति का साधन 
है ।!” आचाय॑ शंकर उसी शिक्षा को श्रेष्ठतम मानते हैं जो वेराग्यपूवेक आचरण करके 
गुरुकृपा को अजित करने पर प्राप्त हुई है। 
आचाय के अनुसार अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा हंत (संसार) दुःख- 
रूप ही है--ऐसा व्यक्ति को निरन्तर स्मरण करना चाहिए। मनुष्य को कामभोग में 
लिप्त चित्त का वेराग्य भावना से नियमन करना चाहिए ।* अतः शिक्षा का काय है 
व्यक्ति को वराग्यशील बनाना जिससे वह जीवन में सांसारिक दु:खों से मुक्ति पा सके । 
हम अपनी इच्छाओं से ही सुख-दुःख का अनुभव करते है। आचाये ने इन इच्छाओं 
को तीन प्रकार का माना है--() सन्‍्तान की इच्छा (2) धन की इच्छा ओर 
(3) लोकसम्मानादि की इच्छा । इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने वाला 
न्‍्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थिर प्रज्ञ है ।* आचाये शंकर के अनुसार 
शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होता चाहिए जिससे व्यक्ति संयमी, वेराग्यशील तथा त्यागी 
होकर आत्मचिन्तन में प्रवृत्त हो सके । आचाये ते वेराग्य को इसलिए भी जीवन में 
महत्त्व दिया है जिससे व्यक्ति अपने शरीर का अभिमान छोड़कर निवृत्तिपरायण 
(संन्यास धर्म से युक्त) हो जाये ।। अतः वराग्यसम्पन्न गुरुओं के सम्बन्ध में स्वामी 
विवेकानन्द का यह कथन उद्धृत करना प्रसद्भानुरूप ही है--' हमारे देश में ज्ञान 
का दान सदा त्यागी पुरुषों द्वारा ही होता है। ज्ञानदान का भार पुनः त्यागियों के 
कन्बों पर पडना चाहिए ।** 
आचाय॑ शंकर वेराग्ययूलक जीवन की स्वयं प्रतिमृरति थे और उन्होंने जिस 
वराग्य समन्वित संन्‍्यासधरम की परम्परा का प्रवर्तन आज से हजारों वर्ष पूर्व किया 
था उसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री" जी तथा शंकराचायं पीठ पर आसीन स्वामी 


. मुण्डकोपनिषद्‌ (-]-सम्बन्ध भाष्य) शां०्भा०, वही, पृ०9 । 

2. माण्डक्योपनिपद्‌ शां०्भा० (अ० प्र ०-43), वही, पृ०82 ; 

3. श्रीमद्भगवद्गीता शा०भा० (2-55), वही, १०65 । 

4. छान्दोग्योपनिषद्‌ शां०भा० (8-]2-) वही, पृ०907 । 

5. स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ०20 । 

6. भारतीय दर्शन तथा विशेषतः शांकर दर्शन के मूर्थन्य, मर्मज्ञ विद्वान मनीषी 
तथा संन्यात्रियों में अग्रगप्प-शिरोमणि श्री करपात्रो जी आधुनिक युग के 
उन असाधारण विचारकों में थे जिनकी प्रतिभा, सप्रमाण ताकिक इप्टिकोण 
तथा उत्कृष्ट विद्वत्तता से विभिन्न मतानुयायी तथा भारतीय जनता भली भाँति 
परिचित हैं | स्वामी जी की धर्म, दर्शन, संस्कृति और राजज्ञास्त्र आदि 
विषयों पर अनेक पुस्तकें ख्याति प्राप्त हैं और वेदभाष्यों के क्षेत्र में उनका 
महान्‌ ग्रन्थ वेदार्थ पारिजात” अमुल्य देन माना जाता है, जिस पर उत्तर- 
प्रदेश संस्कृत एकेडेमी द्वारा विश्व सस्क्ृत भारती पुरस्कार (एक लाख रुपया) 
प्रदान किया गया है, देखिये 'पजाब केसरी' 4 मई-98 5. 


शिक्षा के उद्देव्य एवं मूल्य ।45 


क्ृष्णबोधाश्रम जी जैसे परम विरकक्‍्त सनन्‍्यासियों को देखकर किस विचारणील का 
चिन्तन इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान्‌ शकराचार्य ने जिन शिक्षा- 
उद्देश्यों को इप्टि मे रखते हुए जन कल्याणार्थ अपनी शिक्षा-व्यवस्था की प्रस्थापना 
की थी, उनमे वेराग्यमूलक जीवन के विकास का उद्देश्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा 
होगा | यह उनके द्वारा प्रतिपांदित आचार मीमामा का सार है जिसे वह चिक्षा 
द्वारा मनुष्य को प्राप्त कराना चाहते हैं 


मोक्ष-प्राप्ति-- 
वेदान्त दर्शत का महत्व उसकी मोक्ष की कल्पना में है। मोल को जीवन का 
परम पुरयार्थ माना गया है।! इस सन्दर्भ में डा० राधाकृष्णन के ये गब्द 
उल्लेखनीय हे---'फिर भी, सब इस बात से सहमत है कि व्यक्ति के यथार्थ गौरव 
की उपलब्धि मोक्ष के द्वारा हो सकती है ।” आचाये शंकर के अनुसार समस्त 
विचार, चिन्तन तथा ज्ञान की प्रक्रिया का उहदेष्य मोक्ष हैं---'श्षुतियाँ परम पुरुपार्थ 
(मोक्ष) का उपदेश करने में प्रवत्त हैं। श्रूति ज्ञान का उपदेश करने में तत्पर है| उसे 
संसार से पुरुष का मोक्ष कराना है, इसके लिए संसार की हेतुभूत अविद्या की विद्या 
के द्वारा निवृत्ति करता आवश्यक है, अतः वह विद्या का प्रकाश करने वाली होकर 
प्रवत्त हुई है. १ शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति ही शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य 
है !* शिक्षा शिक्षार्थी को ब्रह्म के पास पहुँचा देती है--इस प्रकार गांकर दर्शन में 
शिक्षा को ब्रह्म विद्या की संत्रा प्राप्त है।* ब्रह्मशान की प्रवेत्ति का भी मुख्य उद्देष्य 
मोक्ष ही है ।" 
विक्षा द्वारा व्यक्ति की जब अविद्या का अपकर्पष और विद्या की पराकाप्ठा हो 
ते उसे सर्वात्मभाव की प्राप्ति हो जाती यही सर्वात्मिभाव व्यक्ति का 
। 
मनुष्य के लिये शिक्षा परमावश्यक ही नहीं अपितु अपरिहाय है क्योंकि इसके 
अभाव में उसकी भेदबुद्धि का परिहार नहीं हो सकता है। और भेदवृुद्धि के रह 


जाती 
मोक्ष 


9॥ हा 


हट | 
७ ! 


।8॥ 
है 


कीननन4 
के 


ब्रह्मसूत्र शां०्भा० ([---) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ०29 । 

. ड० राधाकृष्णन-प्राच्य धर्म और पाब्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स, 
कद्मीरी गेट, दिल्‍ली, पृ०3] । 

. तैत्तिरीयोपनिषद जां०्भा० (-] मोक्ष साधना), वही, ए० 86 | 

श्री शंकराचायं-प्रदनोत्तरी (इलोक-]]) वही, प१०2-3 । 

, केठोपनिषद्‌ (सम्बन्ध भाष्य) जांग्भा०, वही प्र० 3। 

 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ गाँ०्भा० (-4-7), वही, पृ०223 । 

. वही (4-3-20) १०965 । 


[-> 


ब्जु ७ (० ७ ५७ 


46 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


व्यक्ति में सर्वात्ममाव का उदय नहीं हो पाता है । अतः आचार्य शंकर की मोक्ष की 
व्याख्या में सामाजिकता का भाव समाहित हो जाता है और इससे उस आरोप का 
भी निराकरण हो जाता है कि मोक्ष की कल्पना केवल व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि 
में रखते हुए की गई है ।* 

शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को जब आत्मबोध हो जाता है तो उसके 
अध्यास (अजान) जन्य मिथ्या बन्धन का उच्छेद हो जाता है। यही मोक्ष है १ शिक्षा 
व्यक्ति के अज्ञान का निराकरण कर उसमे आत्मज्ञान का विकास करती है और 
व्यक्ति ने जिन कल्पित बन्धनो का अपने पर आरोपण कर रखा है उनका परिहार 
करती है। शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का एकमेव साधन है। शंकर-दशं न में मुक्ति को न 
उत्पत्ति वाला और न पहले से अप्राप्त माना जाता है बल्कि यह तो प्राप्त की प्राप्ति- 
मात्र है। यह जाश्वत सत्य का अनुभव है। जो सत्य सव्वेदा से है उसका साक्षात्‌ 
अनुभव ही मुक्ति है। किसी व्यक्ति के अपने कंठगत हार को भूलवश इधर उधर 
दुँढने के प्रयास में लग जाने पर जब क्रिसी अन्य व्यक्ति से यह पता चलता है कि 
हार उसके गले में है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है । ठीक यही 
स्थिति मुक्ति की है। वह सेव हमारे पास है। भ्रमवश उसका विस्मरण रहता है। 
इस भ्रह्मजन्य अज्ञान का आवरण दूर करना ही मुक्ति है ।* शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
में निहित मुक्तावस्था का प्रकाशन है। अतः ज्ञान को साक्षात्‌ मोक्ष-प्राप्ति का साधन 
माना जाता है ।* 


आचाय॑ शंकर ने ब्रह्मभाव अथवा ब्रह्मानुभूति को मोक्ष माना है ।९ शाकर 
दर्शन में ब्रह्म पृणता का वाचक है और यह नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सत्ता की प्रतीति 
कराता है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है ।” मुक्ति की कल्पना में मनुष्य की पूर्णता 


निननाथि७,नि& नल 


. 'ज्ञाते दवत न विद्यते ।” माण्ड्क्थकारिका ([-8), वही, पृ०67 । 

2. तुलना कीजिए---डा ० राधाक्ृष्णन्‌--'“मोक्ष का अर्थ है मानव-प्रकृति का 
पुनः एकीकरण ।” -प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार'-राजपाल एण्ड सन्स, 
दिल्‍ली, पृ०७9 | 

3. केनोपनिषद्‌, शां०भा० (खं ०-3), वही, पृ०07 । 

4. ब्रहासूत्र शां० भा०, (3-2-6-29), गोविन्दमठ. टेढीनीम, वाराणसी, पृ ० 
635॥।॥ 

5. श्री शंकराचायं-विरचित-प्रक रण-पग्रन्थ-संग्रह:---सम्पादक-एच ०आर० भगवत्‌, 
पूना शहर । 

6. “ब्रह्ममावश्चमोक्ष: |” ब्रह्मसूत्र शांग्भा० (--4-4 ) गोविन्दमठ, ठेढीनीम, 
वाराणसी, पृ०67 । 

7. बहासूत्र शां ०भा० ( 4---] ), वही, पृ०30 । 


शिक्षा के उदरदेध्य एवं मूल्य 47 
का विकास निहित है ।! शिक्षा मनुष्य में सदेव से विद्यमान पूर्णता को विकसित 
करती है । अत: आचाय॑ शकर के मत में मुक्ति को ज्ञानमुलक स्वीकार किया गया हे 
और वह भारतीय दर्शन में पहले ऐसे आचाये है जिन्होंने वेचारिक क्षेत्र मे ज्ञान की 
सर्वोक्चता को स्थापित किया है । 


शकर के अनुसार शिक्षा वस्तुतः एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को वही बना 
देता है जो वह है | अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराना ही उनके अनुसार जिक्षा 
का उद्देश्य होना चाहिए ।* उनकी मुक्ति की कल्पना में आत्मबोध, ब्रह्मवोब तथा 
सर्वात्मिभाव इत्यादि सभी का समावेद्व है। अत: माक्ष को ही जीवन का सर्वोच्च 
लक्ष्य मातते के कारण शिक्षा करा अन्तिम उद्देब्य घंकर के अनुसार मुक्रति-प्राप्ति होना 
चाहिए ।* 


आचाये शंकर की रृष्ट में शिक्षा के धुल्य-- 

आचाय शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान्‌ उद्देश्यों की कल्पना की थी 
उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के मूल्यों को भी प्रस्थापित किया है । जीवन के मूल्य द्री 
शिक्षा के मूल्यों का निर्वारण करते है। मानव-जीवन जितना उदात्त, उच्च प्रान्जल 
होता है उतने ही श्रेष्ठ महान्‌ एवं आदर्श मृल्यों का विकास उसमें होता है । मानव- 
जीवन की विविधता विभिन्न प्रकार के जीवन मूल्यों की जननी है। नेतिक, धामिक 
आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय मुल्यों के विकास में मानव-जीवन के विविध पक्षों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का योगदान रहा है। डा० राधाकृष्णन के अनुसार मनुष्य क 
आत्मा, सत्य और मौजन्य के चिरन्तन मुल्यों के लिए जीवित रहना है ॥* इस प्रकार 
मूल्य जीवन के चिरन्‍्तन प्रेरणास्रोत होते हैं। इसलिए प्रत्येक महापुरुष, विचारक 
तथा शिक्षा दार्शनिक ने जीवन मुल्यों की अपनी विचारधारा के अनुरूप बल्पना की 
है। भगवान्‌ शकराचार्य के अनुसार मनुप्य एक आध्यत्मिक प्राणी है। उसमें सर्वोच्च 
सत्य की शाइवत उपस्थिति है । यही सत्य ब्रह्म है। फलत: मानव जीवन कब्रद्दा का 
प्रकाशन है ।* इसलिए आचार्य शकर के अनुसार मानव जीवन के मूल्यों का आधार 
आध्यात्मिक एवं धामिक होना चाहिए । 


. तुलना कीजिए--' मनुष्य को अन्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही 
शिक्षा है ।” स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पु०8। 

2. ऐतरेयोपनिपद्‌ शां०भा० (2--प्रस्तावना) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०66 | 

- गीता गां०भा० (8), वही, पृ०460 । 

4. डा० राधाकृष्णनू-- प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स 
दिल्‍ली, पृ०62 । 

5. छान्‍्दोग्योपनियद्‌ गां०्मभा ० (6-8-7) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०66 | 


(32 


48 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


“ब्रह्मवेत्ता का ऐसा कोई धन नही है, जैसा कि एकता, समता, सत्यता, 
बील, स्थिति, अहिसा, सरलता और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति होना 
है |” आचार शंकर के इन शब्दों में भारतीय संस्क्ृति के चिरन्तन मूल्यों को ब्रह्म- 
जानी का अनुपम धन बताया है। शिक्षा शिक्षार्थी में इन मूल्यों को विकसित करती 
है और उसे समाज-सेवा तथा लोकोपकार के लिये तैयार करती है। इसी प्रकार 
उन्होंने सत्य, अहिसा, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, त्याग, सन्‍्यास, शौच (शुद्धि) एवं सनन्‍्तोप 
तथा निष्कपटता आदि को जीवन के मूल्यों के रूप में स्वीकार किया है ।* सत्य के 
लिए तो उन्हें इतना आग्रह है कि मिथ्या भाषण करने वाले को वह समूल नष्ट होना 
लिखते है ।१ और सत्यवादी विजयी होता है ।* तप, ब्रह्मबच्यं और श्रद्धा से सम्पन्न 
व्यक्ति उनके अनुसार महिमा का अनुभव करता है ।” उपासना, ब्रह्मचय और श्रद्धा 
व्यक्ति के अन्तःकरण को निर्मल बनाकर उसमें विशेष आनन्द का वर्धन करती है 
दात, दया और दमन (जितेन्द्रियता) से व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है ।” 
क्रोध, झूँठ, लोभ, तृष्णा तथा कामवासना को मनुष्य का महान्‌ शत्र्‌ बताकर उन्होंने 
जीवन में शान्ति, सत्य, अतृष्णा तथा लोभराहित्य एवं निष्कामता के महत्त्व का प्रति- 
पादन किया है ।* इसी प्रकार जीवन में पुरुपार्थ (परिश्रम) और उत्तम चरित्र की 
शिक्षा का समथन उन्होंने स्थान-स्थान पर किया है :* 


हम सभी यह स्वीकार करते है कि मानव जीवन में प्रेम, एकता, त्याग और 
युक्तिमंगत व्यवहार का स्वार्थ, हेष, अहंकार और विषयान्ध्ता की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व एवं मूल्य है | उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचाये 
शंकर ने इन सदगुणो को वेदान्त की शिक्षा के मूल्यों के रूप में स्वीकार किया है । 
इतना ही नहीं वरन्‌ शांकर दर्शन का यह सिद्धान्त कि--सभी जीव एक है, 'सब 
प्राणियों में एक ही आत्मा है! उपर्यक्त मूल्यों तथा सदगुणों को जितना प्रेरित तथा 
विकसित कर सकता है उतना अन्य कोई सिद्धान्त नहीं। आचाये शंकर ने समग्र 


 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० (4-4-9), वही, १०076 | 
 प्रश्नोपनियद्‌ (5-]) गांग्भा०, वही, पृ०82 | 

- वही (6-) पृ०95-96 । 

 मुण्डकोपनिपद्‌ (3--6) जां० भा०, वही, ए० 94 | 
 प्रशनोपनिपद (5-3) श्ञां० भा०, वही, प्ृ० 85 | 
 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2-5-]) जां०भा०, वही, पृ० 47-48 । 
 बृहदारण्यकोपनिपद्‌ (5-2-3) पर श्ा० भा० दुष्टव्य । 

श्री गंकराचायं-प्रध्चोत्तरी (इलोक-2) वही, पृ० 9-20 । 
9. अब्नोत्तरी (इनोक 5 तथा 8) इृ्टव्य । 


$$> 2 


६09 नये 75४ (2 -फे 


जीवन दर्शन तथा शिक्षा सिद्धान्त का आधार आत्म दर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार को 
को स्वीकार किया है। यही उनके अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च मूल्य तथा लक्ष्य 


हे । 

र्‌ 
उनके शिक्षा दर्शन की पृष्ठभूमि से जीवन के लक्ष्यों तथा सूल्यों की मीमासा डॉ ० 
बलदेव उपाध्याय के शब्दों में यहाँ उल्लेखनीय है--'वेदान्त व्यावहारिक धर्म है । 


जो आलोचक वेदान्त के ऊपर निप्क्रियता की शिक्षा देने का आरोप लगाते है वे सत्य 
से बहुत दूर है। वेदान्त विश्व के भीतर प्रत्येक जीव मे, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान 
ब्रह्म की सत्ता पर आग्रह दिखलाता है । जब सब जीव, ब्रह्म के ही रूप हैं और 
प्रकारान्तर से वे अपने ही अविभाज्य रूप ठहराते है, तब ईर्प्या द्वेप के लिये स्थल ही 
कहाँ रहा ? वेदान्त विषय सूख को तुच्छु सिद्धकर जीवों को आगे बढने के लिये 
प्रोत्साहित करता है । विपय का सुख क्षणिक होता है, परन्तु आध्यात्मिक सुख ही 
सच्चा तथा चिरस्थायी होता है और बेदान्त उसी की ओर बढ़ने के लिये जीवो में 
स्फूरति भरता है। वेदान्त प्रत्येक जीव में अनन्त शक्ति सम्पन्न होने की चिक्षा देकर 
उसे आगे बढ़ने का उपदेश देता है । नर से नारायण बनने का अमूल्य आदर्श वेदान्त 
हमारे सामने रखता है । वेदान्त को शिक्षा का चरम अवसान है 'वसुधैव कुटम्बकम्‌ 
समस्त संसार को अपना कुट्म्ब समझना तथा इस आदर्श के अनुसार चलना वेदान्त 
की महनीय शिक्षा आज शुद्ध स्वार्थ की भावना से अस्त तथा परास्त मानव-समाज 
के कल्याण के लिये अमृतमयी है । विषय विस्तार को दृष्टि मे रखते हुये इसका यहाँ 
विवेचन नहीं किया जा रहा है । आज के पश्चिमी संसार में, विभेषतः अमेरिका में 
वेदान्त के प्रचुर प्रचार का रहस्य इसी अलौकिक उपदेंश के भीतर छिपा है ।7 


शांकर शिक्षा के उद्देश्यों तथा घृुल्यों से सम्बन्धित निष्कर्ष बिन्दुनिम्त- 
लिखित हैं-- 
!. शिक्षा के उद्देश्यों तथा मृल्यों के निर्धारण में भौतिक इष्टिकोण के स्थान 
पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिये । 
2. शिक्षा के उद्देश्यों की परिकल्पना में जीवन-लक्ष्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रहती है । 
3. आचाय॑ शंकर के अनुसार ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्मद्शन अथवा 
मोक्ष-प्राप्ति जीवन का सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च लक्ष्य है। 
4. मोक्ष शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होने पर भी गौण एवं सहकारी रूप से 
अन्य उहेश्यों को भी शांकर शिक्षा-दर्शन में स्वीकार किया गया है । 
5. आत्मानात्म विवेक का उर्ृध्य ऐसा है जिसमें व्यक्ति के यथार्थ ज्ञान का 
भाव निहित है । 


4. डॉ० बलदेव उपाधराय->वात्तोत् दर्शन, शारदा मन्दिर, बाराणसी, 
पर 5 ३ 5 4. 


0. 


]., 


2, 


शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य 


. ब्रह्मनिष्ठा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रेतिरकर 


उसमें पूर्णता लाता है । 


. आत्मनिष्ठा का उद्देश्य मनुष्य को आत्म-्साक्षात्कार द्वारा ब्रह्मात्मेक्य 


(अद्वैतभाव) की अनुमति कराता है। आचार्य शंकर के अनुसार यही जीवन 
का सर्वोच्च लक्ष्य हैं । 


- अद्वेतभावना के उद्देश्य का निर्धारण आचाय॑ शंकर के सामाजिक दृष्ठि- 


कोण को इस रूप में प्रकट करता है कि वह शिक्षा द्वारा न केवल मानव 
समाज में वरन्‌ समस्त प्राणी जगत में ऐक्य का भाव अनुभूति स्तर तक 
विकसित करना चाहते हैं । 


. आचाय शंकर के अनुसार धर्म मानव जीवन के अभ्युदय का मूल-भृत 


आधार होने से शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तियों की धामिक भावना का 
विकास समाविष्ट करना वान्छनीय ही नहीं प्रत्युत आवश्यक भी है। 
जाताज॑न तथा जीवन के साफलय में वेराग्य के महत्व का अपलाप नहीं 
किया जा सकता है। अत: शिक्षा द्वारा वेराग्यमूलक जीवन का विकास 
करना श्रेष्ठ मानव के निर्माण का मुख्य सोपान है । 

आचाय॑ शंकर की मोक्ष-कल्पना में वेयक्तिक तथा सामाजिक विकास की 
वान्छनीय तथा कल्याणकारी दिशा का निर्धारण हुआ है । इसी कारण 
मुक्ति-प्राप्ति के उद्देश्य को उन्होंने अन्तिम तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना 
हे । 

सत्य, अहिसा, दया, अपरिग्रह, एकता, प्रेम, सहानुभूति तथा तप एवं 
श्रद्धा आदि ऐसे जीवन मूल्य हैं जो भारतीय शिक्षा को सांस्कृतिक 
विरासत में प्राप्त हुए हैं। आचाये शंकर ने इन सबको शिक्षा के मृल्यों के 
रूप में प्रतिपादित कर जिस शिक्षा-दर्शत का प्रणयन किया है, वह 
भारतीय शिक्षा-दशन की अमृल्यनिधि है । 


शिक्षा-एद्धतियाँ 


पठितं श्रुतमादरात पुनः पुनरालोक्य रहस्य ननरक्म्‌ । 
प्रविज्य निसज्जतः सुखे स विधेमान्‌ विदयेयतां सुधी ॥॥! 


तद विद्धि विजानीहि येन विधिना प्र'प्ते इति आचायोन्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन 
प्रकर्षण नीचे: पतन प्रणिपातों दीघंतमस्कारः तेन कथ वन्धः कथ मोक्ष: का विद्या 
का च अविद्या इति परिप्रब्तेन सेवया गुरुजुशक्षयया ॥* 

ज्ञान की प्राप्ति के लिय केवल एक ही मार्ग हैं और वह है 'एकाग्रता । सन 
की एकाग्रता ही शिक्षा का सम्पूर्णमार है ।* 

दिक्षण विधि का चयन दर्जन पर शिेर करता है। किले पंद्धचिक (॥94- 
ध)ह) ने शिक्षा प्रणाली में दशेन के महत्व को स्वीकार करते हुये 'प्रणाती का दर्घन 
(॥050979५ ० ४०६४४००) शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 
कोई भी शिक्षक शिक्षा में जो प्रणाली प्रयोग करता है उसके पीछे उसका अपना 
शिलषा-दर्शन होता है । वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो प्रगाली क्‍या है, वह 
शिक्षक और शिक्षार्थी में सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है और जब तक इस 
प्रक्रिय का लक्ष्य स्पष्ट न हो तब तक इसका स्वरूप निश्चित नही किया जा सकता 
है। शिक्षा के निविचत उद्देश्य अथवा समुचित जीवन-दर्शन के अभाव में किसी शिक्षक 
हारा अपनायी गई शिक्षण विधि छात्र का कल्याण नही कर सकती है । कोई भी 


!. क्री शकर दिग्विजय (माधव कृत) (5-32)-श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दि 
हरिद्वार, प्ृू० 37। 
पढ़े हुग्ने तथा सुने हुये पाठ को एकान्‍्त में बारम्बार आलोचना कर, सार तथा 
असार वस्तुओं का विवेचन करके अखण्ड ब्रह्म का अनुभव करने वाले विद्या- 
थियों को विद्वान शंकर ने अद्वेत के आनन्द से निम्मन कर दिया । 

2 आमदभगवद्‌ गीता शां०भा० (4-34) गीता प्रेत गोरखपुर, पृ० 436 
वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जान यानी सुत । आचाय॑ के 
के समीप जाकर भली भाँति दण्डवत्‌ प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन 
हुआ ? कंसे मुक्ति होगी ? विद्या क्‍या हैं ? अविद्या क्या है ? इस प्रकार 
(निष्कपट) प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से (वह ज्ञान 
प्राप्त होता है) । 

3. स्वामी विवेकानचन्द-शिक्षा-श्री रामकृप्ण आश्रम, नागपुर. पृ० 4 । 


] 


| 


१9 शिक्षा-पद्धतियाँ 


विक्षक दर्शतश की अवहेलना नहीं कर सकता है ? क्‍योंकि ऐसा करके वह अपनी 
वशिक्षण-प्रणाली निश्चित नही कर पाता है । 

विक्षा-प्रणाली के निर्धारण में जहाँ पाठयविषयों का ध्यान रखा जाता है 
वहाँ शिक्षा के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से प्राप्त करने के लिये उसके स्वरूप का भी 
तिश्चय किया जाता है । वस्तुतः शिक्षा-प्रणाली वह साधन है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों 
को प्राप्त किया जाता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य होते है उन्हीं के अनुकल शिक्षा 
प्रणालियाँ होती है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण विभिन्‍न दार्शनिक विचारधाराओं 
के आधार पर होता रहा है । इस संबंध में गत अध्याय मे पर्याप्त विवेचना हो चुकी 
हे | यहाँ तो हमारे लिये इतना ही विवेच्य है कि विभिन्न प्रकार की दाशंनिक विचार- 
धाराओं के फलस्वरूप शिक्षा-जगत्‌ में क्सि-किस प्रकार की शिक्षण-विधियों का 
विकास हुआ है ? भाचाय॑े शंकर-द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-प्रणालियों पर विचार करने 
से पूर्व इस सम्बन्ध में पाइचात्य एवं पौर्वात्य दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक 
ही नहीं अपितु वान्छनीय भी है क्‍यों कि प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने जिन जिक्षा-पद्धतियों 
का प्रतिपादन किया है उनका आधार एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन होने से उनकी 
पृथक्‌-प्थक मीमांसा करने से दांकराचार्य की शिक्षण-प्रणालियों का भली-भाँति 
मूल्यांकन तथा अवधारण करने में सहयोग मिलेगा । 


पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा-पद्धतियाँ : 

आदरशं वाद तथा शिक्षण-विधियॉ--- 

शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में आदर्शवादियों का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक रहा 
हैं । विचारधारा के अनुसार ऐसी शिक्षा-प्रणाली होनी चाहिये जिससे बालक की 
आन्तरिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके और वह परम मृल्यों का साक्षात्कार कर 
सकें | एच० एच० हारने के शब्दों में--““शक्षा ईश्वर के साथ शारीरिक एवं 
मानसिक रूप मे विकसित, स्वतन्त्र सचेतन व्यक्ति के श्रेष्ठ समायोजन की शाइवत 
प्रक्रिया है जिसका प्रकाशन मनुष्य के बौद्धिक, साम्वेगिक तथा क्रियात्मक वातावरण 
में होता है।” आदर्शवादी शिक्षक अपनी विधि का स्वयं निर्धारण करता है । 
वह किसी एक विधि से बंधना पसन्द नहीं करता है। अत: उसका यह कथन है-“हम 
प्रयोग, क्रिया तथा प्रोजेक्ट में विश्वास करते हैं। हमारा आग्रह है कि क्रिया अनेक 
विधियों में से एक है, कोई विधि नहीं है । बहुत सी विधियाँ है जिनमें से हम उनका 





! रिप८, 7.२, 7॥6 0छगरा०0०077८वां 24825 0०/ हरबंधल्धा090,.. ऑएश आफ 
० 7.0700॥ ?7685$, ?. [2। 

2. गिगाएर में लत, 7॥2 7/070979 ० #ब॥ट्थ/०90, २०/5४१ 8000॥, 
4०) (0. ० १०४८, 0,285, | 


चयन कर सकते है जो हमारे उहेध्यों की पूति समय पर सर्वोत्तम ढंग स कर सके ।॥? 
आदर्शवादी शिक्षा-त्रणाली में आदेश (फरह्राप्रत्माणा), क्रिया (&लाज्ञाए) तथा 
अनुभव (559०7०706) पर विशेष जोर दिया गया है । आदेश का आद्यय अध्यापक 
निदशन से है। क्रिया द्वारा छात्र को मानसिक एवं शारीरिक रूप में सत्रिय रखकर 
उसे आत्माभिव्यक्ति (99|-०%0058707) की ओर अग्रसर किया जाता है । शिक्षक 
को अपने अनुभव को बालक के मस्तिष्क में नहीं भरना है बल्कि न्‍्वय विद्यार्थी के 
अनुभवों से उसे अन्त दृष्टि प्राप्त करानी है । शिक्षक विद्यार्थी को जो अनुभव देता हैं 
उनसे उसकी निहित क्षमताओं की अभिव्यक्तित होती हैं । इन सबके आधार पर 
आदर्शवाद में निम्नलिखित तीन विधियों का बटलर के अनुसार महत्त्वपूर्ण स्थान है ।* 

(4) प्रश्न तथा सामूहिक चर्चाविधि (006५॥णा बात [)50ए0580ा ऐैट- 
४००)--सुक रात व्याख्यान, वाद-विवाद ([[2७प्रा6 (६४००, (६७४४8 १६४०० ) 
और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग क्या करता था ओर उस समय के युवक को शिक्षा 
दिया करता था । सुकरात का शिष्य प्लेटो प्रइ्नोत्तर विधि के साथ-साथ सम्बाद 
विधि (/08०5%0 (७६४००) का प्रयोग करता था । उनका शिप्य अरस्तु आगमन- 
निगमन विधियों पर बल देता था। प्रश्न विधि का विकास परिचर्चा में हा जाता है । 
छात्रपरस्पर क्रिसी विपय को लेकर चर्चा करने लगते है । 

(2) व्याल्यान विधि---आदर्शवाद यह नहीं कहता कि शिक्षक अपनो ओर से 
कुछ दे ही नहीं । अतः कही-कहीं व्याख्यान विधि अपनाने में बह सकोच नहीं करता 
है। वह कक्षा में व्याख्याव करता है। वह सामूहिक चर्चा का आश्रय लेता हैं और 
कभी-कभी महत्त्वपूर्ण विपयों के स्पष्टीकरण में वाद-विवाद विधि का आश्रय लेता 
है । शिशुओं को कहानी सुनाकर (5709 ॥९॥॥78 )५४०१ै॥००) शिक्षा देना आदर्श 
वादियों को अभीष्ट है। किशोरों को वार्तालाप तथा नाटक विधि से थिक्षा देना भी 
आद्शंवाद में स्वीकार्य है। शिक्षकों अथवा महापुरूपा के आवरण का अनुकरण 
([ग्रा।॥70॥), पत्र-व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा (28५ ५७०७५) हरवाट्ट की पचपदी 
(पाठक्षापक्ा गए #0ा780 8695) तथा पेस्टालाजी की अभ्यास और आवृत्ति- 
विधि (4८४०८ & २०००० 'श८१00) आदि प्रणालियाँ आदर्शवाद में 
प्रचलित हैं 

(3) प्रोजेक्ट विधि (2००० ४८॥००)--इसमें छात्र एकाकी अथवा समूह 
में किसी रचनात्मक कार्य का सम्पादन करते हैं। इसमें छात्रों का शैक्षिक अ्रमण 
सम्मिलित है जिसमें छात्र विद्यालय के बाहर अपना ज्ञानवर्धन करते है। 


, 96, ३.00790 फ#ऋछमा 2/॥05०7पंटड5, पिक्वाएशा & रि०0७ एएण[- 
8॥678 चल ४०07, छएशा5४ऊणा भाए 7.00007॥0, ९. 259. 
2, ॥450, ?825 259-64 । 


94 


रब 


डा धर क ष्ण्म्मयुक य् न 
दिशक्षा-पद्ध॑तिया 


प्रकृतिवबांद तथा शिक्षणविधियाँ 

अध्यापक की क्रियाशीलता की अपेक्षा प्रकरतिवाद में छात्रों की क्रियाशीलता 
पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं। उनके अनुसार अनुभव तथा क्रिया शिक्षा के मूल 
आधार है। बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना प्रकृतिवादी शिक्षक को अभीष्ट 
है । वह बालक के लिए ऐसी व्यवस्था करता है जिससे बालक यह समझता है कि 
बह खोज कर रहा है। प्रकृतिबाद शिक्षण-विधियों में खेल द्वारा शिक्षा-पद्धति (?]8५ 
८८४००), प्रोजेक्ट विधि, स्काउट आन्दोलन, स्कूल यूनियन, बालक क्लब इत्यादि 
को महत्त्वपूर्ण मानता है। प्रसिद्ध प्रकृतिबादी दार्शनिक हरबाट स्पेन्सर द्वारा प्रति- 
पादित शिक्षणविधि के निम्न आठ सिद्धान्तों का बटलर ने अपनी पुस्तक 'फोर 
फिलास्फीज” में वर्णन किया है |! जिनका यहां विवेचत करता समीचीन होगा :--- 
). शिक्षा मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास के अनुकूल होनी 
चाहिए । ह 

2. शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। 

3. शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील हांना चाहिए । 

4. ज्ञानार्जत शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । 

5. शिक्षा मन और शरीर दोनों के लिये समानरूप से है । 

6. शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे | 

१. शिक्षा में आगमनविधि का प्रयोग होना चाहिए । 

8. दण्ड प्राकृतिक होना चाहिए। 


इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षक स्वयं करके सीखने तथा स्वानुभव द्वारा सीखने 
[68778 9ए 6०78 & [.68778 99 9०7०7००८) पर बल देता है । प्रसिद्ध 
प्रकृतिवादी शिक्षा दाशनिक रुसो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा [20प्रत्याता ॥970पट्टा। 
४८४४6७) का प्रतिपादन करता है--- अपने शिष्य को किसी प्रकार का मौखिक पाठ 
न दो क्‍योंकि उसे केवल अनुभव द्वारा सीखना है ।”? इस विचारधारा ने शिक्षण की 
अनेक सनोवेज्ञानिक विधियों को जन्म दिया है। खोजविधि (छल्पायं#० (०४॥००) 
तथा डाल्टन प्रणाली ([08॥00॥ १४६६४००) इन्हीं क्रियाओं पर आधारित है। भाषा 
शिक्षण की प्रत्यक्ष-विधि तथा भूगोल-शिक्षण की निरीक्षण-विधि (976०८ & 
(0086 ए०॥70॥ )४७४॥००४५) प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। इन सभी विधियों 
में बच्चों को व्यक्तिगत रुचियो, रुझान, योग्यता एवं क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है । इस प्रकार यह कहना उचित ही है कि प्रद् तिवाद ठोस दाह्मनिक विच्ार- 


8. किपाशि, 3. 0णाबातवि-ऋाका खाश०४5छमांट, सिाछला हे रठ्ज 
शरिप्9॥88675, 'रिथ्एज १०77, फिफक्ा507 ७7० 4.,0700॥, £. 0-[2. 
». रि0085९80, |. ॥., £/॥४/2, )४६६७५ ४७ ४६ छैट्फा, की 57 & 59. 


शिक्षा-पद्धतियाँ 855 


धारा के अभाव में भी शिक्षणविधियों की इृप्टि से बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योकि 
उसने मनुप्य की प्रकृति को महत्त्व दिया है और उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी 
शिक्षा की व्यवस्था की है । 
यथाथंबाद तथा शिक्षण-विधियाँ 

इस विचारधारा मे ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वार माना जाता है। प्रारम्भ 
से ही बालक की जानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है इसके लिये कमेनियस 
ने शिशुओं की शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण के महत्त्व को स्वीकार किया हैं। 
मिल्टन ने भ्रमण एवं यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है और लाक ने निरीक्षण, देशाटठन 
एवं अनुभव द्वारा सीखने की बात कही ! यथार्थवादी विचारधारा वस्तु को अनुभूति 
का आधार मानती है । इसलिए उन्होंने वस्तुओं को शिक्षा के साधन के रूप में प्रयोग 
करता प्रारम्भ किया। उनके अनुसार पदार्थ वास्तविक होते हैं और शब्द उनके 
प्रतीक । शब्द और पदार्थ को संयुक्त करने से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है इस्तलिए 
पहले पदार्थ दिखाना चाहिए फिर उसके लिए शब्द देना चाहिए। परिणामस्वरूप 
शिक्षा में रश्य-अ्रव्य साधन (&ए०ा0-५७७!-७४05) का प्रयोग होने लगा, भ्रमण को 
स्थान (%०प्राआंणा) मिला और पाद्यसहगामी क्रियाओं ((०-टप्रावांत्यीक्वा 4लां- 
५868) का महत्त्व बढ़ा । 

शिक्षणविधियों के सम्बन्ध में यथार्थवादी विचारधारा में निम्नलिखित 

सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है :--- 

. ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नही । अतः शिक्षण में केवल तथ्यों 
पर बल देना चाहिए । 

2. ज्ञान की अभिव्यक्ति में संकेतों का प्रयोग सीमित होना चाहिए । 

3. भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। अतः यह शिक्षण 
का प्रमुख माध्यम होना चाहिए । 

4. पदार्थ यथार्थ होता है, भाषा के शब्द उसके प्रतीकमात्र होते है। अतः 
प्रतीक (शब्द) और मूलवस्तु से सम्बन्ध स्थापित करते हुए शिक्षा दी जानी 
चाहिए। 

5. सत्यकथन से ही छात्र विषय का तथ्य समझ पाता हैं, इसलिये असत्य- 
कथन का सहारा शिक्षण में कभी नहीं लेना चाहिए । 

6. प्रत्यक्ष-प्रमाण जनित ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए । 

7. शिक्षा-प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो बालको को यथार्थ ज्ञान के पास 
पहुँचा सके । 

8. कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिससे तथ्यों का 
यथार्थरूप में ज्ञान प्राप्त हो सके । 

9. सत्य-निरुपण में काल और स्थान सिद्धान्त की सापेक्षता को ध्यान में 
रखना चाहिए । 


शिक्षा-पद्धतियाँ 


विननलसननर, 
(/६ 
(॥ 


0. भागों का अपने-आप में अस्तित्व है। सम्पूर्ण तो भागों का परिणाम 
है। अतः शिक्षण-विधि ऐसी हो कि छात्र तथ्यों को तकंपूर्ण ढंग से वर्गीकृत करने मे 
समर्थ हो सके । 

व्यवहारवाद तथा शिक्षणविधियों 

व्यवहारिकताबादी ड्यूबी शिक्षा के दो अंग मानता है--एक मनोवेज्ञानिक 
ओर दूसरा सामाजिक। मनोवेज्ञानिक अंग से तात्पर्य सीखने वाले की जन्मजात 
शक्ति, रुचि, रुझान और योग्यता से होता है। मनुष्य का विकास उसको इन जन्म- 
जात शक्तियों के आधार पर ही होता है। इसीलिए व्यवहारिकतावादी शिक्षण- 
विधियों के विधान में बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों, रुझान और योग्यता 
का ध्यान रखते है | 

व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते है । वे सर्देव 
क्रिया करते हैं और इन क्रियाओं के परिणाम विचारों को जन्म देते है। अतः बच्चों 
को स्वयं क्रिया करके अनुभव से सीखने देना चाहिए। यह विधि प्रयत्न 
और भूल (वर्द्य धाव॑ दाणा) अथवा प्रायोगिक विधि (छिएुलांग्राद्यादं 
(८०0) के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयत्त और भूल की क्रिया पर आधारित शिक्षण 
के सम्बन्ध में ड्यूवी का कथन हैं--'बालक पुस्तक पढकर नहीं सीखता अथवा 
व्याख्या सुनकर नही सीखता “किन्तु स्वश्व को 5ज्वलित ओर पोषित करके 
सीखता है, जिसका आशय क्रिया करने से है '*' हाथ, आँखे, कान वस्तुत: सारा 
शरीर सूचना के स्रोत बन जाते हैं, जबकि अध्यापक तथा पाद्य पुस्तकें क्रमशः 
आरम्भक एवं परीक्षक ही रहती है।! इस प्रकार व्यवहारवाद में भूल ओर प्रयत्न' 
के आधार पर 'करके सीखने की विधि का विकास हुआ है। अत: ड्यूबी के अनुसार 
किसी भी बात को सीधे नहीं सिखाया जाता चाहिए, अपितु क्रिया द्वारा सिखाना 
चाहिए। 

शिक्षा के सामाजिक अंग को स्वीकार करते हुए व्यवहारवाद में शिक्षा को 
एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसका संचालन सामा- 
जिक वातावरण में ही सम्भव है। इसलिये व्यवहारवादियों ने क्रियात्मक स्वानुभव 
मुलक और प्रयोगात्मक पद्धतियों को शिक्षणविधियों के क्षेत्र मे महत्त्व दिया है। उनके 
शिक्षण सम्ब घी इन सिद्धान्तों पर अनेक विधियों का निर्माण हुआ है जिनमें ड्यूबी 
के शिप्य किलपेट्रिक की प्रोजेक्ट विधि का विशेष महत्व है । उनके अनुसार योजना 
(?7०००) वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से स्वाभाविक परिवेश 
में पूरा करता है। 





[. “76७6७, ३307-528008 ० उ०क्राए//०४, 06॥0 & ४005, [,0000॥, 
2. 80-98. 


शिक्षा पद्धतियाँ : 


न] 
नत््चै 


भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा-पद्धतियाँ 

शिक्षणविधियों के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय जिक्षा ज्ञास्त्रियों का इप्टिकोग 
बड़ा व्यापक तथा मनोवेज्ञानिक रहा है। इस सन्दर्भ में अथवंवेद का एक मन्त्र यहाँ 
पर उल्लेखनीय है! जिसमें यह कहा गया गया है कि शिक्षक जिप्य को देवीय मन से 
पढाए और इस प्रकार पढाए कि उसमें रमणीयता रहे और उससे सफलता मिले । 
इस मन्त्र को ध्यानपूर्वक देखने पर जिक्षणविधियों के सभी पहलुओं का स्पर्श हो जाता 
है, जैसे शिक्षक की मानसिक स्थिति देवीय अर्थात्‌ निर्मल एवं स्वच्छ चिक्षार्थी दो 
मानसिक स्थिति प्रसन्नचित्त और शिक्षण का परिणाम रुफलता की प्राप्ति होना 
चाहिए | उपनिपद्‌ साहित्य में श्रवण, मनन, निदिव्यासन, स्मृतिकरण, प्रश्न अनुश्रश्न, 
व्याख्या, दृष्टात्त, आख्यायिका, व्युत्पत्ति, सम्वाद-विधि, सलेपण दिधि तथा प्रदर्शन- 
विधि अथवा प्रयोगद्याला विधि अथवा प्रत्यक्षविधि प्रधान रूप मे प्रयोग की गई है ।* 
इसके अतिरिक्त उस युग में परिचर्चाविधि, आगमन और निगमन विधि ([ंपणाए८ 
& 7९0ए०ाए० ४०१००) खेलविधि (?87 ४०॥००) कहानी और नाटक विधियों 
($607ए धा।गह & 47470 ७व॥००5) का भी प्रयोग होता था। न्यायदर्शन 
में आगमन विधि पर बल दिया जाता था। 'हितोपदेश”/ और “'पचतन्त्र की रचना 
कहानी विधि के द्वारा हुई है। भरतमुनि ने नाठक की उपयोगिता जन-मनोंरन्जन 
तथा हितोपदेश के लिए प्रतिपादित की है । 

आधुनिक युग में भारतीय शिक्षाज्ञास्त्र्यों को विधियों में प्राचीन विधियों 
तथा नवीन पाश्चात्य विधियों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है । स्वामी विवेकानन्द 
के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता । 'मन को 
एकाग्रता' ही शिक्षा का सम्पूर्ण सार है चाहे विद्वात्‌ अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र 
हो, चाहें अन्य कोई भी हो, यदि वह कसी विष्य को जानने की चेप्टा कर रहा हैं 
तो उसे उपर्यक्त प्रथा से ही काम लेना पडेगा ।१ मन की एकाग्रत। की शक्ति जितनी 
अधिक होगी ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होंगी ।( एकाग्रता को नम्पादित 
करने हेतु स्वामी विवेकानन्द ने ब्रह्मचयं की आवध्यकता पर बल दिया है--'के डे 
ब्रह्मचर्य के पालन से कोई भी विद्या अल्पकाल में ही अवगत की जा सकती 


कुल 


वाचस्पते देवन सह । वसोस्पते निरमय ॥ (अथवंवेद-वाचस्पति सूक्‍त) ! 

2. 7२ बच. 6#ावएदा।, ॥फछुक्की, आश्दाए/॥2३४ णी (फक्माओध्र्दांर:. /40॥9- 
धं०7020---8 ०079क्ष/॥ए४ अप, 5॥ कावा4 तिपध्यां4] (०0गाशिशा०ह, 
974, कुफापरॉटिबरालशाब एांएटशाओआाए, करपापडीशाव, #ऋे रि---75, 
?. 309. 


स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्रीरामकृष्णआश्रम नागपुर, पूृ० ]4। 
4. वही 


हि 
जज 


(3 


!58 शिक्षा पद्धतियाँ 


है |! वे बालक के स्वतन्त्र चिन्तन के पक्षपाती है---''तुम किसी बालक को शिक्षा 
देने में उसी प्रकार असमर्थ हो, जैसे कि किसी पौधे को बढाने में, पौधा अपनी प्रकृति 
का विकास आप ही कर लेता है। बालक भी अपने आपको शिक्षित करता है।”* 
इसी प्रकार सीखने में उन्होंने आत्मविश्वास और श्रद्धा के महत्त्व को भी. स्वीकार 
किया है। 

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ८“ंगोर बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का समर्थन करते 
हैं। बालकों को विशिष्ट प्रकार की आदतों का दास न बनाया जाय । अध्यापक को 
अपने शिक्षण की व्यवस्था यथार्थ जीवन की परिस्थितियों के द्वारा करनी चाहिए। 
अतः जहाँ तक सम्भव हो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि का शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव 
द्वारा ही प्रदान किया जाय। भ्रमण, द्श्य-दर्शव आदि प्रविधियों के द्वारा छात्रों को 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराये जाने चाहिए । प्रकृतिवादियों तथा व्यवहारवादियों की 
भाँति टंगोर शिक्षण में क्रिया सिद्धान्त को स्वीकार करते है। उनके अनुसार बालक 
का चढ़ना, कदना, बिल्ली के पीछे दौड़ना, फल तोड़ना, हंसना, चिल्लाना, ताली 
बजाना तथा अभिनय करता आदि ऐसी क्रियाएं है जिनसे वे स्वयं बहुत कुछ सीख 
लेते है। 

गाँधी जी ने शिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक बल दिया है--'क्रिया पर' 
प्रकृतिवादी तथा व्यवहारवादी दाशंनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होने 
“करके सीखना' और स्वय के अनुभव से सीखने! की विधि का प्रतिपादन किया 
था। अतः वह किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग कार्य, प्राकृतिक पर्यावरण या 
सामाजिक पर्यावरण को शिक्षा का केन्द्र बनाने और समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं को 
उसके माध्यम से विकसित करने का समर्थन करते थे--..“अध्यापकों को ग्रामीण 
बालकों को उनके ग्रामों में इस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए जिससे अध्यारोपित 
प्रतिबन्धों तथा हस्तक्षेप से विमुक्त वातावरण में उनकी योग्यताओं का कतिपय 
चुने हुए हस्तकौशलों द्वारा विकास हो सके ।”* इसके अतिरिक्त वह व्याख्यान, 
प्रश्तोत्तर, श्रवण, मनत तथा निदिध्यासन की विधियों का भी महत्त्व स्वीकार 
करते थे । 

अरविन्द के अनुसार शिक्षा को मनुष्यों मे पहले से ही सुप्त शक्तियों का 
अनावरण और विकास करता है--“मस्तिष्क को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा 
सकता जो कि जीव की आत्मा के अनावरण में सुप्त ज्ञान के रूप में पहले से ही ग्रप्त 





[ वही, पु० 7. 

2. वही, पृ० 0-॥. 

3. पिक्षाता--५. ॥६.---_9#0/बल्‍व॑ 70. कद ५६/०7०/ #वॉ॥त्व0॥, 
?िप0॥9॥60 99 ॥6 माा0एढाकां धाम 54॥९. 


दिक्षा पद्धतियाँ 859 


न हो |? अरविन्द ने ऐसी ही लिक्षण विधियों का समर्थन किया है जो वालक वी 
सुप्त शक्तियों का जागरण करती है। उनकी जिक्षण विधियों मे निम्नलिखित तथ्या 
की उपलब्धि होती है--- 


। शिक्षण करते समय बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता तथा 
उसकी अपनी रूचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 


2 बच्चों को क्रिया करने के अधिक से अधिक अवमर देने चाहिए और उसे 
स्वयं-अनुभव से सीखने देता चाहिए । 


3. बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभृतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । उन्हें 
अपने कार्य करने की स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। 

4. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए । 

5. शिक्षण में हर स्तर पर बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। 

आज शिक्षण के क्षेत्र में नई-तई विधियों के विकास से शिक्ष।-शास्त्र अत्यन्त 
समृद्ध एवं उन्नत हुआ दिखाई पडता है। गत पृष्ठों में हमने जिन शिक्षण विधियों का 
उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में इतना अवद्य जान लेना चाहिए कि उनके द्वारा 
शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की कहाँ तक पूति हो पाई है ? डा० दौलतसिह कोठारो 
के अनुसार “पिछले दशक में अध्यापक को मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर नई 
शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराने के लिये पुनश्चर्या पादयक्रम, वर्कज्ञाप तथा ग्रीष्म- 
कालीन संस्थानों के माध्यम से काफी प्रयास किए गये है। शहर के स्कूलों में दृश्य- 
श्रव्य साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है और दिल्‍ली में तो अध्यापक की सेवा के लिए 
अध्ययन-कक्ष में टेलीविजन भी विद्यमान है, परन्तु फिर भी सामान्यतया यह मानता 
पडेगा कि हमारे अधिकांश स्कूलों की शिक्षण पद्धतियों पर ये क्रियाएँ कोई महत्वपूर्ण 
प्रभाव नही डाल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः प्राथमिक स्कूलों की अवस्था 
इनसे कहीं अधिक शोचनीय है। सामात्य स्‍्कलों में आज भी शिक्षा एक यन्त्रवत्‌ 
ढरें पर चल रही है तथा शाब्दिकता की पुरानी कुरीति से आक्रान्त है और इसलिये 
अब भी उतनी ही नीरस और प्रेरणाहीन है जितनी पहले थी ।”* इन पंक्तियों के 
निष्कर्ष से स्पप्टत: यह विदित होता है कि आधुनिक शिक्षण विधियाँ समुच्तित रूप 
से फलदायी नहीं हो रही है। शिक्षण विधियों के निर्धारण में शिक्षा के स्वरूप, 
शिक्षा के उद्द श्यों तथा पाठ्यक्रमों इत्यादि सभी का ध्यान रखना चाहिए। जआाज 


. 5छ #&प्राताव)।00---#९ ,१फ्रहा्रांड ०७ 7024, 9 #&प्राएतादं0 
[ाक्षाणए ॥00. 'र८ए ४07९, ?. 2. 


2. डा० दौलतर्सिह कोठारी--शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66) शिक्षा 
मन्त्रालय, भारत सरकार, 968, पृ० 25]-52 | 





60 शिक्षा पद्धतियाँ 


शिक्षा का सम्बन्ध केवल मात्र व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। इसलिए शिक्षा को 
एक उद्योग के रूप में (860०क६0॥ 5 &॥ 707809) प्रतिपादित करना इस युग 
का मुख्य नारा बन गया है। शिक्षक और शिक्षार्थी का प्रयोजन श्रमिकों की भाति 
श्रम द्वारा उत्पादन करना है। अतः आज शिक्षा सम्बन्धी विचारविम्श के आयोजन 
को कार्यशाला (वर्कशाप) कहा जाता है। इस कार्यशाला में अध्यापक को सामान 
तैयार करके विक्रेता के रूप में माता जाता है और छात्र को क्रेता। आज शिक्षा 
को मात्र जीविकोपार्जत का साधन मानकर उसके उदात तथा प्राऊ्जल स्वरूप की 
उपेक्षा की जा रही है जिसके कारण शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्ष ण-विधियों का 
अवमृल्यन हो रहा है। अतः शिक्षा के उत्कष तथा उन्नयन के लिए शिक्षा के आदर्शो, 
लक्ष्यों एवं उद्दं श्यों के अनुरूप शिक्षा-प्रणालियाँ विचारणीय है। 


शंकराचार्य तथा शिक्षण-पद्धतियाँ : 


शिक्षण विधियों के निर्तारण में आचाये शकर की स्थिति सर्वथा स्पष्ट है । 
उन्होंवे शिक्षा की अपनी संकल्पना के अनुरूप शिक्षण विश्रियों का निर्धारण किया 
है ।* उनके द्वारा विक्षा के निर्धारित उद्देश्यों तथा विधियों में कहीं भी असामन्जस्य 
नहीं दिखाई पडता है जबकि आधुनिक युग के शिक्षा शास्त्रियों में यह दुबंलता प्रायः 
देखने को मिलती है कि वे शिक्षण विधियों का निर्धारण शिक्षा की अपनी सक्लपना 
के अनुरूप नहीं कर पाये है। पाइ्चात्य शिक्षा जञास्त्री फ्रोवेल शिक्षा का उद्देश्य 
अनेकता में एकता का विकास स्वीकार करते है किन्तु खेल विधि से उसकी उपलब्धि 
किस प्रकार सम्भव होगी ? इसका समाधान उन्होंने कहीं नहीं बिया है | इसी 
प्रकार अमेरिका का प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ ड्यूवी सामाजिक कुशलता को शिक्षा का 
उदह श्य मानता है किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए प्रोजेक्ट विधि की प्रस्तावना 
असामाञ्जस्यपूर्ण है । महात्मा गाँधी की क्रापठ केन्द्रीय शिक्षण विधि से उनके द्वारा 
प्रतिवादित ईश्वर-प्राप्ति के उद्द श्य की पूति होना सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है। 
इन उदाहरणों से यह स्पप्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य जितने श्रेष्ठ तथा 
उच्च होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए उतनी श्रेष्ठ एवं उच्च शिक्षणविधियों की 
आवध्यकता होती है यदि हम ब्रह्म-विचार, आत्मज्ञान तथ। ईश्वर-प्राप्ति जैसे महान्‌ 
तथा श्रेष्ठ उ्ं ध्यों को नेकर शिक्षा-दर्शन का विकास करना चाहते है तो निश्चित 
रूप से हमें प्रचलित शिक्षा-पद्धतियों से हटकर ऐसी विधियों का विकास करना 


ााांणणां 


(. श्रोतव्य: पूर्वमाचायंत आगमतब्च पहद्चान्मन्तब्यस्तकंत:, ततों , निदिध्यासि 
तव्यों निर्चयेन ध्यातव्य: हासो दृप्ठों भवति श्रवणमनननिदिध्यासनसाधनै- 


निवर्तितें: यदेकत्व''******- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू, (2-4-5) पर श्ञां० भा० 
दृष्टव्य । 


शिक्षा पद्धतियाँ !6| 


होगा जिनके द्वारा छांत्र ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आचार्य गकर 
द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धतियों के विकास में यही तथ्य निहित है। उनकी शिक्षा- 
पद्धतियों पर विचार करने से पूर्व उनकी ज्ञान मीमांसा विचारणीय है । 


शांकर ज्ञान-मोमांसा : 


आचाये शंकर एकमात्र ज्ञान को मुक्तित का साधन मानते है । उन्होने अपने 
प्रंथों में ज्ञान का समालोचनात्मक विश्लेषण किया है। साथ ही ज्ञान के स्वरूप को 
भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार परम यथार्थ सत्ता अद्वेतरूप आत्मा है । किस्तु 
समस्त निध्चयात्मक ज्ञान परम चंतन्य के परिवर्तत की इन विभागों में पूर्व कल्पना 
कर लेता है-- 


(]) एक ज्ञाता (प्रमातृ चैतन्य), बोध ग्रहण करने वाली चेतना, जिसका 
निर्णय अन्त:करण के द्वारा होता है,.(2) ज्ञान की प्रक्रिया (प्रमाण चेतन्य), बोध 
प्रहण करने वाली चेतनता जिसका निर्णय वृत्ति अथवा अन्तःकरण के परिवर्तत के 
द्वारा होता है और (3) ज्ञात पदार्थ (प्रमेय विषय या विषय चेंतन्य), यह वह 
चेतना है जिसका निर्णय ज्ञात विषय के द्वारा होता है। परम चेतन्य एक ही है," 
जो सर्वब्यापी है, जो सबको प्रकाशित करता है, यह अन्त:करण है, इसका परिवर्तित 
रूप विषय है। इसे अन्तःकरण का नाम इसलिए दिया गया है कि यह इन्द्रियों के 
 व्यापारों का स्थान और उनके बाह्य गोलकों से भिन्न है। बाह्य इन्द्रियों से जो कुछ 
सामग्री इसे प्राप्त होती है उसे यह ग्रहण करता है तथा उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था 
करता है । 

आत्मा ही प्रकाश देने वाली है और अन्तःकरण इसी के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करता है अन्त:करण की आक्ृति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवत्तन 
जो विपय को प्रकाशित करता है, वृत्ति कहलाती है । अच्तःकरण की प्रवुत्तियाँ चार 
प्रकार की है--अनिश्चय (संशय), निश्चय, गर्व (आत्म चेतना) और स्मरण । अच्तः 
करण को तब मन कहते है जब यह सद्यय की स्थिति में होता है, निश्चयात्मक 
स्थिति में होने पर चुद्धि कहा जाता है, आत्म चंतनन्‍्य की स्थिति अहँकार कहलाती 
है, एकाग्रता और स्मरण की स्थिति चित्त कहलाती हैं। यह अन्तःकरण प्रत्येक व्यक्ति 
में भिन्न है। अतः हर मनुष्य का बोध भी भिन्न होता है । 


गीता जां० भा० (१-]) गीता प्रेस, गोरखपुर, प्‌० 226 । 
 बृह॒दारष्प्रकोपनिषद्‌ गाँ० भा० (4-4-6) वही, पृ० 063 ! 

. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा०, (6-4-4), वही, पृू० 69 । 

. उपदेशसाहस्री शकरक्ृत (8-33-54) और तैत्तिरीयोपरिपद्‌ (2-) पर 
शाकर भाष्य अवलोकनीय । 


ने ० जि 5 


62 शिक्षा पद्धतियाँ 


किसी वस्तु के बोध के समय हमारी इन्द्रियों का उस वस्तु से वास्तविक 
सम्पके होता है। इसी सम्पर्क से हमें वस्तु का बोध होता है। इसी को वेदान्त में 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य जब किसी घड़े को देखता है तो उसकी आँखें 
उस घड़े पर जमती है और उसका अन्तः:करण उसकी ओर अग्रसर होता है, उसे अपने 
प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसकी आक्ृति धारण करता है और इस प्रकार 
मनुप्य को घड़े का बोध होता है। मनुष्य का अन्तःकरण प्रकाश के समान कार्य 
करता है। एक विस्तृत-प्रकाश किरण के रूप में इसकी वृत्ति बाहर की ओर गति 
करती है। यह वृत्ति सूय॑ की किरण के सप्रान एक निश्चित दूरी तक ही जाती है। 
यही कारण है कि दूरस्थ पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 

अद्वित वेदान्त में ज्ञाव का आधार इसी वृत्ति को माना जाता है वृत्ति ज्ञेय 
पदार्थ का रूप धारण करके पदार्थ के साथ एकाकार हो जाती है और इसका तादात्म्य 
अन्त:करण में फल जाता है। हमें जो कुछ प्रत्यक्ष होता है वह इसी वृत्ति के ऊपर 
निर्भर करता है। यदि वृत्ति पदार्थ के वजन की आक्ृत्ति धारण करती है तो हमें 
वजन का प्रत्यक्ष होता है, रंग की वृत्ति हमें रंग का ज्ञान कराती है। इसी प्रकार 
ब्रह्मणाती की ब्रह्माकारवृत्ति उसे ब्रह्म का ज्ञान कराती है। 


शंकराचार्य के अनुसार शिक्षण-विधियाँ : 


अन्त:करण की वृत्ति को बोध का आधार मान लेने से शांकर वेदान्त में ज्ञान 
प्राप्ति के समस्त साधनों की प्रस्तावना में यही हेतु रहा है कि मनुष्य के अन्तःकरण 
में ब्रह्मकार वृत्ति का उदय किस प्रकार हो ? जिससे ब्रह्म-बोधरूप परम लक्ष्य की 
प्राप्ति मनुष्य को हो सके | इस दृष्टि से आचार्य शंकर ने विभिन्न विधियों का प्रति- 
पादन किया है। ये ही विधियाँ उनके अनुसार ज्ञान-प्राप्ति का साधन होने से शिक्षा- 
पद्धतियों के अन्तर्गत आती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आचार्य शंक्रर की समस्त 
दार्शनिक विचार पद्धति का विकास उपनिषद्‌-दर्शन के आधार पर हुआ है । उनके 
द्वारा प्रतिपादित शिक्षण-विधियों का मूलोदृगम उपनिषद्-दर्शन है। आचाय॑ शंकर 
ने उपनिषद्-वर्णित शिक्षा-पद्धतियों को अपने सिद्धान्त के अनुसार विकसित, 
परिवर््धि! एवं परिमाजित करके प्रस्तुत किया है। इन पद्धतियों का विकास भले 
ही शांकर शिक्षा-दर्शत में मौलिक रूप से न हुआ हो किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में इन 
विधियों के उपयोग एवं महत्त्व की स्थापना में उनका प्रयास मौलिक ही नही वरन्‌ 
स्तुत्य॒ भी है। उनके द्वररा प्रतिपादित निम्नलिखित-शिक्षण विधियाँ हो सकतीहै-- 
!. श्रवण विधि, 
2. मनन विधि, 


40७-व२२२२७.३०७०७+ «-+>»-+क००>+१+-+भक. मल-++-+कन+>+ 2>+न्‍्म 


. मुण्डकोपनिपद्‌ (-]-5) ज्ञां० भा०, वही, पृ० 9 | 


शिक्षा पद्धतियां 63 


, निदिध्यासन विधि, 

. प्रशनोत्तर विधि, 

. तक विधि 

» व्याख्या विधि 

. आध्यारोप-अपवाद विधि 

. दष्टान्त विधि (उदाहरण विधि) 
. कथा-कथन विधि 

. उपदेश विधि 


न. (/3 


(>> ७ ० 7? नया ०४ (7 


[ 


इन विपयों में प्रथम तीन विधियों--श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को 
आचाय॑ शंकर ने ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से स्वीकार किया है | शेप 
विधियों का उन्होंने प्रतिपादन प्रारम्भिक स्तर पर बोध कराने के लिए किया 
शिष्यों को ब्रह्म-बोध कराना कठिन होने से गुर को अत्यधिक प्रयत्वत की आवध्यकता 
है !? इन्हीं प्रयत्तों के फलस्वरूप अनेक विधियों का विकास हुआ है । 


अ्रवण-विधि 

अध्यापक और छात्र के मध्य ज्ञान-प्राप्ति के लिए होने वाली क्रियाएँ शिक्षण- 
विधि के अन्तर्गत आती है। अतः बंकराचार्य के अनुसार शिक्षा-प्राप्ति में गास्त्र और 
गुरु का उपदेश तथा छात्र की मानसिक तत्परता नितान्त अपेक्षित हैं।” सवतश्रथम 
शिप्य (छात्र) को गुरु और वेद-वाक्य सुनना चाहिए ।* शिक्षण में गुरु जिप्य को ब्रह्म 
का उपदेश करता है। शिष्य शान्तिपू्वक गुरु से उपदेश सुनता हैं। आचाय शकर के 
अनुसार शिष्य की प्रथम स्थिति सुनने की होती हैं। श्रवण-विधि मे आचाय, शास्त्र 
और विष्य तीनो की प्रमुख भूमिका होती है । शिप्य को आत्मा का श्रवण आचाय 
और बास्त्र के द्वारा करना चाहिए तथा मनन तर्क से करना चाहिए 

ब्रद्मवेत्ता गुर के समीप जब जिज्ञासु तथा अपेक्षित योग्यता सम्पन्न छात्र 


अकननननन++नननननन 2 "गा “्जनशभ जन कल लिलभ न भा लग एम लल+ 


का 


[. दवेताइवत रोनिपद्‌ (6-2) गा ० भा० वही, पृ ०25 

2. केनोपनिपद जांत्भा०, ([-3) वही, प्‌ ०७38-39 

3. “शाम्त्राचार्योपदेशभदमादि संस्कृत मन आत्मदर्शने करणम्‌ । श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता (2-2) भां० भा०, वही, १०46 । 

4. “शआव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्यम्‌ ।” --थ्री शंकराचार्य-प्रब्नोत्तरी, वहीं, 
पृ० 40। 

5. “तत्र श्रोतव्य आचार्यागमाम्याम्‌, मन्तव्यस्तकेत: ।” --बुह॒दारण्यकोपनिपद्‌ 


शां०भा०, (2-5), वही, पृ०547 | 


64 शिक्षा पद्धतियाँ 


जाता है तो उसे गुरु “तुम (जीव) वही (ब्रह्म) हो ।! आदि महावाक्य का उपदेश करता 
है । शिष्य इस उपदेश को सुनता है ।उसका गुरु केउपदेश को शान्तिपूर्वक तथा श्रद्धा- 
पूर्वक सुनना ही श्रवण-विधि के अन्तगंत आता है | इस स्थिति में छात्र को तके-वितके 
आदि नहीं करना होता है। उसे एकमात्र गुरु से शास्त्र का उपदेश श्रवण करना होता 
है । छात्र को अध्यापक के निर्देशन को सुनना है और उसे अध्यापक से इस प्रारम्मिक 
सत्य से अवगत होना है कि आत्मा अनात्मा से भिन्न है। आत्मा को अनात्मा के रूप 
में पहचानना अज्ञान है। अज्ञान बन्धन का कारण है। इसका निराकरण ज्ञान से 
होता है ।* यही सब कुछ श्रवण है । अतः जो अध्यापक छात्र को ज्ञान कराना चाहता 
है उसके द्वारा ज्ञानार्थी को ज्ञान का विषय ही दिखलाने पर विषय और प्रमाण के 
अनुसार उसको (छात्र) स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥ 


आचाय॑ शंकर द्वारा प्रतिपादित श्रवणविधि आधुनिक युग की प्रवचन विधि 
([6००7/८ ४८८॥००) की भाँति है। अध्यापक कक्षा में छात्रों के सम्मुख अपने 
विचार प्रकट करता है। छात्र शान्तिपूवक उनको सुनते हैं। लिखने योग्य सामग्री को 
लिखते रहते है। इसी प्रकार वेदान्त की श्रवण विधि में छात्र को वेदान्त विषय को 
अध्यापक से सुनना होता है। सुने हुए विषय पर युक्तिपृ्वक विचार करके छात्र बाद 
में मतत किये हुए पर स्थिर हो जाता है ।* 


सनतन विधि 

मनन का अथ विचार होता है। छात्र सुने हुए तक सीमित रहकर पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रवण मनन की पूर्व भूमिका है। वेदान्त में श्रवण के 
पश्चात्‌ मनन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है ।" छात्र अध्यापक से किसी विषय पर 
सुनकर तब तक सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता है जब तक वह स्वय युक्ति (तक) द्वारा सुने 
हुए पर विचार नही कर लेता है। इस प्रकार मनन का आधार तक मानते हुए 
आचाये शंकर का कथन है--“आत्मा का श्रवण तो आचाय और झास्त्र के द्वारा 


िलनिनलिनलनकक33+++9नान+ मन नानम5 3७ +»»+मओ मन मा 3 ५+3+++++-नन-मपानानक ५५७ सका नन«५+3५कननमन>मनमनननन 


. “तत््वमसि ।--छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ (6-8-7) पर शांकर भाष्य रृष्टव्य । 

2. "जपोटदात रि, 8, 4ासंधा सावीधा आअबप्टवारं०, $पा१थ' ॥.4] उद्वा), 
जता व फ्याक्षा॥0955, उप्ाष्ठी0ए रि०580, फुल, 9. जुररा, 

3. १/0087, १. ॥९ .-90. 

4. ब्रह्मसूत्र शां >भा० (3-2-5-2), टेढीनीम, गोविन्दमठ, वाराणसी, पृ० सं० 
626 | 

3. 790, ?. ४४, 

6. ब्रह्मसूत्र शांग्भा०, ([--4-4), वही, पृ०55 ॥ 


शिक्षा पद्धतियाँ 65 


करता चाहिए और मनन तक से करना चाहिए |?” श्ञास्त्र (पाठयविषय) और युक्ति 
दोनों ही के द्वारा निश्चय किया हुआ अर्थ अव्यभिचारी होने के कारण श्रद्धेय होता 
है । अत: छात्र के लिए केवलमात्र शास्त्र का अध्ययन ही पर्याप्त नही है बल्कि उसे 
अपने पढे हुए विषय को युक्तिपुवक विचारना चाहिए तभी उसका बोधपूर्ण हो 
सकता है ।* 


यहाँ इतना अवश्य उल्लेखनीय है कि आचाये शंकर के अनुसार तक आदरणीय 
होकर भी केवलमात्र तक के लिए नही होता है । उसका प्रयोजन व्यक्ति को ज्ञान 
प्राप्त कराना होता है । इसके अभाव में तक शुष्क हो जाता है और वह ग्राह्य नहीं 
रहता है। आचार शंकर श्रुति (वेद) से अनुगृहीत तक से मनन करने का प्रतिपादन 
करते है ।$ आचाय॑ शंकर तके के महत्त्व को वेद-प्रतिपाद्य विषय के प्रतिपादन में ही 
स्वीकार करते है ।* छात्र को मनन करते समय वेदानुकूल तक का आश्रय लेना 
चाहिए। उसे शास्त्र और आचाये के उपदेश का मनन करना चाहिए |" ऐसा करने 
पर ही उसे 'यह सब कुछ आत्मा ही है इस भाव से आत्म साक्षात्कार हो पायेगा ।” 
शिक्षण में मनन के महत्त्व को प्रकाशित करने वाला आचार्य शंकर का यह कथन 
उल्लेखनीय है--“(प्रथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जेंसे) प्रथम किसी 
विश्वसनीय पुरुष के कथन की, और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को 
हटाने तथा' (प्राप्त घन को) स्वीकार करने की आवश्यकता होती है--कोरी बातों 
से वह बाहर नही निकलता, उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपञथ्च से शून्य निर्मल 
आत्मतत्त्व भी ब्रह्मवित्‌ गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निदिध्यासन से ही प्राप्त 
होता है, थोथी बातों से नहीं ।* 


. बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा०, (2-5) वही, १०580 । 

- आगमोपपत्तिभ्यां हि निरिचितोथ्थ श्रद्ेयों भवति ।“वही (4-5),प०28 । 

वही (3-१), पृ०69 | 

 ब्रह्मसूत्र शांग्भा० (2--3-6) गोविन्दमठ, टेडीनीम, वाराणसी, पृ०350। 

 ब्रह्मसूत्र (2--3-[ ) पर शां०भाष्य दृष्टव्य । 

श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह, सम्पादक एच०आर० भगवत्‌, 

पृ० 4०, पूना शहर । 

7. छां०3०(7-25-2) एवं गीता शांकर भाष्य (3-30), गीता प्रेस, गोरखपुर, 
पू० 346 | 

8. श्री शंकराचार्य--विवेकचुडामणि श्लोक (67), गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 
24-25 । 


(0४5 (९.४ - >>» ९१६) >> 


66 शिक्षा पद्धतियाँ 


निदिध्यासन विधि 

जिस प्रकार श्रवण की प्रक्रिया छात्र में मनन का उत्प्रेरण करती है उसी 
प्रकार मनन विद्यार्थी को निदिष्यासन की ओर उन्मुख करता है ।* यह बोध की वह 
अवस्था है जहाँ व्यक्ति का निश्चय स्थिर हो जाता है। उसका ध्यान परिपक्व हो जाता 
है यह शिक्षण की वह प्रक्रिया है, जिसका जाता है | आरम्भ छात्र की श्रवण क्रिया से 
होता है, और मनन जिसका मध्य होता है तथा जो निदिध्यासन तक पहुँचकर पूर्ण 
हो जाती है। इस स्तर पर पहुँचकर छात्र का बोधपूर्ण विकसित हो जाता है। उसने 
अध्यापक के मुख से जिस ब्रह्मतत्त्व को सुना था, उसका भलीभाँति मनन करने के 
फलस्वरूप निदिध्यासन की स्थिति प्राप्त होने पर अब उस ब्रह्मतत्व का अनुभव 
छात्र को होने लगता है। इस प्रकार निविध्यासन सीखने की वह स्थिति है जिसमे 
पहुँचकर शिक्धार्थी को सत्यानुभूति (ब्रह्म साक्षात्कार) हो जाती है । 

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी को पहले शिक्षक से ब्रह्म तत्त्व 
का श्रवण करना होता है, फिर वह गुरु के उपदेश का तक एवं युक्ति से मनन करता 
है और उपदेश का भलीभाँति मनन कर लेने पर उसे ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में यह 
निश्चय हो जाता है कि यह ऐसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं है। उसका ऐसा 
निश्वय ही निदिध्यासन कहलाता है ॥* छात्र को शास्त्र ने जेंसा निश्चय किया हो, 
बेसा ही तक॑ से मतन करना चाहिए और जैसा तक से मनन किया गया हैं उस तक 
और शास्त्र से निश्चित किए हुए अर्थ का छात्र उसी प्रकार निदिध्यासन करता है ।* 
अतः निदिध्यासन में शिक्षार्थी श्रवण और मनन के आधार पर तथ्यों का ठीक-ठीक 
निश्चय कर लेता है । इसी कारण वेदान्त में आत्मज्ञान को पहले आवाय॑ से श्रवण 
करने योग्य एवं पीछे तके द्वारा मनन करने योग्य तथा इसके पीछे निदिध्यासितव्य 
(अर्थात्‌ निश्चय से ध्यान करने योग्य) माना गया है।* 

वस्तुत: श्रत्रृण-मनन-निदिव्यासन अलग-अलग तीन विधियाँ नहीं है वरन्‌ ये 
तीतों एक ऐसी समग्र विधि के अंग है जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध 
होता है ।' इसीलिए आचाये शंकर की मान्यता है कि जिस समय इन सब (श्रवण- 


।. ब्रह्मसूत्र शां>भा० ([-]-4-4), वही, पृ० 55 । 

>. 0027], रि .-तह.4॥टंशाओ रावीदा! ऑवै॥त्व(70॥, >प्रा467 .8] उ8, 
शिणा 4] फ्रेशाह08 ॥0935$, उप्राह०एफ २०३०, 9899/97/ ४०28॥, 
[08॥-6, 2<ऋरऋपएा 

: वृहदारण्यकोपनिपद्‌ शां०भा० गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०! 33-34 । 

. बढ़ी (2-5), पृ० 582 । 

» वे 6. वृहदारण्यकोपनिपद्‌ ज्ञां०भा०(2-4-5) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०55] । 


३ # £» >> 


शिआआ पद्धतियाँ 867 


मनन-निदिध्यासन) साथनों की एकता होती है, उसी समय ब्रह्म कत्व विषयक सम्यक्‌ 
दर्शन का प्रसाद होता है। अत्यथा केवल श्रवणमात्र से उसकी स्फ्टता नहीं होती 
है । श्रवण-मनन-निदिध्यासन विधि में मुख्यतः छात्र सक्तिय एब विचारशील रहता 
है । अध्यापक से श्रवण करने के पश्चात्‌ उसे ही मनन करना होता है और वही 
निदिध्यासन की स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रवण विधि मे छात्र के 
निष्क्रिय श्रोता के रूप में होने पर भी मनन तथा निदिध्यासन में उसकी सक्रियता 
इस विधि को छात्र-केन्द्रित होना प्रकट करती है। आधुनिक शिक्षा-विज्ञान भी ऐसे 
शिक्षण पर बल देता है जिससे छात्र की तक शक्ति का विकास होता हो और 
उसमें निर्णय की क्षमता बढ़ होती हो | आचाये शंकर द्वारा प्रतिपादित श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन की ऐसी शिक्षण विधि है जो न केवल वेदान्त के विद्यार्थी को उसका 
लक्ष्य (ब्रह्मात्मैक्य) प्राप्त कराती है वरन्‌ उसमें मनन, चिन्तन एवं दृढ निश्चय का 
भी विकास करती है । 


प्रशनोत्तर विधि 

आधुनिक शिक्षा-विज्ञान में शिक्षण की दृष्टि से यह विधि सर्वाधिक महत्वपृण 
मानी जाती है। प्रसिद्ध युनानी शिक्षक तथा दार्शनिक सुकरात ने ईसा से कई सौ 
वर्ष पूर्व इस विधि का प्रयोग किया था। वह दाशनिक समस्याओं के समाधान के 
लिये प्रश्नो को बहुत महत्वपूर्ण मावता था। इसलिये कभी-कभी हम इसे “सुकराती 
विधि' (5008४० ४०४००) भी कह देते है किन्तु यह मान्यता ठीक प्रतीत नहीं 
होती है क्योंकि भारत में वेदिककाल से ही इस प्रणाली का प्रचलन रहा है । 
उपनिषदों में 'प्रश्नोपनिषद्‌्र की रचना यही सिद्ध करती है कि उसयुग में गुरु एवं 
शिष्य के प्रश्नोत्तर से ब्रह्म, आत्मा तथा जगत्‌ का आध्यात्मिक रूप से विश्लेपण 
किया जाता था | विगत अध्यायों में हम इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हो चुके है 
कि भगवान शंकराचार्य औपनिषद्‌ परम्परा के अनुयायी थे ।* अतः उन्होंने प्रष्नोत्तर 
विधि का एक सशक्त एव प्रभावशाली शिक्षण-प्रणाली के रूप में प्रतिपादन करके 
उसी प्राचीन औपनिषद परम्परा को अग्रसारित किया है । इतना ही नहीं, उनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ (विवेक चूडामणि' की आशद्योपान्त रचना इसी विधि का उत्कृष्ट उदा- 
हरण है। उपदेश साहस्नी' का पूर्वार् गुरु शिष्य के प्रश्तोत्तर के रूप में लिखकर 
उन्होंने इस विधि के महत्व को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने में योगदान दिया है । 


रु 


इसी प्रकार उनकी एक रचना प्रश्नोत्तरी के नाम से भी प्रकाशित है। जिसमें प्रश्नों 


'िज++>2क के 3..९०७०७५५७४.५४७>»्भामन :अम-४-अन_र ३४४४४: 


!. वही (2-4-5), पृ० 55 | 
2. डा० बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर, वाराणसी-5, प्‌ ० 
306 4। 


68 शिक्षा पद्धतियाँ 


तथा उनके उत्तरों को इलोक बद्ध लिखा गया है। इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि आचार्य शकर को शिक्षण की इष्टि से इस विधि की प्रभावशालिता तथा 
सफलता पर पूर्ण विश्वास था ।* अत: उन्होंने ऐसे गुरु का अनेक स्थलो पर वर्णन 
किया है जो छात्र के प्रधनों का निराकरण करता है ।* 

अध्यापन में प्रश्न विधि का प्रयोग दो प्रकार से देखने को मिलता है-- 

() शिष्य गुरु से प्रश्त पूछता है और गुरु उसका उत्तर देता है। यह शैली 
प्राचीन काल में बहुत प्रचलित थी | उस युग में शिष्य गुरु की शरण मे जाकर उनकी 
चरण वन्दना करके अपने ज्ञातव्य के सम्बन्ध में प्रशन पूछता था और गुरु उसका 
उत्तर देते थे किन्तु आज के युग में प्रश्त विधि के इस ढंग को अच्छा नहीं माना 
जाता है। इसके विपरीत (2) प्रश्नविधि के दूसरे ढग में शिद्वाक छात्रो की योग्यता 
का मूल्यांकन करने हेतु उससे प्रश्न पूछता है और छात्र उनका उत्तर देते हैं । 
आधुनिक युग में प्रश्न पूछने का यही दूसरा ढग अधिक प्रचलित है। आचाय॑े शंकर 
ने पहले ढग का प्रयोग अधिकतर किया है ।* 

आचाय॑ शंकर के अनुसार छात्र अपना ज्ञातव्य प्रश्न के रूप में गुरु के सम्मुख 
प्रकट करता है। इस लिये उन्होने प्रशत का स्वरूप भी उपस्थित किया है-“बंधन 
क्या है ? यह कैसे हुआ ? इसकी स्थिति कैसे है ? और इससे मोक्ष कंसे मिल सकता 
है ? अनात्मा क्‍या है ? परमात्मा किसे कहते है ? और उनका विवेक कंसे होता है? 
कृपया यह सब कहिए । * छात्र अपने समस्त प्रष्टव्य को एक ही प्रश्न में उपस्थित 
कर गुरु से उत्तर देने का निवेदन करता है |" ऐसा प्रतीत होता है कि आचाय॑े 
शकर प्रारम्भिक स्तर पर ही छात्र द्वारा उपर्युक्त प्रकार के प्रश्न पूछने को विधि 
की प्रस्तावना करते हैं। उच्च श्रेणीय छात्र के लिये ऐसे प्रश्न पुछने की आवश्यकता 
नहीं है । 

गुरु द्वारा छात्र से उसकी योग्यता एवं ग्रहणशक्ति के सूल्यांकन हेतु प्रहन 
पूछने की विधि का वर्णन भी आचाय शकर ने किया है--“शंका किन्तु आचाय॑ 
होकर भी शिष्य से पूछता है-यह तो अनुचित है । समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि 'जो कुछ तू जानता है उसे बताकर तू मेरे प्रति उपसन्न हो, तब उसके आगे 
में तुझे बतलाऊँगा' ऐसा न्याय देखा जाता है। इसके सिवाय अन्यत्र भी आचार्य 


 बृहदारण्यकोपनिपद्‌ शां० भा० (4-5) वही, पृ० 27. 
- श्री शंकराचायं-विवेकचूडामणि, वही, पृ० 8-9. 

श्री शंकराचाय-विवेकचुडामणि, वही, पृ० 6. 

- शीमद्भगवद्‌ गीता शां० भा० (4-34) वही, पृ० 36. 
- श्री शंकराचार्य-विवेकचूडामणि, वही, पृ० 20. 

6. श्री जंकराचारय-विवेकचूडामणि, वही, पृ०20. 


(४3 (2 ल्‍नन्‍न्‍> 


जे । 


शिक्षा पद्ध तियाँ 69 


अजातशत्र का अपने प्रतिभाशुन्य शिष्य में प्रतिभा उत्पन्त करने के लिये 'तो फिर 
यह कहाँ उत्पन्त हुआ, और कहाँ से आया है ?' ऐसा प्रश्त करना देखा जाता है |! 
इस प्रकार हम देखते है कि आचाय॑ शंकर ने प्रइनोत्तर विधि का दोनों ही प्रकार 
से प्रयोग किया है। आधुनिक शिक्षा विज्ञान में छोटे प्रश्नों का महत्व 
स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से उनकी 'प्रदनोत्तरी' में लिखित प्रश्न उनकी 
शिक्षण कला का पारिचय देते है ।* प्रश्नोत्तरी विधि का ही विकसित रूप सम्बाद 
विधि है। उपनिषदों में स्थल-स्थल पर सम्बादविधि के माध्यम से आध्यात्मिक 
समस्याओं पर विचार किया गया है ।१ आचाये शंकर ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'उपदेश साहसख्री' के प्रथम भाग का विकास गुरु-शिष्य-सम्बाद के रूप में किया है ।* 


तक विधि : 


मनन विध्रि में आचाय॑ ने तक के महत्त्व को स्वीकार किया है । उनके 
अनुसार श्रुति (वेद) भी तक॑ का आदर करती है ।* मनन में छात्र व्यक्तिगत रूप 
में तकं का आश्रय लेकर विषय को ग्रहण करने की चेष्टा करता है किन्तु तर्क॑ विधि 
का मुख्य आधार सामूहिक है | जब छात्र गुरु अथवा अन्य विद्वान्‌ के साथ बेठकर 
तर्क का आश्रय लेकर विचार विमर्श करते है तो उनका ज्ञानबर्धन होता है। उनको 
विषय का स्पष्टीकरण होता है। आचाये के शब्दों में “किसी विद्या में निष्णात 
पुरुषों का संयोग और उनके साथ वाद (तक) करना भी न्याय विधि में विद्या-प्राप्ति 


का उपाय देखा गया है | 


तर्क॑ विधि आचाय॑े शंकर के अनुसार छात्रों के संशयों का निराकरण करती 
तथा उनका ज्ञानवर्धन करती है | विभिन्‍न विषयों के विशेषज्ञों के साथ विचार 
विमश का प्रतिपादन करते हुये आचाय शंकर का यह मत उल्लेखनीय है--““इस 





. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शा ०भा ० (5--]2-) वही, पृ० 545-46 । 

: देखिये-आचाये शंकर प्रणीत 'प्रश्नोत्तरी' में ब्लोकबद्ध प्रथ्न तथा उनके उत्तर। 

. देखिये-बृहदारण्यकोपनिपद में भनऋू-बाजवन्‍्क्य-सवाद, याज्वल्क्य-मैत्रेयी 
संवाद आदि तथा छाग्दोयोपदिषद्‌ में दालभ्य और प्रवाहण का संवाद, उच्चस्ति 
और ऋत्विजो के संवाद आदि । 

4. आचार्य शकर प्रणीत उपदेश साहरूी में गुरु-शिष्य संवाद पठनीय । 

5. बृहदाराण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (2-5) वही, पृ० 580| 

6. वृहृदारण्यकोपनिषद हञां० भा० (3-) वही, पृ० 620. 


| कक | आय 


(५ 


79 शिक्षा पद्धतियां 


प्रकार, जिन्हें विवक्षित अर्य का ज्ञान है उन पुरूषों के पारस्परिक संवाद से विपरीत 
ग्रहण का नाश, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति होती है। अतः उन- 
उन विषयों के ज्ञाता पुरूषों का साथ करता चाहिए ।”? इस प्रकार तके विधि 
से छात्रों की मनत्‌-चिन्तन तथा विचार करने की क्षमता का विकास होता है 
और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है । 


व्याख्या-विधि : 

व्याख्या का तात्पर्य है सरल करना और किसी विषय को स्पष्ट करना । 
विषय को प्रकाशित करना व्याख्या है। किसी विषय का इस प्रकार स्पष्टीकरण 
होता कि वह लोगों को ठीक से समझ में आ जाय, व्याख्या कहलाता है । कुछ विचार 
क्लिष्ट एवं जटिल होते हैं और उनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है । व्याख्या 
में जटिल भावों, क्लिष्ट विचारों तथा दुरुह चिन्तन को बोधगम्य बना दिया जाता 
है । विषय की क्लिष्टता व्याख्या द्वारा ही दर होती है। व्याख्याकार एक-एक शब्द 
को स्पप्ट कर देता है । इस प्रकार से यह विधि भाष्य अथवा टीका के नाम से भी 
प्रसिद्ध है। भगवान्‌ शंकराचार्य भारतीय दर्शत की आधारभूत प्रस्थानत्रयी (उप 
निपद्‌-ब्रह्मस॒त्र-गीता) के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार हैं।” उनके भाष्य, व्याख्या विधि के 
सर्वोत्तम उदाहरण है । उनकी भाष्य-रचनाओ को पढ़कर उपनिषद्‌ साहित्य की 
दुरहता, बह्मसूत्र की क्लिप्टता तथा गीता की जटिलता का तुरन्त निराकरण हो 
जाता है। आचाये शंकर की दृष्टि में व्याख्या शिक्षण की एक ऐसी आवश्यक एवं 
प्रभावशाली प्रविधि है जिससे छात्रों की विषयगत समस्त कठिनाईयों, क्लिप्टताओं, 
जटिलताओं एवं दुर्बोधताओं का निराकरण अध्यापक सरलतापूर्वक कर सकता है और 
फिर छात्र को प्रतिपादय विषय के ग्रहण करने में सरलता रहती है। आचार्य शंकर 
शिष्य के प्रति गुरु के कथन को उद्घृत, करते हुये, व्याख्या के लाभ का इस प्रकार 
प्रतिपादन करते हैं--- “इसलिये आओ, बेठ जाओ, में तुम्हारे अभीष्ट »मृतत्व के साधन- 
भूत आत्मज्ञान की व्याख्या अर्थात्‌ उपदेश करूगा। मेरे व्याख्यान करने पर उसका 
निदिध्यासन करना, अर्थात्‌ मरे वाक्‍्यों का अर्थत: निश्चय करके ध्यार करने को इच्छा 
करना ।) उनके इस कथन से स्पष्ट है कि व्याख्या विधि में अध्यापक की भूमिका छात्र 
की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती है और उसका उद्देश्य छात्र के लिये विषय को सुबोध 
एवं सुग्राह्म बनाना होता है। अतः आचाय॑ शंकर ने स्वयं वेदान्त दर्शन केदुरुह एवं 


आवक *+ 


 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ श्ञां० भा० ([-8-) वही, पृ ० 08. 

 ज, रिबत09/7रीक्षादा हावौंदा 2/प्र/08079#7 #_शबाएं 2, (060086 2॥67 
5 एज [/0. ए८ए ४०९, ?. 466. 

 बृहदा रण्यक्रोपतियद शा० भा० (2-4-4), वही, पृ० 347. 


0 >+++ 


(ज 


शिक्षा पद्धतियाँ 08) 


अरोचक विपय को अपनी प्रभावशाली तथा राचक व्याख्या विधि से सुरुचिपूर्ण बताकर 
इस विधि के महत्त्व को शिक्षण जगत्‌ से स्थापित किया है । 


अध्यारोप-अपवाद विधि : 


वेदान्त-शिक्षा का मुख्य विपय ब्रह्म साक्षात्कार है किन्तु शिक्षक ब्रह्म के 
निर्गुण निविकार एवं निराकर होने से उसका साक्षात्कार विद्यार्थी को किस प्रकार 
कराये ? इसका निराकरण अध्यारोप-अपवाद विधि द्वारा क्या गया हैं ।* वेदान्त 
के विद्यार्थी के सम्मुख दो समस्याएँ रहती है--अध्रत्यक्ष ब्रह्म का दर्शन तथा प्रत्यक्ष 
जगत्‌ का निराकरण | शंकर की दृष्टि मे ब्रह्म वस्तु (यथार्थ) है और जगत्‌ अवस्तु 
(अयथार्थ) है । वेदान्त शिक्षा का प्रधान लक्ष्य ब्रह्म की धारणा का छात्रों में विकास 
करना है । शिक्षक छात्र को तुरन्त ब्रह्म का उपदेश नहीं करता है बल्कि वह अध्या- 
रोप विधि का आश्रय लेकर वस्तु में अवस्तु का आरोप करता है जिस प्रकार रस्सी 
में सांप का अध्यारोप होने पर रस्सी वस्तु (यथार्थ) है और साप अवस्तु (अयथार्थ) 
है ।? इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का अध्यारोप होने पर ब्रह्म वस्तु (यथार्थ) और जगत्‌ 
(अयथार्थ) रहता है | इस प्रकार इस विधि में अध्यापक छात्र के सामने यह प्रस्तुत 
करता है कि आत्मा ही शरीर है, आत्मा ही प्राण है, आत्मा ही मन है, आत्मा ही 
बुद्धि आदि समस्त पदार्थ है । 3त: इस आरोपंण विधि से छात्र को अवस्तु के अन्दर 
वस्तु का तथा जगत्‌ के भीतर ब्रह्म का दर्शन करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है । 


आरोपण के पश्चात्‌ निराकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस प्रक्रिया को 
अपवाद विधि कहते है । इसमे अध्यापक को युक्‍क्ति एवं तक की आवश्यकता होती है। 
तक तथा युक्ति के आधार पर उसे आत्मा पर आरोपित तत्वों को हटाना होता है। 
अर्थात्‌ तके और युक्ति से छात्र को यह बोधगम्य कराना पद्ता है कि आत्मा शरीर नही 
है, आत्मा प्राण नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा वृद्धि नहीं है, आत्मा अन्य कोई 
पदार्थ नहीं है ।" इस प्रकार अध्यापक उन गुणों को अपवाद विधि में धीरे-धीरे 
युक्तियों से हुटाता चला जाता है जिनका अध्यारोपविधि में विषय की सुलभता के 
लिये आरोपण कर लिया था। अन्त में सभी आरोपित तत्वों के निराक्ृत हो जाने पर 
जो तत्त्व गेय रह जाता है वही भुद्ध चैतन्यस्वरूप परब्रह्म होता है । 


|. श्रीमद्भगवद्गीता शां० भा० (-3-3) वही, पृ० 326. 

2. श्री शंकराचायं-विवेकचूडामणि वही, पृ० 2. 

. 4 श्री जंकरावचाये विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह, सम्पादकक एच० आर> 
भगवत्‌, पून्ा शहर १० 42. 

. श्री शंक राचायं-विवेक-चूडामणि, बही, पएृ० 26. 


(+ज> 


(त 


[72 शिक्षा पद्धतियाँ 


अध्यारोप तथा अपवाद विधियाँ वस्तुतः वेदान्त शिक्षण की एक ऐसी विधि 
के दो अंग है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का बोध छात्र को हो जाता 
है। इस विधि में आधुनिक युग के प्रमुख शिक्षण सूत्रों-ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त 
से अमृत की ओर तथा दृष्ट से अदृष्ट की ओर का उपयोग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
है । अतः इस विधि से शिष्य को आत्मा था ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप सच्चिदानन्द का 
ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है। अज्ञात राशि के मूल्य तथा रूप को ज्ञात करने के लिये 
इस विधि का उपयोग आधुनिक बीजगणित में भी किया जाता है ।! 


हृष्टान्त (उदाहरण) विधि (7]757460॥5) 

वेदान्त को शिक्ष” में ब्रह्म की यथार्थता तथा जगत्‌ की अयथार्थता को बोध- 
गम्य बनाने के लिए दृष्टान्त विधि का सफल प्रयोग किया गया है। इृष्टान्त अथवा 
उदाहरण के द्वारा अध्यापक महत्वपूर्ण विचारों एवं दुरुह स्थलों को सुविधापूवंक तथा 
प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट कर देता है। हम जानते हैं कि बालक अनेक वस्तुओं अथवा 
पदार्थों से परिचित रहता है। इन परिचित वस्तुओं के सहारे उसे नवीन ज्ञान सरलता 
से प्रदान किया जा सकता हे। मनुष्य मे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति होती है। आचाये शंकर मनुष्य के इस मनोविज्ञान से भली-भाँति 
परिचित थे। अतः उन्होंने अपने वेदान्त-शिक्षण में उपयुक्त प्रभावकारी इ्टान्तों का 
उपयोग करके जिस अद्वेतवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वह मानवीय चिन्तन 
की आत्मा बन गया है ।? उन्होंने स्वयं इृष्टान्त अथवा उदाहरण की महत्ता इन 
शब्दों में स्वीकार की है--“** क्योंकि ऐसे विलक्षण रूप वाले सुषप्त स्थान में 
आत्मा प्रवेश करता चाहता है, वह किस प्रकार, सो श्रुति बतलाती है--दष्टान्त से 


इस अर्थ की स्पष्टता होती है, इसलिये इस विषय मे (इ्येन) का दृष्टान्त दिया 
जाता है । 





. बीज गणित की प्रक्रिया समीकरणों में दोनों ओर । जोड़ने पर 
इस विधि का प्रयोग बीजगणित में यह रूप होगा--- 

इस प्रकार करते हैं-यदि क*-- 2क का -- 2क -- [55 5-- ! 

न 5 इस समीकरण में अज्ञात 'का' (क -- ]) -« [6 

का मुल्य ज्ञात करना है तो प्रथमत: (क -+ ])554 

दोनों ओर | संख्या जोड देते है (क -+- )--( 5६4-! 


जी अन्त में जोड़ी गयी संख्या को क्‌-- 3 

दोनों ओर से निकाल देते हैं, तब 

'क का मुल्य 3 ज्ञात हो जाता है । 

<. रशा॥4, (.-7४४ शर्त गी फीका 2कट्शएंदि।. शि4908॥- 
शिक्षाट4४80, श६९८४पा, ?. 45. 

3: वृहदारण्यकोपनियद्‌ शां० भा० (4-3-8) वही, प्र० 958 । 


शिक्षा पद्धतिर्याँ [73 


वेदान्त का शिक्षार्थी जब गुरू के पास ज्ञान-प्राप्ति हेत जाता है तो वह आत्मा 
ब्रह्म तथा ब्रह्मात्मक्य को स्पष्ट करन के लिए छात्र के समक्ष उपमा, उत्प्रेक्षा तथा 
तुलना आदि के प्रयोग द्वारा दष्टान्त प्रस्तुत करता है। जैसे वेदान्त के शिक्षक को 
जब छात्र को यह स्पष्ट करना होता है कि अविद्या के योग से अथवा अविद्या के 
निवृत्त होने से ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं आता है तो जिक्षक यह इप्टान्त प्रस्तुत 
करता है--जैसे अन्धकार में पड़ी हुई किसी रस्सी में सप॑ समझकर कोई पुरुष भय 
से काँपता हुआ वहाँ से भागता है। उससे यदि कोई अन्य विज्ञ पुरुष कहे कि भय 
मत करो यह सप॑ नहीं है किन्तु रस्सी है, तव वह पुरुष उसका बचन सुनकर सर्पज्ञान- 
जन्य भय, कंपन और पलायन त्याग देता है। अब इस हृ्टान्त के आधार पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति रस्सी को सप॑ समझ रहा था, अथवा जब सर्प नहीं 
समझ रहा था, तब इन दोनों ही अवस्थाओं में रस्सी में कोई अन्तर नहीं था ! इस 
प्रकार अज्ञान कालऔर ज्ञानकाल में ब्रह्म एक ही रहता है |! 


रृष्टान्त विधि का उपयोग आचाये शंकर ने स्थल-स्थल पर करके यह ॒प्रकट 
कर दिया है कि दृष्टान्त का प्रयोग छात्र को विषय को सरलतापूर्वक समन्नाने के 
लिए किया जाता है ।* रस्सी में? सर्प, सीपी में चॉदी! तथा जलगत सूर्य प्रतिविस्व 
आदि के अनेक छदष्टान्तों का प्रयोग उन्होंने, अपने सिद्धान्त को बोधगम्य बनाने के 
लिए, करके अपने इस कथन की पुष्टि कर दी है--विवक्षित अर्थ इप्टान्त से स्पष्ट 
हो जाता है ।९” इस प्रकार हमें यह स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होती 
चाहिए कि शंकराचार्य ने रृष्टान्त विधि को शिक्षण का सशक्त एवं प्रभावणानी 
साधत माना है। आधुनिक युग में इस विधि का इतना विकास हुआ है कि आज 
छात्रों के समक्ष न केवल मौखिक उदाहरण (दृष्टान्त) ही उपस्थित किये जाते है 
(जैसा कि आचार्य शंकर ने किया है) वरतन्‌ प्रदर्शनात्मक उदाहरण प्रस्तुत करके 
शिक्षक अनेक प्रकार की श्रव्य-दृग्य सामग्रियों की सहायता से अपने शिक्षण को 
रोचक बनाने की चेष्टा करता है। यद्यपि शिक्षण के ल्लेत्र मे आचाय शंकर ने इतने 
व्यापक रूप में इृष्टान्त (उदाहरण) विधि का उपयोग नहीं किया है तथापि उन्होंने 


! ब्रह्मसूत्र शां० भा० (]-4--6) गोविन्दमठ टेढीनोम, वाराणसी, 
पृु० 295। 

2. मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (--7) वही, ए्‌० 24 | 

3, श्री शंकराचायं-अपरोक्षानुभूति, वही, पृ० 5 । 

4. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह :---सम्पांदक एच० आर० 
भगवत्‌, पूना शहर, प्ृ० 3 

5. ब्रह्मसूत्र बां० भा० (3-2-5-20) वही, पृ० 62] 

6. बृहदाहरण्यत्रोपनिपद्‌ श्ञा० भा० (4-3-2) वही, पृ० 97[ ) 


74 शिक्षा पद्धतियाँ 


इस विधि का सीमित उपयोग करके भी विपय की सरल, सरस एवं रोचक बवाने 
का प्रभावशाली तथा स्तुत्य प्रयास किया है। 
कथा-क्रथन विधि 

कथा कहकर छात्रों को विपय ग्रहण कराने की शिक्षण विधि का उपयोग उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों में देखते को मिलता है। यह विधि अल्पायु तथा स्वल्पबोध छात्रों के लिए तो 
इतनी प्रभावकारी है कि संस्कृत साहित्य में 'पंचतन्त्र” तथा 'हितोपदेश' जैसे कथा 
साहित्य की सृजना का उद्देश्य कथाओं के माध्यम से जनशिक्षण रहा है। इतना 
ही नहीं, विश्व की प्रत्येक भावा के साहित्य में कथा-सृजना का प्रमुख स्थात है । यही 
कारण है कि आधुनिक युग में कथा को साहित्य की एक प्रमुख विधा के रूप में 
स्वीकार किया जाता है। आचार्य शंकर ने अपने विवेचन में कथा को आख्यायिका' 
का नाम दिया है। उन्होंने स्वयं इस विधि को शिक्षण का प्रभावकारी साधन 
स्वीकार करते हुए लिखा है--'यहां जो (राजा जानश्रुति और ऋषिरेक्व 
की) आख्यायिका है वह सरलता से समझाने के लिए तथा विद्या के दान और 
ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए है। साथ ही इसके द्वारा श्रद्धा, अन्नदान 
और अनुद्धतत्व ( विनय ) आदि का विदया-प्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित 
किया जाता है|? उनके इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचाये॑ शंकर 
अध्यापन में कथा-क्थन विधि के महत्त्वसे भलीभाँति परिचित थे। अतः उन्होने 
स्वयं मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है| इसका बोध कराने के लिए इस विधि 
का इस प्रकार प्रयोग किया है---/इस विषय में एक आख्यायिका कहते है, किसी 
मूढ मनुष्य से किसी ने, उससे कोई अपराध बन जाने पर कहा--तुझे घिक्‍करार है, 
तू मनुष्य नहीं है। उसने मूढतावश अपना मनुष्यत्व निश्चित कराने के लिए किसी 
के पास जाकर कहा “आप बतलाइये, में कौन हैँ ? वह उसको मसूखंता समझकर 
उससे बोला--'धीरे-धीरे बतलाऊँगा और स्थावरादि में उसके आत्मत्व का 
निबेध वतलाकर "तू अमनुष्य नही है, ऐसा कहकर चुप हो गया | तब उस मूर्ख ने 
उससे कहा---'आप मुझे समझाने के लिए प्रवृत्त होकर अब चुप हो गए । समझ्नाते 
क्यों नहीं ? ”” इस कथा को प्रस्तत करके आचाय शंकर यह स्पप्ट करना चाहते है 
क्रि जो व्यक्ति 'तू अमनुप्य नहीं है! ऐसा कहने पर नहीं समझ पाता है वह 'तू मनुष्य 
है! ऐसा कहने पर भी अपना मनुप्यत्व नही समझ पायेगा। अतः आचार्य के अनुसार 
शास्त्र आत्मा का निषेधात्मक वर्णन करके व्यक्ति को उसका वास्तविक स्वरूप 
समझाने का प्रयास करता है ।* 





किल्‍म--बन्‍्से, 


- छीन्दोग्योपनिपद्‌ श्ञां० भा० (4-), वही, पृ० 352 तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
शां० भा० (5-), वही, पृ० 536 | 

2. ऐतरेयोपनिषद्‌ श्ञां० भा० (2-] ) वही, पृ० 77-78 । 

3. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3-9-26) तथा ऐतरेयोपनिषद्‌ श्ां० भा० (2-) 
बही, पृ० 78 । 


शिक्षा पद्धतियां !75 


इस प्रकार हम देखते है कि आचाय शंकर ने कथा-क्थन-विधि द्वारा विपय 
को बोधगम्य बनाने का स्तुत्यः कार्य किया है। छात्र को वियय ग्रहण करने में जब 
कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो अध्यापक समुचित आख्यायिका का प्रयोग कर 
अपने शिक्षण को रोचक बना सकता है। 


उपदेश विधि 

शांकर शिक्षा दर्शन में उपदेश विधि का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योकि यह विधि 
श्रवण-विधि की जन्मदात्री है। शिक्षार्थी शिक्षक की शरण में जाकर आत्मोद्धार के 
लिए उपदेश की याचना करता है--“में इस संसार-समुद्र को कैसे तरूँगा ? मेरी 
क्या गति होगी ? उसका क्‍या उपाय है ? यह में कुछ नही जावता | प्रभो ! कृपया 
मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार-दुःख के क्षय का आयोजन कीजिए ॥?” ऐसी 
प्राथंता करने वाले शिष्य को गुरु किस प्रकार उपदेश करे? इसकी पूरी विधि का 
वर्णन आचाय॑ शंकर ने “विवेक चूडामणि' तथा 'उपदेश साहखस्री' में किया है। इन ग्रन्थों 
में दी गई विधि के अनुसार गुरु शरणागत शिष्य को अभयदान देकर कहता है--- 
“बेदान्त-वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर ससार- 
दुःख का आत्यन्तिक नाश हो जाता है ।” इस प्रकार जब गुरु शिष्य को ब्रह्मतत्त्व 
समझाता है तो यही उसका उपदेश होता है। इसमें शास्त्र के अभिप्राय को मूल शब्दों 
में ही प्रस्तुत किया जाता है। आचाय॑ शंकर के अनुसार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ 
का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है ।* 

वेदान्त दर्शन में महावाक्यों का सर्वोच्च महत्त्व है। इन चारों महावाक्यों का 
उद्देश्य जीव-ब्रह्मन की एकता का प्रतिपादन करना है। ये चार महावाक्य है--- 
(।) तत्वमसि* (वह तू है) (2) प्रज्ञानं ब्रह्म” (ब्रह्मज्ञान-स्वरूप है) (3) अहं ब्रह्मास्मि* 
(में ब्रह्म हू) और (4) अयमात्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है) । गुरु शिप्य को इन 
महावाक्यों का उपदेश करता है । विवेक चूडामणि के अनुसार इन महावाक्यों के 
अथ॑-ग्रहण द्वारा ब्रह्म और आत्मा की अखण्डता एवं एकता का बोध कराना उपदेश 


श्री शंकराचायं विवेक--चूडामणि, वही, १०8 
श्री शंकराचायं-विवेक चूडामणि, वही । 
- कैनोपनिषद्‌ (-3) शा०भा०, वही, प१० 38-39 । 
: तत्त्वमसि' छान्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-7) पर ज्ां०भा० हृष्टव्य | 
 'प्रज्ञानं ब्रह्म --ऐतरेयोपनिपद्‌ (3--3) । 
 अहंब्रह्मास्मि---बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (-4-0) । 
. अयमात्मा ब्रह्म माण्डक्योपतिपद्‌ (-2) ! 


बचे (3 (४ ने 302 >> 


76 शिक्षा पद्धतियां 
है ।! आचार्य शंकर की उपदेश-विधि में वेदान्त के सारतत्व-जीव ब्रह्म क्य को अनुभूति 
सत्र पर पहुँचाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि गुरु का शिष्य को यह उपदेश कि 
'तू ब्रह्म है”, शिष्य की अनुमति में “मे ब्रह्म हूँ” में पर्यंवसित होता है। आचार्य के 
शास्त्रानुकूल उपदेश से शिष्य शम-दम आदि साधन सम्पन्न होकर आत्मदर्शन कर 
लेता है ।! आधुनिक शिक्षा विज्ञान में इस प्रकार की उपदेश विधि की कोई व्यवस्था 
नहीं है क्योंकि आज के शिक्षा के उद्देश्य दिन-प्रतिदिन भौतिकता प्रधान होते जा रहे 
हैं जबकि उपदेश विधि का आधार शुद्ध आध्यात्मिक होने से व्यक्ति गुरु से विधिवत्‌ 
उपदेश लेकर उसे आत्मसात करने में अपना समस्त जीवन समपित कर देता है। यह 
उपदेश विधि का ही फल है कि विश्व शिक्षा के इतिहास में यह अद्वितीय उदाहरण है 
कि आचार्य शंकर द्वारा प्रवरतित गुरु-शिष्य परम्परा हजारों वर्ष व्यतीत होने पर भी 
अविच्छिन्न रूप में अद्यावधि वेदान्त की शिक्षा के प्रचार-प्रसार में संलग्न है । 
उपर्युक्त विवेचना के निष्कषं बिन्दु निम्नलिखित है :-- 

. आचार्य शंकर की इृष्टि में शिक्षा केवलमात्र जीविकोपारजन का साधन ने 
होकर आध्यात्मिक साधना का एकमेव माध्यम होने से शिक्षा-पद्धतियों 
का स्वरूप आधुनिक शिक्षा-प्रणालियों से भिन्‍न होना चाहिए । 

2. अन्त:करण की वृत्ति बाहरी वस्तुओं का आकार धारण करके व्यक्ति को 
उसका बोध कराती है। 

. अन्तःकरण की इस वृत्ति का ब्रह्माकार होना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है । 

- अतः ब्रह्म ज्ञान के सहायक साधन शंकर के अनुसार शिक्षा-पद्धतियाँ है । 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन शांकर शिक्षा की प्रमुख विधियाँ है । 

श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीचों का उत्तरोत्तर विकास होता है । 

सुने हुए गुरु के उपदेश का तकंपू्वक चिन्तन करके दृढ़ होना ही श्रवण- 
मनन-निदिध्यासन विधियों का प्रमुख काये है । 

: प्रश्नोत्तर विधि में शिष्य अपना प्रष्टव्य विषय प्रश्न के रूप में गुरु के 


समक्ष रखता है किन्तु शिष्य के ज्ञान के मूल्याँकन-हेतु अध्यापक भी विप्य 
से प्रझन पूछ सकता है | 


ब] ४ (४४ -+> जौ 


[. श्री शंकराचायं--विवेकचूडामणि, वही, पृ०४2। 

2. तत्वमसि--छान्दीग्योपनिधद्‌ (6-8-7) महावाक्य, उपदेश वाक्य है। गुर 
शिष्य को इसी का उपदेश करता है। 

3. अहू ब्रह्मास्मि --बृहदारण्यकोपनिषद (-4-]0)महावाक्‍य, अनुभूति वावः 


है। उपदेश की अनुभूति शिष्य को इस महावाक्य के अनुसार होती हैं । 
4. श्रीमद्भगवद्गीता (2-2), जां०भा०, वही, पृ०46 । 


शिक्षा पद्धतियाँ ]77 


५ 


0. 


.4; 


(2 


3, 


4. 


तकंविधि का आधार सामूहिक होने से गुरु-अिप्य परस्पर अथवा झजिप्य 
अन्य विद्वान के पास अथवा सभी विप्य परस्पर किसी विपय पर विचार 
कर सकते है । 

व्याख्या वित्रि की दृष्टि से आचाय॑ शंकर के ब्रह्मसूत्र-उपनिपद्‌-गीता के 
भाष्य-प्रन्थों का प्रणयन शिक्षा जगत्‌ की असूल्य निधि हैं। उनके इन 
ग्रन्थों से शिक्षण के क्षेत्र में व्याख्या विधि की उपयोगिता एवं महत्ता 
स्पप्ट हो जाती है । 

अध्यारोप-अपवाद-विधि में गुरु शिप्य की सरलता के लिये पहले जिन 
विज्येषणों का आरोपण आत्मा में कर लेता है वाद मे युक्तियों द्वारा उनका 
निराकरण कर जुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार जिप्य को करा 
देता है । 


आचाय॑ गंकर ने अपने सिद्धान्त को पुप्ट करने के लिये अथवा बोधगम्य 
बनाने के लिये अनेक प्रकार के दुष्टान्त प्रस्तुत कर जिक्षण के लिये 
दुप्टान्त विधि के महत्त्व की स्थापना की है । 

कथा-कथन विधि का प्रयोग भी आचाय॑ शंकर ने वेदात्त की जटिल 
समस्याओं के निराकरण के लिए किया है । 

आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु के उपदेश का अत्यधिक महत्त्व होने पर ज्ञांकर 
शिक्षा में महावाक्यों का अर्थवोध तथा ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति उपदेग 
विधि के द्वारा होती है। 


१७७ 


शिक्षक-शिक्षार्थी 


उपक्रम्य स्तोतुं कतिचन गणान्‌ दंकरगुरोः 
प्रमग्ना: इलोकार्थे कतिचन तदर्धार्धरचने । 
अहं तुष्टपस्तानहुहू कलये शीनतकिरणं 
कराभ्यामाहतु व्यवसितमते: साहसिकताम्‌ ॥४ 
अतो विमुकत्य प्रयतेत विद्वान्‌ संन्यस्तबाह्यार्थंसुखस्प्हः सन्‌ । 
सन्त महान्त समुपेत्य देशिक तेनोपदिष्टार्थंसमाहितात्मा ॥* 


पु॥6 छपाजं 48 40 6 [९8०९/ ज़रा पका 78 0॥0 क्‍6 97050|07 


अध्यापक तथा शिक्षार्थी शिक्षा के दो महत्त्वपूर्ण अंग हैं। शिक्षा शिक्षक- 
शिक्षार्थी के मध्य सम्पन्न होने वाली अन्तःक्रिया है । अतः शिक्षा में गुरु-शिष्य-सम्बन्धों 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया 
माना है-शिक्षक एवं छात्र । उनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर व्यवहार 
द्वारा जिन अनुभवों का विकास करते हैं, वही शिक्षा है। वेदान्त की शिक्षा में गुरु 
शिष्य के अज्ञान का आवरण हटाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति कराता है और शिष्य अपने 


]. श्री शंकर दिग्विजय (माधवक्ृत [-2) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार, 
पृ० 3 कुछ लोग गुरु शंकराचार्य के गुणों की स्तुति का आरम्भ कर एक 
इलोक के आधे में ही डूब जाते ढे। आधे इलोक के बनाने में ही उनका 
उत्साह समाप्त हो जाता हैं। कुछ लोग इलोक के एक पाद का बनाने में ही 
हतोत्साह हो जाते है। ऐसी परिस्थिति में में जब उनके समग्र गुणों की 
स्तुति करने जा रहा हूँ तो में इस प्रयत्न को चन्द्रमा को अपने हाथों से 
पकड़ने का उद्योग करने वाले बालक का दुःसाहस समझता हूँ । 

2. श्री शंकराचायं-विवेक-चूडामणि (इलोक 8) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०१0। 
इसलिये विद्वान्‌ सम्पूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्यागकर सन्त शिरोमणि 
गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश किये हुए विषय में समाहित होकर 
मुक्ति के लिये प्रयत्न करें । 

3. 3णीहा, उ. 700॥28/0--#9फ#. #2[/050#70 द्वार #शं। >#-चराट९ 
४. <  रिशीाड्राए।, पिद्वाएशा & िठ्फ़ शिफ्राकताधा$, विट्ण ४06, 
एप8750॥ 6 [,.0700॥, ?. 05. 

--छात्र शिक्षक के लिये वही है जो मनुष्य दाशनिक के लिए है । 


विधक्षक्र-शिक्षा थीं 79 


प्रयासों द्वारा गुरु से ज्ञानोपार्जव कर अपने जीवन के परम लक्ष्य-मुक्ति को प्राप्त करता 
है । इसीलिये प्राचीन भारत में गुरु-शिप्य के सम्बन्ध आध्यात्मिक तथा धामिक 
भावनाओं से उत्प्रेरित रहते थे किन्तु आधुनिक युग मे अध्यापक तथा छात्र की 
सकल्पना तथा इन दोनों की भूमिका के सम्वन्ध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विचारकों 
के अनुसार जझिक्षक और द्धात्र का परस्पर सम्बन्ध व्यापार-रत विक्रेता लथा क्रेता 
जंसा ही है । जिस प्रकार कोई दुकानदार कोई वस्तु वेचता है और ग्राहक उसे 
खरीदता है, ठीक इसी प्रकार का अध्यापक और छात्र में सम्बन्ध हे । शिक्षा मे इस 
प्रकार का विचार अनुशासन एवं जिक्षण की दृष्टि से लाभकारी नहीं है । 

शिक्षा के अन्य अंगों की भाँति शिक्षक तथा छात्र के प्रति विभिन्न युगों में विचा- 
रकों ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया हैं। यदि किसी युग में लिक्षक की भूमिका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने से शिक्षा का स्वरूप अध्यापक केन्द्रित हो जाता है तो कनी 
वाल केन्द्रित शिक्षा को स्वीकार कर लेने से अध्यापक की अयेज्ञा छात्र वी भूमिका 
महत्वपूर्ण हो जाती है । शिक्षक और छात्र की सकतल्पटा हर युग में शिक्षा-दार्गनिको 
के चिल्तन के लिये पहेली रही है। अपनी-अपनी दाशनिक्र विचारधारा के अनुरूप 
शिक्षा शास्त्रियों ने जिशक्षक-जिक्षार्थी के सम्बन्ध में अपनी व्याख्याएँ की द्वे । अतः 
जबकि हम गांकर दर्शन में शिक्षक तथा छात्र की संकल्पना की मीमासा करने जा 
रहे है तो हमें विभिन्‍न प्रचलित पाउ्चात्य एवं पौर्वात्य दार्शनिक मतों की प्रप्ठ्मूमि में 
इस सम्बन्ध में प्रथमत. विचार कर लेना चाहिये जिससे आचार शंकर द्वारा प्रति- 
पादित शिक्षक-शिक्षार्थी के स्वरूप तथा दोनों के परस्पर सम्बन्ध इत्यादि की मली- 
भाँति विवेचना की जा सके । 
शिक्षक-शिक्षार्थी के प्रति पाइचात्य दृष्टिकोण 

पादचात्य आदर्शवादी शिक्षा-दशंन में शिक्षक को अत्यन्त उच्च स्थान दिया 
गया है। वह शिक्षार्थी के विकास के लिये विशेष प्रकार के परिवेश का निर्माण 
करता है। और उसे पूर्णता की ओर जाने में अधिक से अधिक निदश देता हैं । इस 
विचारधारा के अनुसार शिक्षक के बिना जिक्षण-प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन 
नहीं हो सकता है। अतः आदर्शवादी विचारक की यह मान्यता उचित प्रतीत होती 
है--- अध्यापक को छात्र के वर्गीकरण तक अथवा उसके मुख अथवा व्यवहार के 
बाह्य निरीक्षण तक नहीं रुकना चाहिये । उसे बालक के मस्तिष्क में ही प्रवेश करना 
चाहिये जहाँ उस (बालक) का जीवन एकत्र तथा केन्द्रित होता है ।' उसे बालक के 

अन्दर अपने स्वेच्छिक तथा स्वतन्त्र उत्साह का अध्ययन नहीं करना चाहिये 


५ 





. आचायंवान्‌ पुरुषोवेद-छान्दोग्योपनिपद्‌ (6-4-2) पर शाकर भापष्य दृष्टव्य । 

2. &5 दुषठ80 5छए ९ ०006 फणाआए$8णा कर वीर हब्ात्वांंगावधा 
77॥॥659०77 ० (0707क्काक एशआओं९, 7.05 #्वा2०९5, एाएशशए 
5000॥67 (:६॥०78 ?।९55, ?0.7.70-7. 


80 


शिक्षक-शिक्षार्थी 


आदर्शवाद में शिक्षक छात्र का पथ-प्रदर्शक, निर्देशक एवं अध्येता होता है। उसकी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का जे० डोनाल्‍ड बटलरः ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में निम्नलिखित रूप 
में वर्णत किया है:-- 


. बालक के लिये शिक्षक स्वयं वास्तविकता है ।* 

2. अध्यापक को बालक क। विशेषज्ञ होना चाहिये ।* 

3. अध्यापक को शिक्षण तकनीकी का श्रेष्ठ ज्ञाता होना चाहिए ।* 

4. शिक्षक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो छात्र से अपने गुणों के आधार 
पर सम्मान अजित करता है । 

5. शिक्षक को छात्र का व्यक्तिगत मित्र होता चाहिए। अच्छा शिक्षक होने 
के लिये अच्छा मित्र होना चाहिए ।' 

6, शिक्षक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो छात्र में सीखने की इच्छा 
जाग्रत करता है। एच०एच० हान॑ के शब्दों में वास्तविक शिक्षण “सीखने 
को इतना आकर्षक तथा रोचक बना देता है कि छात्र '''***' सीखने की 
इच्छा करने लगते है ।*' 

7. शिक्षक को जीवन कला का स्वामी होता चाहिये जिससे वह छात्र का 
आध्यात्मिक प्रक्रिया में पथ प्रदर्शत कर सके ।” 


अल कल स्क--नलकॉन-लग+कनकछनन+ ० आसन मंजर. पियफननथ मम 2-बननपकान का... पिननमननन जग पाकर अयकनननननाथवलननन-नप-पनाननलनिननननन नमन 


4५ 


छणाकष 3. [0090--७908# कांपि080ग?एढछ द्राब॑ #शों। छाबलां2९ 
अकात्यांगा & शशांशं०), मिक्षाएथ & रिएज़् ?प.080875, २९७ 0९, 
एएक्यानणा, क्ात ,0000, 07. 24-43. 


- एफाठमाए४0ा, ७... ए॥र डकात्ेाांगादा 2/7079#79' ण॑ (०0 


दल्हाहों०, 7.05 #ञ88े९४ ; पिंशएशओज एणी $0एीशा एंथशॉणिएं६ 
ए/685, 9. 72. 


. 302८४0ए४६7, 3. 8.,---772 उमबत्वा 5200०/. 'ेटफ़ ४०7, 8 


णिबवटगान्षा। (0ए7एथ70५, 9 42. 


, पार एतछल्शांजा ती महल शलशा॥ &गालाएशा [68700०7409, 260- 


स्कांगावां 200९४ (0मरातां$श०07, ४४३४॥।॥2000, 94], 7.63. 


 ज0ता6, न. त..--7॥5 अ्रक्षा आक्ात्यांगा, चिट ४०767: ॥॥6 00॥8- 


00॥ 77688, 7.75. 


 ज०076, पर. | --7786 7#॥050०777 ९ ््वं॥ट्या00, रि०एाइटतें ६6॥07, 


चल्ज़ ४०८: 6 /३८शाा।।ध्षा) ("ण॥0979५9, ?.274. 


- 95 दुएण€त 5ए पत0॥फछ8जणा, चिता 6 डव॑ट्वाकादा 20000/9 


्ी तागवाफां तकाहें0, ॥.05 शै78665: पांप्लआए णी $0प्राढा 
(दिए ए7655, ?.70. 


शिक्षक-शिक्षार्थी 88] 


8. 


0. 


4. 
42. 


52 
4. 


शिक्षक को मानव को पूर्ण बनाते मे ईश्वर के साथ सह कार्यकर्ता होना 
चाहिये । इस प्रकार वही छात्र की आत्मा का पिता अथवा माता 
होता है ।* 


. शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वह क्षमतापूवंक अपने विपय का प्रति- 


पादन कर सके ! अतः आदशंवादी विचारक शिक्षक को छात्र के मस्तिष्क 
तथा विपय के मध्य आदान-प्रदाव का माध्यम मानते है ।* 

शिक्षक को ऐसा होना चाहिये कि वह छिक्षण विषय की प्रशंसा कर 
सके । 

अध्यापक अपने अध्यापन के साथ-साथ सीखता रहता हैं । 

शिक्षक प्रगति का दृत होता है। वह आध्यात्मिक रूप में नयी पीढी को 
जन्म देकर इतिहास को नवगति प्रदान करता है ।* 

अध्यापक को प्रजातन्त्र का निर्माता होना चाहिये। 

शिक्षक को आत्मोत्मर्ग का आदर्श प्रस्तुत करने के लिये उद्यत रहना 
चाहिये । 


आदर्शवाद में छात्र आत्मा तथा आध्यात्मिक प्राणी है ।* आदर्शवादी शिक्षक 
की दृष्टि में विद्यार्थों में ऐसा व्यक्तित्व निहित होता है कि वह केवल मात्र शरीर न 
होकर आध्यात्मिक वास्तविकता होता है ।* अतः: आदशेवादी शिक्षक छात्र का ऐसी 
दिशा में विकास करता है कि छात्र अपनी प्रकृति के अनुरूप विकसित हो सके । 
रास के शब्दों में “प्रकृतिवादी जंगली गुलाबों से सन्तुष्ट हो सकता है परन्तु आदर्श- 
वादी उत्तम गुलाब चाहता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयत्नों से शिक्षार्थी की 
सहायता करता है जो अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो रहा है ताकि उन स्तरों 
को प्राप्त कर सके जिनका उसके लिये अन्यथा निषेध किया जायेगा ।* 


, रठाआाह त्ि.ल. 7॥& ४४ डबंधल्ध/फ, 09. ४. 27,735, 

2, सरठा€ लत. लू, 7॥४ 25 09/0इऑंत्वा #क्‍ंगरलँछ/रएड  णी सवपटथांएा, 
/०७०॥॥।।87 (0770५7५9, रिटए ४0०76, 90.39. 

३3. पछणाा॥6, छ.त्र, एंड ४९४ ्र्वध्ट्ध/०7, 200, 0.75. 

4. “जुफ6 छुपा 8 & इली, 8 597४ फैशाह. पा, 3. [00790 
न-#0प्ा 20506. वाद ॥#श' वॉटर थक. इव॑सट्वयंता दार्च 
औशीांशांगा, शक्षाएथा & रि०0जफ़ शिपएरशाशारा$, बिटए ४०९, :िप्रक्ा४0ा, 
8706 [,07007, 9.220. 


(_»५ 


, झिपा)6, |. 7000980, #70फप्ा 940509765, 400, 9 220. 


6. 50585, ३3.5., (0/0प्राच॑ छाई ता ऋव॑एटवांगादाि उ॥7९०-, ९028९ (७. 
वा।३90 & ए0., 7.0700॥, 9-24. 


82 निक्षण-रे ला ४ 


प्रकृतिवादी विचारधारा में शिक्षक का परम्परागत स्वरूप मान्य नही है। 
उसका कार्य बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनमें वह मुक्त रूप से आत्मा- 
भिव्यक्ति कर सके | उसे बालक को नई-नई खोज करने में सहायता देनी चाहिए 
और कारय करने की नई-नई प्रविधियाँ सिखानी चाहिए ताकि आगे चलकर छात्र 
स्वावलम्बी बन सके और स्वयं आगे बढ सके | प्रक्ृतिवाद में शिक्षक का स्थान उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है जितना आदशवाद में । प्रकरतिवादी व्यवस्था में शिक्षक के स्थान को 
स्पष्ट करते हुए रास ने ठीक ही लिखा है--उसका स्थान यदि कोई है, तो दृश्यों 
के पीछे है, वह सूचना, विचार, आदर्श अथवा संकल्प शक्ति देने वाला अथवा चरित्र 
निर्माण करने वाला न होकर बालक के विकास का निरीक्षक है। इसको बालक स्वय 
अपने लिए करता है, वह किसी भी शिक्षक से अधिक अच्छा यह जानता है कि उसे 
क्या सीखना चाहिए, कब और कंसे सीखना चाहिये, उसकी शिक्षा, उसकी रुचियों 


और प्रेरणाओं का मुक्त विकास है, एक शिक्षक के द्वारा उस पर किया हुआ क्ृत्रिम 
प्रयास नहीं है । 7! 


प्रकृतिवादी शिक्षक की दृष्टि में बालक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राणी है। उसके 
लिए समस्त शैक्षिक व्यवस्था है। उसका स्वाभाविक विकास ही शिक्षा है। प्रसिद्ध 
प्रकृतिवादी शिक्षा दाशंनिक हरबर्ट सपेन्सर के ये शब्द यहाँ उल्लेखनीय है---'“बालक 
जो करना पसन्द करता है, वह उसकी उस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके 
विकास की दी हुई स्थिति में शैक्षिक होती है ।* प्रकृतिवाद में बालक के शारीरिक, 
मानसिक तथा बौद्धिक विकास एवं उसकी रूचियों, योग्यताओं, इच्छाओं, अभिरूचियों 
और अभिवृत्तियों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षक छात्र का मार्ग- 
दर्शक होकर उसके विकास का पथ-प्रशस्त करता है। 


यथाथवादों दर्शन के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया मे शिक्षक का महत्व तो है 
किन्तु आदर्शवादियों की भाँति इस विचारधारा के अनुयायी अध्यापक को उच्चतम 
स्थान प्रदान नहीं करते है। यथार्थवाद में शिक्षक की परिकल्पना में इन विशेषताओं 
को सम्मिलित किया गया है--() शिक्षक का विज्ञान में अटूट विश्वास होता है । 
(2) उसका दृष्टिकोण हर क्षेत्र में वेज्ञानिक होता है। (3) वह कल्पना को महत्व 
न देकर वस्तुनिष्ठ ज्ञान का पोषक होता है। (4) अनुसन्धान करना उसका स्वभाव 
होता है। (5) उसकी दृष्टि में विश्व के सभी तत्त्व पूर्णतया ज्ञेय नहीं होते है, अतः 
तत्त्व विशेष का ज्ञान महत्त्वपूर्ण होता हैं। (6) छात्रों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, 
रूचियों तथा अभिरूचियों आदि का पता लगाकर यथाथर्थवादी शिक्षक >िक्षण कार्य 


. ९055, 3.5., 4906, 599.94-95. 


>- 5एशाएल, फि..--#क्ट्याएं07, वालाल्टापदो, ग्राणयां ध्षा।ं ?॥9५809३, 
४८छ ४07९, सपा & (07980५, ?. ]0। 


शिक्षक-शिक्षार्थी 83 


करता है । (7) वह अपने विवेचन तथा चिक्षण में तटस्थ भाव से यथार्थ का प्रतिपादन 
करता है । (8) यथाथंवादी शिक्षक छात्र की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को पहचान- 
कर आकर्षक तथा रोचक विधियों के द्वारा शिक्षण करता है । अतः प्रसिद्ध यथार्थवादी 
रूसी शिक्षाज्ञासत्री अ० से० माकारेकों का शिक्षक के सन्दर्म में यह कथन ठोक ही 
है--वाड्छित शैक्षिक प्रभाव पैदा करने के लिए उसे अपनी दढ़ सकल्‍प झव्ति, 
संस्कृति और व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को प्रभावित करते हुए निश्चित व्यावहारिक 
लहजे में अपनी अपेक्षाओरं का उल्लेख करता चाहिए।? 


यथार्थवाद शिक्षा की प्रक्रिया में छात्र का सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार करता 
है । इस विचारधारा के अनुसार बालक एक यथार्थ इकाई हैं जो अनेक भावनाओं, 
इच्छाओं और शक्तियों से परिपूर्ण है। वेज्ञानिक विधियों से इन शक्तियों को शिक्षक 
के मार्ग दर्शत में विकसित करना चाहिए। यशथ्यर्थवादी शिक्षक प्रकृतिवादी शिक्षक 
की भाँति छा+१ को सबंथा स्वतन्त्र छोड़ने का पक्षपाती नहीं होता है। अतः इस 
सिद्धान्त में छात्र-शिक्षक के सहयोग को बड़े महत्त्व का माना जाता है। इस विचार- 
धारा में छात्र की ये विशेषताएं मानी जाती हैं---() छात्र अपने विवेक का प्रयोग 
करके यथार्थ तक पहुँचने का प्रयास करता है। (2) छात्र को अपने बुद्धि-विकास 
के लिए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता अपेक्षित होती है। (3) उसके ज्ञान के विकास 
का आधार तथ्य होते है, कल्पना नहीं । (4) उसके जीवन में वास्तविक एवं उप- 
योगी ज्ञान का महत्त्व होता है। (5) छात्र सामाजिक प्राणी के रूप में मात्र मनुष्य 
होता है। इस प्रकार यथाथंवादी शिक्षा में प्रत्यक वालक की निजी प्रवृतियों, आव- 
इयकताओं तथा रूचियों पर उचित ध्यान दिया जाता । 


व्यवहारवाद में शिक्षक का कार्य केवल वातावरण को वश्य में रखना ही 
नही है वरन्‌ उसे यह भी देखना है कि बालक में उचित आदर्शो का विकास होता 
है । आज सभ्यता की जटिलता में हुई वृद्धि के साथ शिक्षक का कार्य बढ़ गया है। 
अब अनियमित शिक्षा के स्थान पर नियमित शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। 
अतः निश्चित एवं नियमित शिक्षा के आवश्यक हो जाने से शिक्षक और बालक के 
परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा नवीन परिप्रेध्य में करना अपेक्षित हो गया है जिससे 
रूढ़िवादिता तथा सामाजिक बन्धन को शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के लिए हानिकारक 
तथा विकास में बाधक माना जाने लगा है। व्यवहारवादी विचारधारा में अध्यापक 
को एक सक्रिय निरीक्षक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे 
वह बालकों को ज्ञान देने के स्थान पर उन्हें कार्य करने एवं खोज करने के लिए 
प्रेरित करे और उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करे कि वे सही निष्कप प्राप्त करने 


. अ० से० माकारको--सोवियत स्कूली शिक्षा की समस्याएं, प्रगति प्रकाशन, 
मास्कों (रूस) पृ० 22 


84 शिक्षक-शिक्षार्थी 


में समर्थ हो सकें । प्रसिद्ध व्यवह्ा रवादी दाशेनिक जान ड्यूवी के शब्दों में अध्यापक 
की भूमिका को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--“वह (अध्यापक) सीखने 
वाले समूह का सदस्य है जिसे छात्रों की क्षमताओं तथा आवश्यकताओं का मापन 
करना चाहिए और उसे उन परिस्थितियों का आयोजन भी करना चाहिए जो 
अनुभवों के लिए विषय सामग्री तथा विषय वस्तु देती है। ये अनुभव इन आवश्यक- 
ताओं को सन्तुष्ट करते है और इन क्षमताओं का विकास करते है ।? 


यथार्थवादी एवं प्रकतिवादी विचारधारा की भाँति व्यवहारवादी दर्शन बालक 
की जन्मजात शक्तियों, रूचियो, रुझानों और योग्यताओं में विश्वास करता है। अतः: 
छात्र का इस प्रकार से विकास करना इस विचारधारा का उद्देश्य है कि उसकी 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विशेषताएँ विकसित हों । इसी आधार 
पर व्यवहारवादी शिक्षक अपना ज्ञान बालकों पर नहीं थोपता है बल्कि उनके लिए 
ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे छात्र क्रियाओं में भाग लेकर वाड्छित 
विषयों का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त कर सकें। व्यवहारवाद मे व्यक्ति तथा समाज 
का उचित सामन्जस्य कर बालक की उच्चतम व्यष्टिगत योग्यताओं के विकास द्वारा 
उसे समाज के लिए उपयोगी बनाया जाता है। 


शिक्षक-शिक्षार्थी के प्रति भारतीय दृष्टिकोण : 


भारतीय दर्शन तथा शिक्षा में बालक का प्राचीनकाल से ही महत्व रहा है । 
उसे आध्यात्मिक प्राणी मानकर उसके समुचित लालन-फालन एवं शिक्षा-दीक्षा की 
व्यवस्था पर भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत अधिक बल दिया है। स्वामी 
विवेकानन्द इसी कारण इस मत का प्रतिपादन करते है---''शिष्य को बाल्यावस्था से 
ऐसे व्यक्ति (गुरु) के साथ रहना चाहिए, जितका चरित्र जाज्वल्यमान अग्नि के समान 
हो, जिससे उच्चतम शिक्षा का सजीव आदर्श शिप्य के सामने रहे ।* उनके अनुसार 
शिष्य के लिए आवश्यकता है शुद्धता, ज्ञान की सच्ची पिपासा और लग्न के साथ 
परिश्रम की ।$ शिष्य का गुरु के साथ सम्बन्ध ठीक वसा ही है जैसा पूर्वज के साथ 
उसके वंशज का | मूरु के प्रति विश्वास, नम्नता, विनय और श्रद्धा के बिना शिष्य 
में घमभाव पनप ही नहीं सकता ।१ स्वामी जी के शब्दों में “गुरु को पूर्ण रूप से 
गुद्धचित होता चाहिए, तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा। वास्तव में गुरु का काम 


नितिन जज. अजीज मा+-ममामाा, 


4, 26५९५७, उ0--#छल्यंशाटर & झ्बाट्य/०7/, रटए ४०07, 7 ॥6 
जिदवणातओवद्ा (0०7फएथाए, 2, 96. 

2. स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 20. 

3. स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-वही, ० 2! । 

4. वही, पृ० 22 । 


शिक्षक-शिश्ञार्थी 8 


ह्‌ #4 


ही यह है कि वे शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का सचार कर दे, ना कि शिप्य की 
बुद्धिवृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित मात्र करे |! अतः सच्चा गुरु तो 
वह है जो अपनी आत्मा को शिप्य की आत्मा में प्रविप्ट कर सकता है तथा शिप्य 
के मन द्वारा देख और समझ सकता है ।£ 

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टेगोर अध्यापक के विषय में पूर्णतः आदर्शवादी थे । अतः 
उनके अनुसार शिक्षक ज्ञानी, संयमी तथा आदर्श होना चाहिए । अध्यापक के ज्ञान की 
अपेक्षा उसके मनोभावों और आचरणों का प्रभाव छात्र पर अधिक पह्ता है । अतः 
वह चरित्रवान्‌ अध्यापक को राष्ट्र की अमृल्यनिधि मानते थे। छात्र की व्यक्तिगत 
रूचियो, रुझानों, योग्यताओं तथा मनोवृत्ति के विकास को टैगोर बहुत महत्त्व देते 
थे। प्रकृतिबादी विचारधारा से प्रभावित होकर वह प्रकृति को छात्रों के लिए 
सर्वोत्तम पुस्तक मानते थे। उनका विश्वास था कि प्रकृति बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक है जिसको कभी लिखा गया है । जब वह युवा थे तव उनके अन्दर स्वय से 
भागने तथा प्रकृति में हर वस्तु के साथ एक होने की लालसा थी । 

प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा-विचारक अरविन्द के अनुसार अध्यापक का स्थान 
वालक के पथ्र-प्रद्शक तथा सहायक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । भारतीय 
वेदान्त की इस मान्यता को स्वीकार करते हुए कि मनुष्य का ज्ञान उसके अन्दर 
छिपा है और अध्यापक उसके आवरण को हटा देता है ४ वह बालक में ही ज्ञान 
का स्रोत मानते है । अत: अरविन्द का विचार है कि अध्यापक न तो बच्चों को 
ज्ञान देता है और न ही उनके अन्दर के ज्ञान को विकसित करता है अपितु वह 
बालकों की इस बात में सहायता करता है कि वे स्वयं अपने अन्दर निहित ज्ञान 
का विकास करें। उनके अनुसार शिक्षा वालकेन्द्रित है। अतः छात्र की क्षमताओं, 
योग्यताओं एवं रूचियों आदि के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता उपस्थित 
होती है । इस प्रकार अरविन्द के विचारों में शिक्षा का मुख्य केन्द्र बिन्दु बालक है। 
अध्यापक को उसे दृष्टि में रखते हुए अपना शिक्षण करना चाहिए ! 


भारतीय शिक्षा जगत्‌ मे बेसिक शिक्षा के आविष्कारक महात्मा गाँधी में भारतीय 
आध्यात्मवाद, पाइचात्य आदशंवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद तथा यथार्थवाद का 


. वही, पृ० 22 ॥ 

2» वही, ५० 23 । 

3. तुलना कीजिए--- अतः: समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा 
आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में । बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका रहता 
है। और जब आवरण धीरे-बीरे हटता जाता है ता हम कहते है कि 'हम 
सीख रहे है । स्वामी विवेकानन्द वही, प्ृ० 9 । 


!86 शिक्षक-शिक्षार्थी 


उचित सामन्‍्जस्य होने से उनकी शिक्षक की कल्पना में उक्त विचारधाराओं का संगम 
हष्टिगोचर होता है। उनके अनुसार अध्यापक को समाज का आदश व्यक्ति, ज्ञान 
का पूज, सत्य का आचरण करने वाला, बालकों का पिता, मित्र, सहयोगी तथा 
पथ-प्रदर्श होना चाहिए। केवल मात्र व्यावसायिक दृष्टि से अध्यापन-कार्य को 
वह उचित नहीं मानते थे। उनके अनुसार एक आदश अध्यापक वही हो सकता है 
जो इस व्यवसाय को सेवाभाव से स्वीकार करता है। गाँधी जी के विचार से बालकों 
का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा होता 
चाहिए ।* वह छात्र को अनुशासित तथा ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने वाले के रूप 
में देखते थे। उन्हीं के दच्दों मे--'हमारी भाषाओं में छात्र शब्द के लिए एक 
सुन्दर शब्द है--ब्रह्मचगारी । इसका आशय है ईश्वर का अनुसंधान करने वाला, वह 
जो स्वयं ऐसे आचरण करता है कि कम से कम सम्भावित समय में ईश्वर के तिकट- 
तम स्वयं को पहुँचादे |” इस प्रकार गाँधी जी छात्र के व्यक्तिगत, आध्यात्मिक 
तथा सामाजिक विकास में ही अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका की कल्पना 
करते थे। 


आचाये दंकर की रृष्टिह में शिक्षक-शिक्षार्थों : 


उपर्युक्त विचारधाराओं से भिन्न भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में वंदिक 
विचारधारा का अजखस्रोत प्राचीनकाल से प्रवाहित है। इस विचारधारा के विकास 
में उपनिषद्‌्-दर्शत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आचाय॑ शंकर ने अपने सिद्धान्त 
का आधार इसी औपनिपद्‌ दशशन को स्वीकार किया है।? औपनिषद्‌ दर्शन में गुरु 
शिष्य की कल्पना का विकास शुद्ध आध्यात्मिक आधार पर हुआ है। गुरु तथा शिष्य 
अपनी अल्तःक्रियाओं से ब्रह्म-दशंत का विकास कर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यरूप मुक्ति 
को प्राप्त करते है। गुरु-शिष्य सम्बन्धी इन सभी आधारभूत औपनिषद्‌ सिद्धान्तों 
एवं तत्त्वों को आचाय॑ शंकर ने ग्रहण कर नए सन्दर्भ में उनकी व्याख्या की है। 
अतः उनके अनुसार गुरु तथा शिष्य की पृथक्‌-पृथक्‌ मीमांसा करना अपेक्षित है। 


शिक्षक (गुरु) : 


शाकर वेदान्त में गुरु का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवादी विक्षक 
के स्थान को महत्वपूर्ण नही मानते है। व्यवहारवादियों की दृष्टि में शिक्षक छात्र 


[(' धक्षापा, ५, & .,--मद्काएंदा, (3-7-37 ) 
>- छक्कातता, /, €..-..7०॥2 /वींव, >९एाथा0967' 8, [927. 


3. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (2--3-]]) गोविन्दमठ, टेढीनीम वाराणसी, 
पृ० 356 | 


शिक्षक-शिक्षार्थी है )87 


का मार्गदर्शक एवं मित्र है किन्तु आदर्शवादी शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक के स्थान को 
महत्त्वपूर्ण माता गया है। आत्मन्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान ज्ञांकर थिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य 
इसी कारण आचार शंकर ने प्रस्नोत्तरी' में शिक्षा को ब्रह्मगति-प्रदा कहा है। 
यद्यपि जीवात्मा परमार्थतः ब्रह्म हैं तथापि आत्मा-परमात्मा के ऐक्य की अनुभूति 
होना सहज कार्य नहीं है। इसी हेतु गृह की जभिप्य के लिए आवश्यकता होती है । 
छान्‍्दोग्यपनिपद्‌ (4-9-3) के झ्ांकर भाष्य में गुरु के महत्व को इन छब्दों में व्यक्त 
किया गया है--“आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है । * 
इस प्रकार वेदान्त दर्शन में गुरु के बिना ज्ञान-प्राप्ति न होने का निद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है। शंकर के अनुसार आचाय॑वान्‌ शिष्य ही ब्रह्म को जानता हैँ ।* 
गांकर साहित्य में शिक्षक के लिए गुरू, आचाय॑ तथा उपाध्याय" आदि शब्दों 
का प्रयोग मिलता है। आचार्य शंकर ने “गुरू तथा आचार्य' बब्दों का प्रयोग 
अध्यापक के लिए प्रायः किया है। गुरू शब्द में गम्भीरता एवं महत्ता का भाव 
निहित है। शंकर ने 'गुरू' की परिभाषा करते हुए कहा है---''जिसस अज्ञान तथा 
मानसिक ग्रन्थियों से मुक्ति मिलती है, गुरू शब्द के अर्थ को जानने वाले उसे ही गुरू 
कहते है ।* आचाय॑ शंकर की गुरू की कल्पना में ऐसे व्यक्ति का भावनिहित है जो 
छात्र के अज्ञान का निराकरण करता है और उसे मानसिक द्वन्दों से मुक्तकर परमा- 
नन्‍द्र का अनुभव कराता उनके अनुसार गुरू साक्षात्‌ परमात्मा हो जाता 
वह शिष्य का एकमात्र आध्यात्मिक पिता होकर उसके ज्ञान-विज्ञान का अक्षय स्रोत 
बन जाता है। 'आचाय॑' शब्द में आचरण अथवा व्यवहार का भावनिहित होने से जो 
व्यक्ति झ्ञास्त्रों के अर्थ का (शिष्य में) संक्रमण करे और (उसे) स्वय व्यवहार में लाए 
वह आचार्य कहलाता है ।* उपाध्याय विधिवत्‌ वेदादि झाक्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर 
अध्यापत कार्य करने वाला होता है ।* अतः शंकराचाय शिक्षक में ऐसे तेजस्वी 


. वही (7---4) (० 29 ॥ 

. श्री शंकराचार्य-प्रदनोत्तरी (इलोक [) वही, पृ० 2-3॥ 
. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (4-9-3) वही, पृ० 399 ॥ 

. छा -दोग्योपनिषद्‌ (6-]4-2) पर शां० भा० द्प्टव्य । 


. ब्रह्मसत्र (-2-6-23) के शांकर भाष्य में अध्यापक के लिए उपाध्याय शब्द 
का प्रयोग दृष्टव्य है । 


6. श्री शंकराचायं विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह :---सम्पादक, एच० आर» 
भगवत्‌, पूना शहर, १० 452॥ 

7. वही, १० 452। 

8. देखिये परिशिष्ट सं० एक | 

9. ब्रह्मसत्र शाँं० भा० (-2-6-23) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, 
पु० |0- | 


(७ >> (९७४० ७3 “४ 


]88 शिक्षक-शिक्षर्थी 


व्यक्तित्व की कल्पना करते है जिसमें विचार एवं चिन्तन की महत्ता, आचरण की 
उज्ज्वलता तथा विधिवत प्राप्त शिक्षा की उत्क्ृष्ठता समाहित होती है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि आचाय॑ शंकर की इष्टि में शिक्षक प्रकृतिवादियों तथा व्यवहार- 
वादियों की भाँति छात्र का केवल मात्र पथप्रदर्शक तथा मित्र ही नहीं अपितु इससे 
भी अधिक वह शिष्य की आत्मा है, उसकी प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। पाइचात्य 
आदशंवादियों को भाँति शंकर के अनुसार शिक्षक केवलमात्र शिक्षण ही नहीं 
करता है वरन उसे आत्मानुभूति कराकर विश्व से तादात्म्य करने योग्य बना 
देता है ।' 
शिक्षक की योग्यताएँ 

आचाय॑ शंकर ते “विवेक चूडामणि' में गुरू की संकल्पना पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है--“प्राज्ष (स्थिर बुद्धि) गुरू के निकट जाय, जिससे उसके भव-बन्धन की 
निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ हों ब्रह्मनिष्ठ हों, ईंधनरहित अग्नि के समान शान्‍्त हो, अकारण दयासिन्धु 
हों और शरणपन्न सज्जनों के बन्धु हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से 
भक्तिपुवंक आराधना करके, उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर (शिष्य) अपना 
ज्ञातव्य पुछें ।* इसी प्रकार “उपदेश साहस्नी' में आचाये के लक्षणों पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है--“ऊहापोह,* ग्रहण, धारण,* शम, दम, दया एवं अनुग्रह आदि 
गुणों से सम्पन्न, शास्त्रज्ञ, ऐहिक (इस लोक में) एवं आमुष्मिक (परलोक के) भोगों 
से विरक्‍त, सब प्रकार के (स्त्रीधन एवं यज्ञोपवीतादि) कर्म साधनों को त्यागने वाले, 
ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, लोकमर्यादा का अतिक्रमण न करने वाले तथा दम्भ, दप, कुहुक 





. बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (-4-0) वही, पृ० 259 । 

2. श्री शंकराचारय---विवेकचूडार्मा ण, वही, पृ० 5 । 

3. शिष्य के बिना कहे ही उसका भाव जान लेना अथवा उपदेश के समय शिप्य 
की समझ में आने योग्य नवीन युक्तियों की कल्पना करने की शक्ति “ऊहा 
है तथा शिष्य के मिथ्या ग्रहण को निवृत्त करने की अथवा स्वसिद्धान्त के 
विरोधी विचारों का निराकरण करने की सामथ्यं अपोह' है। श्री शंकराचार्य 
उपदेशसाहस्ती ([--6), भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस, 954, 
पृ० 6 पर अनुवादक की प्रथम टिप्पणी । 

4. शिष्य के किए हुए प्रइन और आक्षेपों को तुरन्त समझ लेने की शक्ति 'ग्रहण' 

है। वही, द्वितीय टिप्पणी । 

शिष्य की शंका निवृत्त करने के लिए उसके सारासार का विचार करके 

निराकरण करते समय उन्हें स्मरण रखना 'धारण' है। उपदेश साहसखनी 
([--6) वही, तृतीय टिप्पणी । 


(९ 


शिक्षक-शिक्षार्थी [89 


(दूसरे को धोखा देना), कुटिलता, माया (दूसरे को मोह में डालना), मात्स्यं (गुण में 
दोपदष्टि) मिथ्या भाषण, अहंकार और ममता आदि दोपों से रहित, केवल परोप- 
काररूप प्रयोजन वाले एवं अपनी विद्या का उपयोग करने की इच्छा वाले आचार्य 
277 5 उपदेश करना चाहिए ।” इसी प्रकार गृरू को शिप्य के हित का उपदेद 
करने वाला माना जाता है ।* 

उपयंकक्‍्त उद्धहरणों में शिक्षक का एक स्वच्छ तथा स्पप्ट चित्र खीचा गया 
है। गुरू को केवल शास्त्रों (ग्रन्थों) का ज्ञाता होना ही पर्याप्त नही है वरन उसे 
स्वयं ब्रह्मानुभृति सम्पन्न भी होता चाहिए। उसमे नेतिक ग्रुणों का पूर्ण परिपाक 
होना चाहिए। मानसिक शान्ति एवं जितेन्द्रियता और सब प्रकार के भोगों से विरक्ति 
तथा अहंकार-शुत्यता और परोपकारपरायणता गुरू के आभूषण हैं। इतना ही नहीं, 
उसे शिष्य के प्रइन एवं शंका आदि का समाधान करने में कुशलल होता चाहिए और 
ज्ञान को छात्र के अन्तस्तल में विकसित करने की कला का पारज्भधत होना चाहिए | 
भगवान्‌ शंकराचार्य ने वेदान्त की शिक्षा के लिए ऐसे शिक्षक की कल्पना की है जो 
अध्ययन-अध्यापन, नैतिक गुणों, आध्यात्मिक तथा धामिक विकास में उत्क्ृष्टता को 
प्राप्त किए हुए होता है। उसके सम्पर्क में आते ही गिष्य के अन्तस्तल में ज्ञान की 
ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन भी 
उपयुक्त ही है--'सच्चा गुरू तो वह है जो क्षणभर में अपने आपको मानों सहस्र 
पुरुषों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। सच्चा गुरू वह है जो अपने को तुरन्त 
शिष्य की सतह तक नीचे ले जा सकता है और अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा 
में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसा ही गुरू यथार्थ में शिक्षा दे सकता है, दूसरा नहीं | 


शिक्षक के कार्य 

आचार्य शंकर की उपर्यक्त शिक्षण की कल्पना में जहाँ अध्यापक के उत्कृष्ट 
एवं महान्‌ व्यक्तित्व का पता चलता है वहाँ उसके कत्तंव्य तथा दायित्व भी 
निहित होकर प्रकाशोन्मख है। शंकर के शब्दों में आचाय का यह कत्तंव्य प्रदशित किया 
गया है---/(उसे) किसी भी उपाय से शिप्य को कृतार्थ करता चाहिए।* आचार्य 
शंकर के अनुमार ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेप्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु 
(छात्र) को आत्मतत्त्व का विचार करना चाहिए ।* 

वेदान्त-शिक्षा में गुरू कृपा से श्राप्य ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) को ही 


8 


!, श्री शंकराचायं-उपदेश साहस्ी ([--6) वही, पृ० 5 | 

2. श्री शंकराचार्य-प्रइनोत्तरी, वही, पृ० 9 । 

3. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 23 । 
4. श्रीमद्भगवत्‌गीता शां० भा० (8-7) वही, पृ० 478-79 । 

5. श्री शंकराचायें-विवेकचुडामणि, वही पु० 5 । 


88 शिक्षक-शिक्षर्थी 


व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं जिसमें विचार एवं चिन्तन की महत्ता, आचरण की 
उज्ज्वलता तथा विधिवत्‌ प्राप्त शिक्षा की उत्क्ृष्टता समाहित होती है । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि आचारय॑ शंकर की इष्टि में शिक्षक प्रकृतिवादियों तथा व्यवहार- 
बादियों की भाँति छात्र का केवल मात्र पथप्रद्शक तथा मित्र ही नहीं अपितु इससे 
भी अधिक वह शिष्य की आत्मा है, उसकी प्रेरणा का अक्षय ख््रोत है। पाइ्चात्य 
आदशवादियों की भाँति शंकर के अनुसार शिक्षक केवलमात्र शिक्षण ही नहीं 
करता है वरन्‌ उसे आत्मानुभूति कराकर विश्व से तादात्म्य करने योग्य बना 
देता है ।? 
शिक्षक की योग्यताएँ 

आचाय॑ शंकर ने “विवेक चूडामणि' में गुरू की संकल्पना पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है--“प्रान्न (स्थिर बुद्धि) गुरू के निकट जाय, जिससे उसके भव-बन्धन की 
निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ हों ब्रह्मनिष्ठ हों, ईधनरहित' अग्नि के समान शानन्‍्त हों, अकारण दयासिन्धु 
हों और शरणपन्न सज्जनों के बन्धु हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से 
भक्तिपूवंक आराधना करके, उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर (शिष्य) अपना 
ज्ञातव्य पूछें ।* इसी प्रकार “उपदेश साहस्नी' में आचाये के लक्षणों पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है--“ऊहापोह,* ग्रहण, धारण," शम, दम, दया एवं अनुग्रह आदि 
गुणों से सम्पन्न, शास्त्रज्ञ, ऐहिक (इस लोक में) एवं आमुष्मिक (परलोक के) भोगों 
से विरक्‍्त, सब प्रकार के (स्त्रीधन एवं यज्ञोपवीतादि) कर्म साधनों को त्यागने वाले, 
ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, लोकमर्यादा का अतिक्रमण न करने वाले तथा दम्भ, दर्प, कुहुक 





. बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (-4-0) वही, पृ० 259 । 

2. श्री शंकराचारय--विवबेकचूडाम ण, वही, पृ० 5॥ 

3. शिष्य के बिना कहे ही उसका भाव जान लेना अथवा उपदेश के समय शिष्य 
की समझ में आने योग्य नवीन युक्तियों की कल्पना करने की शक्ति “ऊहा 
है तथा शिष्य के मिथ्या ग्रहण को निवत्त करने की अथवा स्वसिद्धान्त के 
विरोधी विचारों का निराकरण करने की सामथ्यं 'अपोह' है। श्री शंकराचार्य 
उपदेशसाहस्ती (--6), भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस, 954, 
पृ० 6 पर अनुवादक की प्रथम टिप्पणी । 

4. शिष्य के किए हुए प्रश्न और आश्षेपों को तुरन्त समझ लेने की शक्ति ग्रहण' 
है । वही, द्वितीय टिप्पणी । 

5. शिष्य की शंका निवृत्त करने के लिए उसके सारासार का विचार करके 
निराकरण करते समय उन्हें स्मरण रखना 'धारण' है। उपदेश साहख्री 
(--6) वही, तृतीय टिप्पणी । 


वशिक्षक-शिक्षार्थी 89 


(हूसरे को धोखा देना), कुटिलता, माया (दूसरे को मोह में डालना), मात्स्य (गुण में 
दोषदष्टि) मिथ्या भाषण, अहंकार और ममता आदि दोपों से रहित, केवल परोप- 
काररूप प्रयोजन वाले एवं अपनी विद्या का उपयोग करने की इच्छा वाले आचार्य 
को'''*“* उपदेश करना चाहिए |!” इसी प्रकार गुरू को शिप्य के हित का उपदेश 
करने वाला माना जाता है ।? | 

उपयुक्त उद्धहरणों में शिक्षक का एक स्वच्छ तथा स्पप्ट चित्र खींचा गया 
है। गुरू को केवल शास्त्रों (ग्रन्थों) का ज्ञाता होना ही पर्याप्त नही है वरन्‌ उसे 
स्वयं ब्रह्मानुभूति सम्पन्न भी होना चाहिए। उसमें नैतिक गुणों का पूर्ण परिपाक 
होना चाहिए | मानसिक शान्ति एवं जितेन्द्रियता और सब प्रकार के भोगों से विरक्ति 
तथा अहंकार-शुत्यता और परोपकारपरायणता गुरू के आभूषण है। इतना ही नहीं. 
उसे शिष्य के प्रश्न एवं शंका आदि का समाधान करने में कुशल होता चाहिए और 
ज्ञान को छात्र के अन्तस्तल में विकसित करने की कला का पारज्धत होना चाहिए । 
भगवान्‌ शंकराचार्य ने वेदान्त की शिक्षा के लिए ऐसे शिक्षक की कल्पना की है जो 
अध्ययन-अध्यापन, नैतिक गुणों, आध्यात्मिक तथा धामिक विकास में उत्कृप्टता को 
प्राप्त किए हुए होता है। उसके सम्पर्क में आते ही विध्य के अन्तस्तल में ज्ञान की 
ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन भी 
उपयुक्त ही है--/सच्चा गुरू तो वह है जो क्षणभर में अपने आपको मानों सहस्तर 
पुरुषों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। सच्चा गुरू वह है जो अपने को तुरन्त 
शिष्य की सतह तक नीचे ले जा सकता है और अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा 
में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसा ही गुरू यथार्थ में शिक्षा दे सकता है, दूसरा नहीं ।”* 


शिक्षक के कार्य 

आचाय॑ शंकर की उपर्युक्त शिक्षण की कल्पना में जहाँ अध्यापक के उत्कृष्ट 
एवं महान्‌ व्यक्तित्व का पता चलता है वहाँ उसके कत्तंव्य तथा दायित्व भी उसमें 
निहित होकर प्रकाशोन्मूख है । शंकर के शब्दों मे आचाय॑ का यह कत्तंव्य प्रदर्शित किया 
गया है--- (उसे) किसी भी उपाय से शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए ।'*५ आचार्य 
शंकर के अनुमार ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेप्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासू 
(छात्र) को आत्मतत्त्व का विचार करना चाहिए ।* 

वेदान्त-शिक्षा में गुरू कृपा से श्राप्य ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) को ही 





!. श्री शंकराचायं-उपदेश साहस्री ([--6) वही, प्‌ृ० 5 | 

2. श्री धंकराचार्य-प्रच्नोत्तरी, वही, पृ० 9। 

3. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 23 | 
4. श्रीमद्भगवत्‌गीता शां० भा० (8-7) वही, पृ० 478-79 । 

5. श्री शंकराचायं-विवेकचूडामणि, वही पृ० 5 । 


१90 शिक्षक-शिक्षार्थी 


प्रत्रह्म प्राप्ति का साथन माता गया है ।! शांकर शिक्षा में गुरू का स्थान केवल 
महत्त्वपूर्ण ही नहीं है वरन्‌ उसकी अनिवाय॑ता है। बिना ग्रुरू के व्यक्ति को ज्ञान 
प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार गुरू शिष्य के लिए पथ-प्रदर्शक है । वह शिष्य 
को उन सब उपायों का सुझाव देता है जिसका अवलम्बन करके शिष्य आत्म-कल्याण 
की प्राप्ति कर लेता है। इस दृष्टि से भगवान्‌ शंकराचार्य ने युरू के कत्तंव्यों का 
निरुपण करते हुए लिखा है--““अपने समीप नियमपूर्वक आए हुए योग्य जिज्ञासु 
(शिष्य) में प्रति विज्षपुरुष (गुरू) को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए तथा सभी 
अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी नहीं करना चाहिए ।” 


आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षक को छात्र को कभी निरुत्साहित नहीं करना 
चाहिए । उसे सभी छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। विपरीत ग्रहण करने वाले (उल्टा 
समझने वाले) शिष्यों की भी अध्यापक को उपेक्षा नहीं करती चाहिए ।१ शिक्षक को 
छात्र के व्यक्तित्व का स्देव आदर करना चाहिए। उसके लिए अपमानसूचक शब्दों 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।* 

अध्यापक को शिष्य के गुणों की परीक्षा करके उसे शरण में लेना चाहिए । 
शिष्य के गुणों को भली भाँति जान लेने पर ही उसे उपदेश किया जाना चाहिए। 
शंकर के शब्दों में--“इसलिए जो गुरू ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) का उपदेश 
करना चाहता है उसे बहुत समय तक शिष्य की परीक्षा करके उसके गुणों को जान- 
कर इसका उपदेश करना चाहिए ।!” 

गुरू शिष्य से तभी धन-प्राप्ति (गुरू-दक्षिणा) का अधिकारी है जबकि वह 
शिष्य को उपदेश द्वारा कृतार्थ कर दे। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के शांकर भाष्य में 
याज्ञवलक्य ऋषि का मत उद्धुत करते हुए कहा गया है, “गुरू को शिष्य का अनु- 
शासन किए बिना-उसे कृतार्थ किए बिना शिप्य से धन नहीं लेता चाहिए ।९ आचाये 
शंकर गुरू से यह अपेक्षा रखते है कि उसे प्रलोभनहीन होकर शिक्षा-दान करना 
चाहिए। आचाय॑ की शरण में सांसारिक दुःखों से पीड़ित शिष्य जब आता है तो 
वह आत्मकल्याण के प्रति सशकित होता है। अध्यापक को अपनी द्वरण में आये हुए 
ससारानल-संतप्त शिष्य को करुणामयी इृप्टि से देखकर अभय प्रदान करना चाहिए ।” 


. मुण्डकोपनिषद्‌ (सम्बन्ध शां० भा०) वही पृ०9। 

2. प्रश्नोपनिषद्‌ शां० भा० (6-) वही, पृ० 96। 

3. छान्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (8-8-) वही, प्ृ८« 877 । 

4. छान्दोग्योपनिषद्‌ (8-7-4) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

5. द्वेताश्वत्रोपनिषद्‌ शां० भा० (6-22) वही, पृ० 260। 
6, बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (4-]-2) शां० भा०, वही, पृ० 847 । 
4. श्री शंकराचाये-विवेकचूडामणि, वही, पृ० 8 । 


शिक्षक-शिक्षार्थी 9] 


अध्यापक को छात्र को इन घच्दों में अनयदान देना चाहिए--'' है विद्वन (शिष्य) तू 
मत डर, तेरा नाज्ञ नही होगा | संस्तार-सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से 
यतिजन पार गये हैं, वही मार्ग में नुझे दिखलाता हूं । 7? 

आचार्य का वेदान्त-शिक्षा में यह कत्तंव्य भो निर्धारित किया गया हैं कि जब 
तक शिष्य का ज्ञान सुच्ढ न हो जाए तव तक अनवरत रूप से उसका शिक्षण अध्यापक 
को करते रहना चाहिए। छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ मं वणित आरुणि-ब्वेतकेतु के उपाख्यान 
से भी यह तथ्य प्रकट होता है कि इब्वेतकेतु को उसके पिता आरुणि ने वो बार- 
'तत्वमसि' महावाक्य का उपदेश देकर ब्रह्मात्मेक्य का बोध कराया था ।* आचार 
शंकर के अनुसार गुरू को चाहिए कि सम्पूर्ण अतित्य साध्य और साधनों से विरक्‍्त, 
पुत्रेषणा, वित्तेघणा और लोकेपणा का त्याग करने वाले परमहन सन्यासाश्रम में 
स्थित, शम-दम एवं दयादि से युक्त, शिष्य के बास्त्र प्रसिद्ध गुणों से सम्पन्न, झुचि 
ब्राह्मण तथा शास्त्रोक्त विधि से गुरू की गरण मे प्राप्त हुए शिप्य को उनकी जाति- 
कर्म स्वभाव विद्या और कुल के द्वारा परीक्षा करके, इस मोक्ष के सावनभृत ज्ञान का 
तब तक बारम्बार उपदेश करे जब तक कि उसे इसका सुदृढ ग्रहण होता है ।? 

शिष्य की प्रशंसा करने से उसका उत्साहवर्धन होता है। आधुनिक शिक्षा 
मनोविज्ञान के अनुसार छात्र को ज्ञानाजं॑न के लिये उचित प्रोत्साहन की आवद्यकता 
होती है। इससे शिष्य में आत्मविश्वास जाग्रत होता हैं। उसे अपनी उपलब्धियों पर 
गौरवानुभूति होती है और उसमें नई प्रेरणा का उदय होता है। अतः शिक्षण के 
समय शिष्य की अनुकल प्रतिक्रियाओं अथवा उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी 
चाहिए। आचाय॑े शंकर शिक्षा मनोविज्ञान के इस तथ्य से भली भाँति परिचित थे । 
उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्र के आत्म-कल्याण के प्रयत्न 
की प्रह्मंमा की है। उतके अनुसार आध्यात्मिक शिक्षार्थी की प्रशंसा अध्यापक को इन 
शब्दों मं करनी चाहिए--''तृ धन्य है, क्ृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया 
क्योंकि तू अविद्या रूपी बन्धन से छुटकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होना चाहता है ।$” 


शिक्षायों (शिष्य) : 


शिक्षक की भाँति शिक्षार्थी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अग है । अतः वेदास्त इस 


[& वही: पृ० 8-9। 

2. छान्‍्दोग्योपतिषद (शां० भा०) वहीं, पृ० 7 पर अनुवादक की प्रस्तावना 
ह्प्ट्ब्य | 

3. श्री शंकराचायं-उपदेश साहस्नी, भागंव पुस्तकालय, गायघाट, वाराणसी, 
प्‌ृ००2। 

4. श्री शंकराचायं-विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०2] । 


892 शिक्षक-शिक्षार्थी 


विवाद को निरर्थक मानता है कि शिक्षा में अध्यापक का महत्त्व अधिक है अथवा 
छात्र का | पाइचात्य आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद तथा यथार्थवाद में यही 
रस्साकशी अब तक चल रही है कि शिक्षा को गुरुकेन्द्रित माना जाय अथवा छात्र 
केन्द्रित | वेदान्त की दृष्टि में गुर और शिष्य दोनों का ही सापेक्षिक महत्त्व है। 
वस्तुतः यदि देखा जाय तो अध्यापक की समस्त क्रिया-प्रक्रिएएँ तथा पाठ्यक्रम की 
सम्पूर्ण योजनायें छात्र के लिये ही होती हैं। वेदान्त सूत्र का प्रारम्भ छात्र की दृष्टि 
से हुआ है (अथातों ब्रह्मजिज्ञासा)” । जिज्ञासा छात्र को होती है उसी की सच्तुष्टि 
करना समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य होता है। अत: सीखने की प्रक्रिया में 
दिष्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हुए भगवान्‌ शंकराचार्य लिखते हैं-. 
“आचाये के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकान्त में बेठकर समाहित होकर आचाये के 
बताये हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर और तक द्वारा निश्चय कर आत्मानुभव 
करने के अन्न्तर आचार्य के समीप आकर कहा--मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म 
विदित हो गया है।” इस प्रकार वेदान्त की शिक्षा में गुरु, शिष्य तथा शास्त्र 
(पाठ्यक्रम) का समान रूप से महत्त्व है? किन्तु ज्ञान का स्वरूप अनुभवमूलक होने से 
सीखने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका शिष्य की रहती है ।* 

वेदान्त दर्शन छात्र को प्रकृतिवादियों, व्यवहारवादियों तथा यथार्थवादियों की 
भाँति मात्र शरीर नहीं मानता है। उसके अनुसार वह ब्रह्म अथवा आत्मा है ।* वह 
अनन्तशक्ति सम्पन्त है। उसमें अनन्त ज्ञान की क्षमता है। विवेकानन्द के ये शब्द 
इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं--मनुष्य की आत्मा में अनन्त शाक्ति निहित है, चाहे 
वह जानता हो या न जानता हो । इसको जानना, इसका बोध होना ही इसका प्रकट 
होना है ।* आज जो बालक हमें कक्षा में दिखाई पड़ता है वह अपने पूर्व जन्मों के 
कर्मों के फलस्वरूप अनेक संस्कारों से युक्त है।” इसीलिये बालकों में व्यक्तिगत 


. यह ब्रह्मसूत्र (वेदान्त दर्शन) का प्रथम सूत्र है। इस पर आचाये शंकर का 
समस्त भाष्य शिक्षार्थी के सन्दर्भ में किया गया है। इसीलिये उन्होंने ब्रह्म- 
जिज्ञासा से पूर्व साधन चतुष्ट्य (शमदमादि) पर बडा बल दिया है। ये 
चारों साधन चतुष्ट्य वरतुतः शिप्य की योग्यताएँ हैं जिनकी यथास्थान 
प्रस्तुत ग्रन्थ में विवेचन! की गई है । 

2. केनोपनिषद्‌ शां०भा० (2-), वही, प०67। 

3. गीता, शां०भा० (3-4) वही. प१०१04 । 

4. केनोपनिषद्‌ (2-) पर श्ांकर वाक्य भाष्य दुष्टव्य । 

5. तत्वमसि' वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (6-8-7) पर शांकर भाष्य दृष्ट्व्य । 

6. स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-श्रीरामक्षष्ण आश्रम, नागपुर, पएृ० 0 | 

7. तैत्तिरीयोपनिषद शां०्भा० (-]), वही, प०9 | 


शिक्ष क-शिक्षार्थी 93 


भिन्नताएँ होने से आचाय गंकर के अनुमार “संसार में एक हो गुरु स श्रवण (अव्यवन) 
करने वालों में कोई (छात्र) तो ठीक-ठीक समझ लेता है. कोई ठीक नहीं समझता है, 
कोई उल्टा समझ बेठता है और कोई समझता हो नहीं । 7? इस प्रकार एक बालक 
दूसरे से अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता में भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान इसी 
व्यक्तिगत वैभिन्‍्य को आधार बनाकर छिक्षा की प्रस्तावना करता है| इसके विपरीत 
वेदान्त का शिक्षा-दशैन जगत के नानात्व [विभिन्‍य) के अज्ञानजन्य मानता है ।* 
उसके अनसार छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता भी मायाथा अविद्या के कारण है ।* 
अविद्या का पर्दा हटते ही जद्ध आत्मा के दर्शन होने छाच मूलतः आत्मा है और 
जुद्ध चतन्यस्वरूप होने से स्वर्य सच्चिदानन्द परत्रह्म हैं 

जब तक छात्रों को ब्रह्मज्ञान नहीं होता है तव तक वे इस व्यावहारिक जगत 
में ही निवास करते है और इस दृष्टि से उनका शरीर, जगत, झास्त्र ओर 
गुर सत्य माने जायेगे ।९ अत. जगत्‌ में कुशलतापूर्वक जीवन-बापन की शिक्षा उन्हें 
मिलनी चाहिए। उन्हें कर्म की, उपासना की और ब्रह्म की शिक्षा क्रमणः मिलेगी 
जिससे कि वे उत्तरोत्तर आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सके । अन्ततोगत्वां 
उन्हें ब्रह्म ही होना है ।” 

प्राचीन वैदिक साहित्य में जिस प्रकार शिक्षक के लिए ग्रूरु. आचार्य 
तथा उपाध्याय आदि बजब्दों का प्रयोग मिलता है उसी प्रकार छात्र के लिये झिप्य 

ब्रह्मचारी तथा अन्तेवासी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। वेदिक परम्परा के अनुयायी 

होने से आचाय शंकर ने भी विद्यार्थी के अर्थ मे इन शब्दों का प्रयोग किया है 
अजमदम आदि साधन चतृप्टय से सम्पन्न व्यक्ति शिप्य होता है ।* ब्रह्मचारी ब्रह्म में 
विचरण करने वाला अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला होता है । ब्रह्मचारी 
शब्द की व्याख्या गाँधी जी ने बहुत सुन्दर ढंग से की है--'हमारी भाषाओं में 


कह जन अन-नननाननन सिनलमान-सम-..शह-44:++>_न्‍्याक 


किकलन्‍न्‍न्‍थी. 


. केनोपनिपद्‌ शां०भा० (2-), वही, एृ०62 । 
बृहदारण्यकोपनिपद्‌ शां०्भा० (4-3-2), वही, प्ृ०9०73 । 
श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:---सम्पादक-एच ०आर ० भगवत्‌, 
पूना शहर, पृ०35 । 

. गीता शां०ग्भा० (8-73), वही, पृ० 479 । 
वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ शां>भा० ([-4-0), वही, पृ०257 । 

. माण्डक्योपनिषद्‌ शां०>भा० (आग्म प्रकरण-8), वही, ए०6६ । 

. वृहदारण्यकोपतिपद्‌ (-4-0) पर शांकर भाष्य दुष्टव्य । 

, श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:---सम्पादक एच०आर० भगव,त्‌ 
वही, ए०१30-34| 

9. “सर्व ब्रह्म तियो वेद ब्रह्मचारी स्त उच्यते । वही, पृ०43। 


(>> [६-2 


नी 


>>) न जे (४ (/ 


नजनत्प दी... 7७ 
94 जिज्कनवक्षादः 


विद्यार्थी शब्द के लिये एक सुन्दर शब्द--ब्रह्मचारी का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है 
ईश्वर का अनुसन्धानकर्ता जो कि कम से कम समय में ईश्वर के निकटतम पहुँचने के 
लिये आचरण करता है।? गुरुकुल में निवास कर शिक्षा ग्रहण करने वाला अन्‍्तेवासी 
कहलाता है । स्वामी विवेकानन्द 'गुरुग्‌हवास' को शिक्षा मानते हैं। आचार्य शंकर 
शिक्षा में ऐसे छात्र की कल्पना करते है जो साधन चतुष्ट्य सम्पन्त होकर गुरु 
के सात्निध्य में रहता हुआ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिये विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण 
करता है । 


छात्र की योग्यताए 

वेदान्त की शिक्षा में ब्रह्मज्नातन का सर्वोच्च महत्त्व होने से गुरु तथा छात्र से 
अपेक्षाओं का स्तर अत्यन्त उच्चकोटि का हो जाता है। विद्यार्थी के सन्दर्भ में 
आचाये शंकर का यह कथन समीचीन ही है---/जो पुरुष शमादि साधन से रहित 
तथा अभिमान और रागद्वेषादि से युक्त है उसका ब्रह्माज्ञान की प्राप्ति में सामथ्य नहीं 
हो सकता, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों (अवभासों) निरसन द्वारा ही 
ग्रहण किया जाने योग्य है ।/* अतः शिक्षा ग्रहण करने के लिये गुरु के पास जाने से 
पूर्व छात्र कोकृतिपय अपेक्षाओं की पूर्ति तथा विशिष्ट प्रकार की योग्यताओं का 
सम्पादन कर लेता चाहिए। आचाय॑े शंकर ने छात्र की इन योग्यताओं पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है--“तित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, इहलोक तथा परलोकस्थ 
विपय-भोगों से विराग, शम-दमादि स' -.“ « के और मुमुक्षुता (मोक्ष की इच्छा) 
इन साधनों (योग्यताओं) के होने पर ही धर्म-जिज्ञासा से पूर्व तथा पश्चात्‌ भी ब्रह्म- 
जिज्ञासा तथा ब्रह्मज्षञान हो सकता है अन्यथा नहीं।* नित्यानित्यवस्तुविवेक, 
इहामुत्रभोग विराग, शमदमादि षट्साधन सम्पत्ति तथा मुमुक्षता छात्र की ऐसी चार 
प्रकार की योग्यताएँ हैं जिनके होने पर ही उसे ब्रह्मबोध की क्षमता प्राप्त होती है ।* 
अतः उन चारों की व्याख्या करना यहाँ आवश्यक होगा--- 

() नित्यानित्यवस्तुविवेक:--ब्रह्म विद्या के छात्र को नित्य और अनित्य 
वस्तुओं में भेदकर सकने की शक्ति होनी चाहिए। क्‍या सत्‌ है ? क्‍या असत्‌ है 
ब्रह्म सत्‌ है और जगत्‌ असत्‌ (मिथ्या) है, ऐसा निश्चय रखने वाला छात्र नित्या- 
नित्यवस्तुविवेकी होता है (९ 


जि 


. ९, (4॥0॥---१०प्ञा४ 0॥98, 8-9-927. 

2. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ०20॥ 

3. केनोपनिषद्‌ (3), शां०भा०, वही, १०92 । 

4. ब्ह्मसूत्र शां०भा० (4---), गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ ०26 | 
5. श्री शंकराचार्य --विवेक चूडामणि, वही, पृ० 2। 

6. वही, पृ०!2। 


शिक्षक-शिक्षार्थी 95 


(2) वेराग्य :--यह जगत्‌ अनित्य अबवा मिथ्या होने से नब्वर हें। इस 
लोक की वस्तुएँ भी असत्य हैं। भोगविलास सम्बन्धी सभी पदार्थ अनित्य हैं। अतएव 
दर्शन (नेत्र) और श्रवण (कर्ण) आदि के द्वार से लेकर ब्रह्मलोक-पर्यन्त 
सम्पूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा वृद्धि है वही 'वैराग्य' है | ब्रह्म-जिन्नास्‌ 
शिष्य को ऐसे उत्कृष्ट वेराग्य से सम्पन्न होता चाहिए 

(3) शम-दम आदि साधन :--न्रह्मविद्या के शिक्षार्थी मे गम-दम आदि निम्न- 
लिखित छः: संयमों की अपेक्षा की जाती है:--- 

(क) शस :--इसका अर्थ हैं मन का संयम | ब्रह्म जिज्ञासु द्वारा वारम्वार 
दोपदृष्टि करके विपय समूह से विरक्त होकर अपने चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर 
करना ही 'शम' है ।* 

(ख) दम:--इसका अथ॑ है इन्द्रियों पर नियन्त्रण । कर्मेन्द्रिय” और ज्ञानेन्द्रिय* 
दोनों को अपने विषयों से खीचकर अपने-अपने गोलकों में स्थिर करता दम 
कहलाता है 

(ग) उपरति :--छात्र की वृत्ति का बाह्य विषयों (यज्ञादि कर्मों) का आश्रय 
ने लेना 'उपरति' है 

(घ) तितिक्षा :--चिन्ता और जोक से रहित होकर विना कोई प्रतिकार 
किये सब प्रकार के कष्टों का सहन करना 'तितिक्षा' कहलाती है ।” 

(डः) समाधान:--अपनी बुद्धि को सब प्रकार छुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर 
रखना 'समाधान' कहनाता है । चित्त की इच्छापर्ति का नाम समाधान नहीं हैं ।* 

(च) श्रद्धाा--भास्त्र और गुरु वाक्‍्यों में सत्यत्व वृद्धि करना श्रद्धा हैं ।” 

(4) मुमुक्षा :--ब्रह्मविद्या के शिक्षार्थी को मोक्ष की इच्छा रखना आवश्यक 
है । अहंकार से लेकर देहययेन्त जितने अज्ञान-कल्पित बन्धन है, उनको अपने स्वरूप 
के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा शंकर के अनुसार 'मुमुक्षता' है ।? मोक्ष की इच्छा 


कैलणन्‍मन्‍नके, 


- वहीं, पृ०3॥ 

- वही, पृ०3 । 

: हाथ, पैर, वाणी, मूत्रेन्द्रिय तथा मलद्वार पाँच कमेंरिद्रिया है | 
: आँख, कान, नाक, जिह्ला तथा त्वचा पाँच जानेन्द्रियाँ 

- वही, पृ० 3 । 

वही, पु० [3 | 

- वही, पृ०3 । 

वही, पृु० 4। 

. वही, पृ० [4 | 


« वही । 


ये ७४ (2 ७ (० [>> 


(० ४५४7 0० 


१96 शिक्षक-शि क्षार्थी 


मन्द और मध्यम भी हो तो भी वेराग्य तथा शमादि षट्सम्पत्ति और गुरु कृपा से 
विकसित होकर फल उत्पन्न करती है ।! आचार्य शंकर के अनुसार जिस शिक्षार्थी में 
बैराग्य तथा मुमुक्षुत्व तीज्र होते हैं, उसी में शमादि का विकास होता है।* 

उपर्यक्त साधन चतुष्ट्य के अतिरिक्त ब्रह्मविद्या के छात्र को क्रियावान्‌ 
(यज्ञादि-धामिक क्रियाएँ करते वाला)'''श्रोत्रिय (वेद का ज्ञानी) और ब्रह्मनिष्ठ''' 
तथा परब्रह्म को जानने का इच्छुक'*''' शुद्धचित्त होना चाहिए ।* आचाय॑ शंकर के 
अनुसार शिष्य में ब्रह्मचयेपुर्वंक अध्ययन की सामर्थ्य भी होनी चाहिए ।* इसके अति- 
रिक्त शिक्षा में शिष्य का बुद्धिमान होना तथा तकं-वितक में कुशल होना भी आवश्यक 
माना गया है ।” 

छात्र के अपने वर्णानुसार, शास्त्रानुसार यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार कराने 
पर ही वेदान्त की शिक्षा में उसके प्रवेश का उन्होंने प्रतिपादन किया है। 


छात्र के कार्य तथा कत्तेंव्य : 

वेदान्त-शिक्षा में गुट की अनिवायंता होने से शिष्य को विधिवत्‌ गुरु की 
शरण में जाता चाहिये । शास्त्रज्ञ (विद्वान) होने पर भी उसे स्वतन्त्रतापुवंक ब्रह्मज्ञान 
का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। हाथ में समिधाओं का भार लेकर शिष्य को 
श्रोत्रिय यानी श्रवण और अध्ययन के अर्थ से सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास 
जाना चाहिए |" 

गुरु के पास पहुँचकर प्रथम उसकी प्रार्थना करते हुए शिष्य को उनसे अपना 

मन्‍्तव्य इस प्रकार प्रकट करना चाहिए---'हे शरणागत वत्सल, करुणासामर प्रभो ! 

आपको नमस्कार है। संसार-सागर में पड़े हुए मेरा आप अथनी सरल तथा अतिजय 
वाग्ण्यामृत-बणिणी कृपा-कटाक्ष से उद्धार कीजिए ।/? अतः गुरु के प्रति शिष्य का 
घज्यभाव होना चाहिए । 

विद्यार्थी को गुरु के सम्मुख इस प्रकार प्रतिज्ञा करनी चाहिए---' हे पुजनीय 
में स्वाध्याय के ग्रहण के लिये ब्रह्म चरयंपू्वंक आचाय कुल में निवास करू गा । * 





!. वही । 

2. वही । 

3. मुण्डकीपनिषद्‌ शाॉ०भा०, वहीं, पृ०१5-]6। 

4. छान्दोग्योपनिषद्‌ शां०भा० (3-7-7), वही, पृ०336 ॥ 
3. श्री शंकराचायं---विवेक चूडामणि, वहीं, घृ०] । 

6. मुण्डकोपनिपद्‌ शां०्भा० (-2-2), वही, पृ०45 । 

7. श्री शंकराचाय--विवेक-चुडामणि, वही, पु०6 । 

8. छान्दोग्योपनिपद्‌ शां०्भा> (4-4-]), वही, पृ०38] | 


शिक्षक-शिक्षार्थी 97 


शिष्य को गुरु के साथ प्रदनोत्तर रूप में विचार-विमश द्वारा आत्मज्ञान को 
सुलभ करना चाहिए ।? इसके लिए थिष्य में ब्रह्म विद्या के प्रति इढ़ भाव होना 
चाहिए ।* 

शांकर शिक्षा-दशन मे गुरु को साक्षात्‌ ब्रह्म रूप माना जाता हैं। अतः शिष्य 
को गुरु सेवा करने में सदेव तत्पर रहना चाहिए क्योंकि जो छात्र गुर आदि की 
निरन्तर परिचर्या करता है वही (भगवान्‌) की उपासना करता है ४ झंकर के 
अनुसार शिष्य को सदेव वेदान्त का विचार करना चाहिए और गुरु की वन्दना करनी 
चाहिए । 

शिष्य को अपने उत्तम कुल, विद्या, आचार और नाना प्रकार के साधनों की 
सामथ्य रूप सम्पत्ति से होने वाले अभिमाव को त्याग कर श्रेयः (मोक्ष) साधन की 
प्राप्ति के लिये साधारण व्यक्ति के समान गुरु के पास जाना चाहिये ।* उससें विनय- 
शीलता भी होनी चाहिए ।” 

शंकराचाय ने श्रद्धा, जितेन्द्रियता तथा तत्परता को ज्ञान प्राप्ति के साधनरूप 
में स्वीकार किया है। उनके अनुसार शिप्य को अपने अन्दर श्रद्धा तथा संयम के 
साथ ज्ञान के लिये तत्परता का भी विकास करना चाहिये ।* 

ब्रह्मचय तथा गुरु सेवा के साथ छात्र के लिये भिक्षा-भोजन को आचाय॑ शंकर 
ने उसके ब्रतों में स्वीकार किया है। अतः शिष्य को भिक्षाटन द्वारा अपने अन्दर 
वैराग्य की भावना को दृढ़ करना चाहिये जिससे उसके जीवन में संन्यास ग्रहण की 
क्षमता का विकास हो जाये । 

उपयुक्त सन्दर्भ में आर० के० मुकर्जी ये के शब्द विचारणीय हैं--“ब्रह्मचारी 
(छात्र) का भिक्षा लाना अन्य कत्तंव्य है। यह भिक्षा माँगना उसके लिए नहीं था 


अजनननानमन-ननन ंरमनीनाम-गक+ “५39५. ताज पिन जनता गण पाकाण "5 


[. केनोपनिषद्‌ शां०्भा० (/सं०भा०), वही, प०8 । 

2. केनोपनिषद्‌ (2-2) पर शां०भा० दृष्टव्य । 

3. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण--प्रन्थसंग्रह:-सम्पादक-एच ०आर० भगवत्‌, 

पून्रा शहर, पृ ०25 । 

4. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शां०भा० (4-3-4), वही, पृ०32। 

5. “विचारणीया वेदान्ता बन्दनीयों गुरु सदा ।--श्नी शंकराचायं विरचित 
प्रकरण-प्रन्थ संग्रह:, वही, पृ०25 । 

. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां०्भा० (7-), वही, पृ०72 । 

. श्रीमद्भगवद्गीता (4-34) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

8. गीता शां०भा० (4-39), वही, पृ०१38 । 


जे 05५ 


!98 शिक्षक शिक्षर्थी 


बल्कि विद्यालय की सहायता के लिए। इसके शैक्षिक महत्त्व को शतपथ ब्राह्मण 
(]0-3-3-5) में स्पष्ट किया गया है जहाँ यह संकेत मिलता है कि इसका अभिप्राय 
है छात्र में मानवता एवं त्याग की भवना को उत्पन्न करना ।? 

गुरू सेवा से अवशिष्ट समय में छात्र को वेदाध्ययन करना चाहिए। नियम- 
वान्‌ विद्यार्थी का अध्ययत किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञान का फल-प्राप्ति हेतु 
होता हैं ।* 

शिक्षा समाप्त होने पर छात्र को आचाये के चरणों में पुष्पाञजलि प्रदानकर 
तथा सिर झुकाकर प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए उनका आभार व्यक्त करना 
चाहिए-- हमारेनित्य, अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म शरीर के जनयिता होने के 
कारण आप तो हमारे पिता है, जिन आपने विद्यारूप नौका के द्वारा हमे विपरीत 
ज्ञानरूप अविद्या से अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग ओर दुःख आदि ग्राहों के कारण 
जो अपार है उस अविद्यारूप समुद्र से उस ओर महासागर के पार के समान अपुनरा- 
वृत्ति रूप मोक्षसंज्ञ़क दूसरे पार पहुँचा दिया है। अतः आपका पितृत्व तो अन्य 
(जन्मदाता) पिता की अपेक्षा भी युक्ततर है क्योंकि दूसरा पिता केवल शरीर को ही 
उत्पन्न करता है तो भी वह लोक में सबसे अधिक पूजनीय होता है, फिर आत्यन्तिक 
अभय प्रदान करने वाले आपके पूजनीयत्व के विषय में तो कहना ही क्‍या है ? * 

शिक्षा-समाप्ति पर गुरू से आर्शीवाद लेकर शिष्य को गुरुदक्षिणा में अभीष्ट 
धन लाकर देना चाहिए किस्तु शिष्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि 
इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई व्यक्ति इस आचाय को जल से परिणगृहीत 
अर्थात्‌ समुद्र से घिरी हुई और धन से परिपूर्ण यानी भोग की सामग्रियों से सम्पन्न 
यह सारी प्रथ्वी भी दे तो भी वह इसका बदला नहीं हो सकता है ।* अतः शिष्य में 
गुरू-कृपा की ऋणमुक्तता का भाव कभी नहीं आना चाहिए। 

अन्तत:ः सबसे महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य शिष्य का यह है कि उसे गुरू के उपदेश का 

श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन कर ब्रह्म साक्षात्कार की क्षमता का विकास अपने अन्दर 
करते रहता चाहिए ॥९ 


4. (00 2], 7२. 4९., 4आलांशा। आावीद्ा झवधरट्वार07, गाल छा वेशा। 
धितादवं छशाक्षाअंत85, 5390809 २०३०, ॥4ए०४7१ ०7 ४६४०7, ॥06॥-6 
7, ४. 
छात्दोग्योपनिपद्‌ गां० भा० (8-5-) वही, पृ० 844-45 । 

- प्रश्नोपनिपद्‌ शां० भा० (6-8) वही, पृ० 24-25 । 

' वैत्तिरीयोपनिषदू-शां० भा० (--) वही, पूृ० 73 । 

- छान्‍्शेग्योपनिपद्‌ शां० भा० (3--6) वही, पृ० 277 । 
श्री शंकराचायं-विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह :---सम्पादक---ए च ० आर० 
भयवत्‌, पूनाशहर, पृ० 40 । 


८5 ( >> (० - 


शिक्षक शिक्षार्थी 99 


गुरू-शष्य-सम्बन्ध 

वेदान्त की दृप्टि में गुरू-शिप्य में कोई भेद नहीं है। दोनों ही परब्रह्म के 
रूप हैं । जिस प्रकार यह प्रपञ्च (जगत) माया और रज्जु-सप के सहझ्य है उसी प्रकार 
शिष्यादि भेद विकल्प भी आत्मज्ञान से पूर्व ही उपदेश के निमित्त से हैं। शंकर के 
अनुसार शिष्य, आचाय॑ और द्ास्त्र-यह भेद उपदेश के ही लिए है । उपदेश के कार्य॑- 
स्वरूप ज्ञान के निष्पन्न होने पर, अर्थात्‌ प्रमार्थतत्त्व (ब्रह्म) का ज्ञान हो जाने पर 
देत (गुरू-शिप्य-भेद) की सत्ता नहीं रहती है ।* 

आचाय॑ शंकर के अनुसार गुरू तथा शिष्य उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार 
ब्रह्म तथा जीवात्मा एकरूप हैं। यह दृष्टिकोण पारमाथिक इृष्टि से है। शिक्षा की 
व्यवस्था के लिए पारमाथिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यावहारिक इंप्टिकोण का 
आश्रय लेकर शंकर ने गुरू, शिष्य तथा शास्त्र आदि के भेद को स्वीकार किया है । 
वह शिक्षक को बोध कराने वाला तथा शिष्य को बोध करने वाला मानते है। गुरू 
यदि उपदेशक है तो शिष्य उपदेश ग्रहण करने वाला | गुरू शिप्य को जो कुछ प्रदान 
करता है शिप्य उसे ग्रहण करता है। इस कारण आचाये शंकर ने गुरू को शिष्य का 
हितोपदेष्टा तथा शिष्य को युरू भक्त के रूप में माना है ।* 

आचार शंकर के अनुसार गुरू-शिष्य में पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। गुरू विद्या 
के द्वारा शिष्य के नित्य, अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म शरीर को जन्म देता है । 
अतः वह शिष्य का आध्यात्मिक पिता है ।* आध्यात्मिक ज्ञान देकर गुरू ने शिष्य के 
जिस दिव्य जन्म की अवतारणा की है वह भौतिक जन्म देने वाले पिता से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से शिष्य के लिए आचाये पिता से अधिक पूजनीय 
एवं वन्दनीय होता है ।4 आचाय के लिए शिष्य पृत्रवत्‌ रक्षणीय तथा पालनीय होता 
है। शिष्य आचायंकुलवासी होकर ग्रुरू के अत्यन्त निकट हो जाता है। दोनों में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता है। दोनों परस्पर अन्योन्याश्रवित हो जाते है। 

आचाय॑ शंकर के अनुसार “ब्रह्म विद्या" (आध्यात्मिक शिक्षा) बिना गुरू- 
कृपा के प्राप्त होनी कठित है ।९ अतः शंकर-दर्शन में मुमुक्षु व्यक्तियों (शिप्यों) के 
लिए गुरू को साक्षात्‌ ब्रह्म मानकर सेवा करने का मत प्रतिपादित किया गया 


पिनलास 


 माण्डक्योपनिपद्‌ (आमगम प्रकरण-8) शां० भा० वही, पृ० 68 । 
श्री शकराचारय-प्रश्नोत्तरी (इलोक-7) वही, पृ० 9 । 
 प्रश्नोपनिपद्‌ (6-8) शां० भा० वहीं, पृ० [24 । 

“ला के । 030] 

. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (8-7-4) शां० भा० वही, पृ० 874 | 

- र्वेताइवतरोपनिपद्‌ ज्ञां० भा० (6-23) वही, प० 263 । 


0 (0 +>७ (७० >> 





200 शिक्षक शिक्षार्थी 


है।* रृष्टि से गुरू ईश्वरतुल्य हो जाता है और शिष्य उसकी सेवा करने वाला भक्त हो 
जाता है। शंकर के अनुसार भगवान्‌-भक्‍त जैसा सम्बन्ध गुरू और शिप्य के मध्य 
होना चाहिए ।* इस सन्दर्भ में आचार्य शंकर की गुरू बन्दना के ये शब्द यहाँ पर 
उल्लेखनीय हैं--''जिसकी वन्दना से अखण्डानन्द स्वरूप ब्रह्म का बोध होता है उस 
सच्चिदानन्दस्वरूप गुरू गोविन्द को में नमन करता हूँ । * 

उपर्यक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरू-शिप्य का 
सम्बन्ध, चाहे शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले जेसा हो, चाहे पिता-पृत्र 
जैसा हो, चाहे भगवान्‌-भक्त जैसा हो, किन्तु आचार्य शंकर दोनों के सम्बन्धों की 
मधुरता, सहजता, स्वाभाविकता तथा अन्योन्याश्वितता पर बल देते हैं। अतः उनके 
ये उदगार आज की पृष्ठभूमि में मनन करने योग्य है जबकि आज शिक्षक-छात्र- 
सम्बन्धों में सौहादता तथा सौजन्यता एवं मधुरता का निरन्तर ह्वास हो रहा है-- 
“हम आचाये और शिष्य दोनों की साथ (वह ब्रह्म) रक्षा करे और हमारा साथ- 
साथ भरण करे। हम साथ-साथ वीये यानि विद्याजनित सामथ्यं का सम्पादन करें। 
हम दोनों तेजस्वियों का किया हुआ अध्ययन ****' अथ ज्ञान के योग्य हो तथा''***' 
हम एक दूसरे से विद्वप को प्राप्त न हों ।$ इस प्रकार आचाये शंकर ऐसे गुरू-शिष्य- 
सम्बन्धों की कल्पना करते है कि जिनका आधार विशुद्ध आध्यात्मिक होने से परस्पर 
सहकारिता, समन्वय, माधुयं, स्वाभाविकता एवं सौजन्यता का परिपाक होकर 
शिक्षक-शिक्षार्थी दोनों ही आत्मकल्याण तथा जनहित के मार्ग पर अग्रसरित होते 
रहते है । 
आचार्य शंकर की दृष्टि से अनुशासन 

गुरू-शिष्य सम्बन्धों की विवेचना के सन्दर्भ में वेदान्त की अनुशासन की 
धारणा पर विचार करना अप्रासड्धभिक न होगा क्योंकि वेदान्त दर्शन में अनुशासित 
जीवन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है । छात्र के सन्दर्भ में आचार्य शंकर का 
यह केथन विचारणीय है--“जो (शिष्य) पापकर्म और इन्द्रियों की चंचलता से हटा 
हुआ तथा समाहित चित्त और'**** उपशान्तमना है, वह आचायंवान साधक ही 
ब्रह्मशान से आत्मा को प्राप्त कर सकता है।”* वेदान्त के छात्र के लिए विशिष्ट 


२333 ।34७५-ममक.. ना अपकतब. 


. श्री शकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थसंग्रह:, सम्पादक--एच० आर० भगवत्‌, 
एता शहर, पृ० _5॥। 

2. देखिये परिशिप्ट सं० 3 | 

3. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थसंग्रह:, सम्पादक-एच ० आर० भगवत्‌, 
पूत्रा शहर, पृ० 30। 

4. तैत्तिरीयोपनिपद्‌ शां० भा० (2-) वही, पू० 95। 

०. कठोपनिषद्‌ ज्ञां० भा० (2-24) वही, पृ० 79। 


शिक्षक शिक्षार्थी 30] 


प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। मन एवं इन्द्रियों के 
संयम को आचार शंकर द्वारा अनुशासन मानकर छात्रों के लिये सावन-चतुप्ट्य को 
अनिवाय॑ रूप से प्रतिपादित किया गया है 

वेदान्त के अनुसार बालक की प्रकृति की चार अवस्थाएँ बताई गई है-- 

]. क्षिप्त 2. विश्षिप्त्‌ 3. मुधा 4. एकाग्रता 

क्षिप्त अवस्था में वालक इन्द्रियों का दास होता है । उसे इस दासत्व से 
मुक्त होने के लिए इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। 
आंशिक रूप से नियन्त्रित होने की सफलता मिलने पर छात्र विल्िप्तावस्था में पहुँच 
जाता है। शने:-शने: इन्द्रियों के नियन्त्रण से मानसिक एकाग्रता होने की अवस्था 
मुधा होती है किन्तु एकाग्रता का पूर्णविकास चतुर्थ अवस्था में होता है। इस अवस्था 
के प्राप्त होने पर ही शिष्य को ब्रह्मविद्या का अधिकारी माना जाता है। स्वामी 
विवेकानन्द के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है 
एकाग्रता 

यह एकाग्रता वेदान्त-शिक्षा का चार है। इसकी आवश्यकता न केवल छात्र 
को ही हैं वरत्‌ अध्यापक को भी है| एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आचाय॑ शंकर 
ने गुरू और शिप्य दोनों के लिए ही अनुशासन को आवश्यक मादा है ।१ योगाभ्यास 
द्वारा अनुशासन का विकास होता है। वेदान्त-दर्शन इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों 
से नियन्त्रण में रखने की प्रस्तावना इसीलिए करता है कि मनुष्य संयमी होकर अनु- 
शासित होता है और फिर उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती है। 
अतः इस दृष्टि से फ्राय5 आदि पाइ्चात्य मनोवज्ञानिक वेदान्त के विद्यार्थी को मान्य 
नहीं है क्योंकि वे इन्द्रिय-संयम को विशेष महत्त्व नही देते हैं। संयर्मित जीवन के 
निर्माण के लिए संयम, त्याग, तप, उपासना, ब्रत, ब्रह्मचयं, अहिसा, सत्य तथा ध्यान 
आदि का विधान वेदान्त-दर्शन में किया गया है ।* 

भगवान्‌ शंकराचाय का स्वयं का जीवन एक अनुपम आदर्श तथा उत्कृष्ट 
अनुशासन का ज्वलंत उद्हरण है। वह स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे। ज्ञान, वराग्य 
भक्ति तथा शम-दम आदि की प्रतिमृति के रूप में उनकी अवतारणा से मानव जाति 
के इतिहास में जिस अनुशासित तथा व्यवस्थित व्यक्तित्व के दशन होते है उसने 
अपनी बत्तीस वर्ष की आयु में ही विश्व को ज्ञानामृत से सिन्चित शिक्षा-व्यवस्था 
प्रदान की थी। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मविद्या के शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही के 


.....+++००+-७२७७७०-२३७००७+००- जन ४००० ।७०मनबमब, 


, श्री शंकराचार्य-विवेकचूडामण, वही, पृ० 42 । 

. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 4 । 
. केनोपनिपद शां० भा० (खं० 3) वही पृ० 92 | 

. मुण्डकोपतिपद्‌ (2-2-7) वही, पृ० 75-76। 


नँ> (० >> #&#+ 


202 शिक्षक-शिक्षार्थी 


लिए अनुशासन को दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था दी थी--ब्रह्म विद्यार्थी को 
शम-दम आदि से युक्त होना चाहिए कयोंक्रि शान्त, दान्‍्त, तितिक्षु और समाहित 
होकर (जिज्ञासु) आत्मा को देखता है ।? यहाँ शान्‍्त का अर्थ इन्द्रियों के कार्यों 
से विरति, दान्त का अर्थ है अन्तःकरण की चञ्चलता से निवृत्ति, उपरति का अर्थ 
है सुख-दुःख आदि हन्द् सहने वाला और समाहित का अर्थ है इन्द्रिय और अन्तःकरण 
से व्यावत्त होकर एकाग्रचित होना । इस प्रकार आचार्य शंकर की अनुशासन की 
कल्पना में व्यक्ति के ऐसे संयम की ओर संकेत मिलता है जो किसी दबाव, प्रलोभन 
तथा प्रभाव आदि से उद्भूत नहीं होता है बल्कि अन्तः प्रेरणा से उद्भूत होकर 
व्यक्ति को ज्ञानाजर में सहायता प्रदान करता है । 

आचार्य शंकर की शिक्षक-शिक्षार्थी की मीमांसा के निम्नलिखित निष्कर्ष 

बिन्दु हैं--- 

. शिक्षक-शिक्षार्थी, दोनों शिक्षा के प्रमुख अंग हैं । 

2. शिक्षक अध्ययन-अध्यापन में कुशल, नैतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
गुणों में उत्कृष्टता सम्पन्न होता है। उसे वेदशास्त्रों का पारज्धत तथा 
ब्रह्मनगानी होना चाहिए । 

3. वह छात्र का पथ-प्रदर्शक ही नहीं वरन्‌ उसका आध्यात्मिक पिता 
भी है । 

4. शिक्षक को छात्र को शिक्षा देने के लिए सर्देव तत्पर रहना चाहिए । 

5. शिक्षक को अपने शिक्षण से छात्र को आशान्वित तथा प्रसन्न रखना 
चाहिए | 

6. छात्र को ज्ञान प्रदान करने में गुर को तभी विश्वाम लेन। चाहिए जब 
छात्र का ज्ञान सुच्ढ हो जाये। 

7. शिष्य की उपलब्धियों की प्रशंसा करने से गुरु उसे प्रोत्साहित कर उसमें 
आत्मविश्वास का जागरण करता है । 

8. ज्ञान का स्वरूप अनुभव मूलक होने से शिक्षा-ग्रहण करने की प्रक्रिया में 
मुख्य भूमिका शिष्य की होती है। 

9. वेदान्त-शिक्षा में छात्र मात्र शरीर न होकर ब्रह्म अथवा आत्मा है जो 
अनन्त शक्तियों का भण्डार है। 

0. पूर्वजन्मों के कर्मानुसार छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं 
इच्छाओं आदि में भेद होता है। 


!. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (4-4-23) तथा ब्रह्मसूत्र (3-4-6-27) पर शाॉंकर 
भाष्य दृष्टव्य । 


शिक्षक-शिक्षार्थोी 203 


. 


(2. 


4 3५ 


4. 


6. 


7. 


0% 


4.20 


20. 


उक्त व्यक्तिगत भेद-वेभिन्य का निराकरण कर छात्र को जुद्ध सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कराना शिक्षा का कार्य है। 

जो सावन चतुष्ट्य सम्पत्त होकर गुरु सातन्निव्य में रहकर ब्रह्मजान 
प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है, छात्र कहलाता है । 
छात्र की मुख्य योग्यताएँ साधन चतुप्ट्य के नाम से प्रसिद्ध है जिनमें 
नित्यानित्य वस्तु-विवेक, वेराग्य, संयम, तथा मोक्ष की इच्छा--ये चार 
साधन सम्मिलित हैं। 

छात्र को बिना गुरु के विद्या के लिए प्रयत्त नही करना चाहिए। अतः 
उसे विधिवत्‌ गुरु धारण करके ब्रह्मजान में प्रवत्त होना चाहिए । 


: गुरु के प्रति पृज्यलाव रखते हुए आदर के साथ प्रश्नोत्तर रूप में विचार- 


विमर्श करके छात्र को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्तशील होना चाहिए। 
गुरुसेवा, भिक्षाटन, निरभिमानिता, श्रद्धा, संयम, ज्ञान के लिए तत्परता 
तथा ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना शिप्य के लिए मुख्य कत्तंव्य है । 
सेवा आदि उक्त कार्यो से अवशिष्ट समय में छात्र को वेदाध्ययन तथा 
आचायें के उपदेश का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन आदि करना 
चाहिए । 

शिक्षा के अन्त में छात्र को ग्ुरुपजन करके तथा ग्रुरुदक्षिणा देकर उनका 
आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए । 

गुरु-शिष्य के सम्बन्धों का मुख्य आधार आध्यात्मिक होने से दोनों में 
परस्पर मधुरता, सहजता एवं स्वाभाविकता का विकास स्वतः होता 
रहता है। 

अनुशासन की आध्यात्मिक जीवन में महती आवश्यकता होने से गुरु तथा 
शिष्य दोनों ही के लिए वेराग्य, संयम तथा त्याग द्वारा उसके विकास 
का प्रावधान अचाय॑े शंकर के दर्शन में किया गया है। 


पाठ्यक्रम 


काम यस्यथ समृूलघातमवधोत्‌ स्वर्गापवर्गापहुं 
रोष यः खल्‌ चूर्णपेषमपिषज्निः शेषघदोषावहम । 
लोभादीनपि यः परांस्तृणसमुच्छेद॑ समुच्चिच्छिदे 
स्वस्यान्तेवसत्ता सत्तां स भगवत्पादः कर्थ बर्ण्यते ।४४ 
श्रद्वानक्तिध्यानयोनान्मुसक्षो- 
समंक्तेजतन्वक्तिगाल्षाच्दर लेगी: । 

यो वा एतेष्वेब तिष्ठत्यमुष्य 
मोक्षो5विद्याकल्पिताहेहबन्धात्‌ ॥* 


/]फ 6 8०00 6प्राणर्प्रफा था 6868 8०ए०॥6९8 ४॥0०पा० ७७ 
76797686760., #97 ॥686 &6 6 शा €5५076580075 0 ४॥6 #प्रावा। 
8छागा, बात प्रशा$ काठ 6 0िग्रा$ जाता ॥6 छध्थाएलड लालाएु ते 
हजार एथालबा।णा करष्च४ 26 ता509॥#64 ॥7' 6 गाता ए तंशी- 
ख0॥ 48 40 86 ज्रणा।त्रीप्र रधां॥0॥60, 5 


अिनननिनतन भी कनन नमन. 


!. श्री शंकर दिग्विजय (माधवक्कत-4-66), श्री श्रवणनाथ ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार, 
सं० 2000, पृ० ]]---'जिन भगवान्‌ शंकराचार्य ने अपने विद्यार्थियों 
के स्वर्ग तथा मोक्ष को नष्ट करने वाले काम को समूल उखाड़ दिया, सम्पूर्ण 
दोषों को उत्पन्न करने वाले क्रोध को आटे की तरह चर-चूर कर दिया, 


जिन्होंने लोभ आदि शत्रुओं को तिनके की तरह काट डाला, उन शंकर का 
वर्णन किन शब्दों में किया जा सकता है ? 


2. श्री शंकराचार्य-विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० 2030, पृ० 9 
“अड्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको श्रुति (वेद) की वाणी मुमुक्षु की 
मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका 
अविद्याकल्पित देह-बन्धन से मोक्ष हो जाता है। 

3. वा, 7. 09, हव/ट्व/9 : [08 [0909 900 [77४ 0770फ%565, ४0 फ्रह्वाए 
<& (.0., [,07007, 930, 9. 2][. 
विद्यालय के पाद्यक्रम में इन सब क्रियाओं (व्यक्तिगत, सामाजिक तथा 
रचनात्मक) का प्रतिनिधित्व होता चाहिए। क्योंकि ये मानव आत्मा की 
भहान्‌ अभिव्यक्तियाँ हैं और वे ही ये रूप है जिनमें कि प्रत्येक पीढ़ी की 
रचनात्मक शक्तियों को अनुशासित किया जाना चाहिए ताकि सभ्यता की 
गति भली प्रकार बनाए रखी जाए | 


पाठ्यक्रम 205 


प्राचीन आश्रम व्यवस्था : 

वैदिक काल में शिक्षा-प्राप्ति के लिए जंगलों में प्रकृति की खुली गोद में 
आश्रम बने होते थे। ये आश्रम ऋषियों के घर होते थे और ये ही शिक्षः के केन्द्र 
होते थे | आचार्य का घर ही विद्यालय होता था। वेदिक काल में जितने ऋषि थे 
प्राय: सबका आश्रम एक शिक्षालय होता था। वहीं पर शिक्षार्थी आते थे और शिक्षा 
ग्रहण करते थे ।* इस प्रकार की उस युग में अनेक संस्थाएँ थीं। शिक्षा का रूप उस 
समय व्यक्तिगत था । एक ही आचायय अध्यापन कराने बाला होता था। आज की 
भाँति यह नहीं था कि एक विद्यालय में एक ही विषय को पढ़ाने वाल अनेक अध्यापक 
हों । आश्रम में शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था ।* यह उपनयन एक 
प्रकार का प्रवेश समझा जाता था। आर“ के० मुकर्जी के शब्द इस सन्दर्भ में यहाँ 
पर उल्लेखनीय हैं--“यह (उपनयन संस्कार) अध्यापक तथा छात्र के मच्य घनिष्ट 
सम्बन्ध होता है । उपनयन नामक धामिक उत्सव के द्वारा इस सम्बन्ध का उद्घाटन 
होता है। यह प्रवेश वसा प्रवेश नहीं था जैसा कि आज विद्यालयों में है जहाँ 
विद्यार्थी निर्धारित शुल्क देकर स्कूल के रजिस्टर में अपना नाम लिखा लेते है। 
उपनयन का आध्यात्मिक अर्थ धामिक ग्रंथों मे किया गया है| इसके अनुसार' गुरु- 
शिष्य को मानो गर्भ में धारण करता है और उसे अपनी आत्मा से नया जन्म देता 
देता है। नवजात शिक्षु की संज्ञा तब द्विज होती है, 'नया जन्म हुआ, घुनः नए 
अस्तित्व में जन्म ग्रहण करने वाला (शतपथ ब्रह्मण, |[-5-4]) इस प्रकार प्रारम्भ 
की हुई शिक्षा के लिए विशिष्ट शब्द है--ब्रह्मबच्य जिसका संकेत है जीवन के नये 
ढंग से, अभ्यास की व्यवस्था से ।* इसलिए उपनयन संस्कार के बाद शिष्य आश्रम 
में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करने से ब्रह्मचारी कहलाता था।* उसे ब्रह्मचारी 
के निर्धारित कतंव्यों का पालन करना होता था। ब्रह्मचारो को कुश, कमर में तीन 
लडवाली मेखला, बेठने के लिए मृगछाला, लम्बे जटावाले केश हाथ में दण्ड तथा 
कमण्डल रखने पडते थे । स्वामी विवेकानन्द के अनुसार यह मेखला तन, मन और 
बचन को वश में रखने की उस (ब्रह्मचारी) की प्रतिजा की चिह्न-स्वरूप थी ।* 


जन नीन-कान--नीक--नकली --पपपपाहा कि परीशकपकगनकतएक, अभगटीनिगानीपतयिननओ 3 >रन-नननमनननननननन नानावभान 


[ ड्ा० ब्रजबिहारी चौंबे--वेदकालीन शिक्षा, विश्व ज्योति (शिक्षा अंक, 
विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होशियारपुर, पृ० 2] । 

2. “उस समय जिसका उपनयन संस्कार सम्पादित नहीं होता था, वह ज्ञान तथा 
धापिक विधि-सम्पादन से वचित ही रखा जाता था ।--डा० सरयुप्रसाद 
चबे, भारतीय शिक्षा का इतिहास-रामनारायण लाल, इलाहबाद, घृ० 25 | 


३3. ४०एण॑:टाजी, 7२. ६ .-तत.4कटांशाा उमर्वींका आवध्रस्थारंता, 9, 7. जध्वा) ४०0 
[.9| सिद्याक्षा॥ं 2855, उिप्राहिव/0फ २०806, [22॥0, 9, &&७४ & ४९ ।. 


4. छान्दोग्योपनिषद्‌ शांण भा० (4-4- ), वही, ए० 384 | 
5. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 20 । 


206 पाठ्यक्रम 


आश्रम की शिक्षा के दो स्तर थे। प्रथम स्तर में बहुत से शिष्य एक साथ 
आचार्य के पास बैठकर अध्ययन करते थे। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में शिष्यों के बैठने के 
ढंग एवं किस प्रकार पढ़ाई होती थी, इसका उल्लेख किया गया है। आचाय पहले 
आसन पर बैठते थे। इसके बाद एक या दो शिष्य आचाय॑े के दाहिने बगल में बैठते 
थे। शेष शिष्य जहाँ स्थान हो, उसके अनुसार बठते थे ।? सर्वे प्रथम सभी शिष्य गुरु 
के चरणों का हाथ से या सिर से स्पर्श करते थे और पाठ आरम्भ करने का निवेदन 
करते थे | तदनन्तर 'ओरेम्‌' शब्द से पाठ का आरम्भ होता था । पहले गुरु मन्त्र 
का उच्चारण करता था ।? इसके बाद गुरु के दाहिने बगल में बेठा हुआ शिष्य 
उच्चारण करता था ।॥* तत्पश्चात्‌ सभी शिष्य उसका अनुसरण करते थे । अध्ययन 
आरम्भ हो जाने पर किसी कायवशात बाहर जाने वाला छात्र आचाये के दाहिनी 
ओर से जाता था ।* पाठ के कण्ठस्थ हो जाने पर ही गुरु की आज्ञा से छात्र अपने 
कार्य पर जाते थे। दूसरे दिन नया पाठ प्रारम्भ होता था । इस प्रकार बेदिक युग मे 
शिक्षा के प्रथम स्तर पर वेदों के मन्त्रों को कण्ठस्थ करना एवं उनका सस्वर 
उच्चारण कराना सिखाया जाता था अतःआचारय शंकर जिससे वर्णादि का उच्चारण 
सीखा जाये उसे 'शिक्षा' कहते हैं अथवा जो सीखे जायें वे वर्ण आदि ही उनके 
अनुसार शिक्षा हैं। आश्रम वेदमन्त्रों के उच्चारण से गूंज उठता था। ऋग्वेद 
(7-03-5) में आचाय का अनुसरण करके उच्च स्वर में बेद मन्त्रों का पाठ करने 
वाले शिष्यों का उल्लेख मिलता है । यही प्रथम स्तर की शिक्षा 'श्रवण' है ।९ इस 
प्रकार इस स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में संहिता एवं ब्राह्मणों का अध्ययत्त सम्मि- 
लित था। वेदमन्त्रों एवं ब्राह्मणों का अध्ययन गुरुमुख से सुनकर होने से इन्हें 'श्रूति' 
कहा जाता है। 

शिक्षा के द्वितीय रतर पर मन्त्रों के अर्थ पर विचार होता था। अतः प्रथम 
स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर आचाये शिष्यों की योग्यता को परखता था | 
जिसकी बुद्धि मन्त्रों के अर्थवोध में समर्थ नहीं हो सकती थी, उनको अन्य कार्य करने 
के लिये लौटा दिया जाता था। उनका प्रवेश दूसरे स्तर पर नहीं होता था। इस 
स्तर पर आकर शिक्षा का रूप व्यक्तिगत हो जाता था। प्रथम स्तर पर एक साथ 
बेठकर कई शिष्य मन्त्रों काउच्चारण सीखते थे और उन्हें कण्ठस्थ करते थे किन्तु इस 


- ऋग्वेद प्रातिशास्य (5-3-3)। 

वही (5-8) । 

- वही (5-2) । 

- वही (6-2) | 

: तत्तिरीयोपनिषद्‌ शां>भा० (-2-) गौता प्रेस, गोरखपुर, प्०25 । 
: बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०्भा० (2-4-5), वही, (० 549 । 


(05% (४ न >> एव 2 कन्‍चच 


पाठ्यक्रम 20 


न्न्चे 


स्तर पर अपनी साधना एवं तपस्या के बल पर अर्थवोव् करते थे। आचार्य केवल 
संकेतमात्र कर देता था। जो शिप्य साधना और तपस्या के बल पर मन्त्रों का अर्थ 
जान लेता है, उसके लिए वेदवाणी अपने रूप को उसी प्रकार अभिव्यक्त करती है. 
जिस प्रकार ऋतु-स्ताता पत्ती सुन्दर वरुत्र से सुसज्जित होकर अपने रूप को अपने पति 
के सामने खोल देती है किनत जो साधना एवं तपस्या से हीत हैं उसको मन्त्रों का 
अ्थंबोध नहीं हो सकता | वह मन्त्रों को देखता हुआ भी नही देखता, सुनता हुआ भी 
नहीं सुनता ।* 

आश्रम में शिष्य अपने आचार्य के पास उसके परिवार का एक रादस्य होकर 
रहता था। यहाँ शिष्य अपने आचार्य के यूणों को आत्मसात्‌ करने लगता था। जिस 
प्रकार परिवार में पिता का ध्यात अपने सभी पुत्रों पर समान रूप से होता है, उसी 
प्रकार आचाय॑ का ध्यान सभी शिप्यों पर व्यक्तिगत रूप से होता था। इस 
वातावरण में शिष्य का व्यक्तित्व आचाये के व्यक्तित्व स वहत कछ समान होने 
लगता था । आचार्य के आदर्शों को प्राप्त करना ही शिष्य का उद्देषच्य होता था। 
आचाय अपने आचरण ही से शिप्य को आचारवानू बताता था।* इस प्रकार 
आचाये के नित्य सम्पर्क में रहने के कारण शिप्य के मन में किसी प्रकार का 
अन्तहं न्द्व नहीं आने पाता था ।* 

आश्रम के स्वस्थ वातावरण में शिष्य बहुत कुछ ऐसी नंतिक झिक्षा ग्रहण कर 
लेता था जिसका उपदेश नही होता था । आश्रम नगर से दूर प्रकृति को झ्ान्त गोद 
में बने होते थे जहाँ प्रकृति का सतत साह्निध्य शिप्य को प्राप्त रहता था। अतः 
मातृहृदया प्रकृति उसे उपदेश करती रहती थी। प्रकृति से वह उस शाश्वत शिक्षा 
को ग्रहण करता था, जिसका उपदेश मादव नहीं कर सकता। आचार्य के लिये 
जगल से लकडी काटकर लाना, प्रातः साय अग्निहोत्र करना, दो बार सब्ध्यावन्दन 
करना और भशिक्षाटन करना आदि ऐसे व्यावहारिक जिक्षा के पहल थे जिनको 
तत्कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था जिससे छात्र को न 
केवल सैद्धान्तिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी वरन्‌ उसे व्यावहारिक जीवन की 
समस्याओं का भी बोध होता था तथा उनके निराकरण के लिए उपयुक्त परिश्रम 
तथा सूझबूझ का विकास भी उसमें होता था। यही शिक्षा की वह पएप्ठभूमि है 
जिसमें आचाये शंकर ने अपनी शिक्षा-प्रणाली के अन्तगंत पाठ्यक्रम का निर्वास्ण 
किया था। आचाये शंकर के अनुसार केवल शास्त्र (निर्धारित पाठ्यक्रम) और 
गुरु के उपदेश से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है।$ उनके पाठ्ण्क्रम पर 


. ऋग्वेद (0-7-4) । 

2 यास्काचाय-निरुक्‍त (-4) 

3. डा० ब्रजबिहारी चौबे-वेदकालीन शिक्षा-विश्वज्योति (शिक्षा अंक), पृ ०24 
विश्वेश्वरानन्द संस्थान, होशियारपुर । 

4. छात्दोग्योपतिषद्‌ शां>्भा० (6--2), वही, पृ०576 | 


208 पाठ्यक्रम 


विचार करने से पूर्र इस सम्बन्ध में विभिन्न मतों पर विचार करना आवश्यक है। 
पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पूवं तथा पश्चिम के विभिन्न शिक्षा-दाशंनिकों के विचार 
पहले प्रस्तुत करके फिर स्वामी शंकराचार्य के विचारों का अध्ययन किया जायेगा | 


पाठ्यक्रम का स्वरूप : 

विभिन्न दा्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों का निर्धारण 
किया है उनकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा होती है। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की 
प्राप्ति का साधन है। आजकल पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
जाता है । पादयक्रम का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'करीक्यूलम' है। इसकी उत्पत्ति 
जिस लेटिन दब्द से हुई है उसका अर्थ है “दौड़ का क्षेत्र' | यह वह क्षेत्र है जिसका 
चक्कर लगाकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन 
प्रवत्तियों के प्रचलन के पूर्व पाठ्यक्रम में केवल ज्ञानात्मक विषयों को स्थान मिलता 
था। यह दोप अभी तक चला आ रहा है । आज भी विषयों का निर्धारण छात की 
योग्यता एवं उसके बोधस्तर के अनुसार नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी तक 
'सिलेबस' (5/॥9005) और करीक्यूलम ((पाए०णैपा४) को एक समझा जाता है 
किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि सिलेबस का निर्धारण अध्यापक की दृष्टि से होता है। 
सिलेबस से यह पता नहीं चलता है कि छात्र की कौन सी क्रियाएँ है ? करीक्यूलम में 
छात्र के अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आज पाद्यक्रम की 
धारणा में निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है। इस कारण इस सम्बन्ध में विभिन्न 
दृष्टिकोणों का अध्ययन करना विषय के स्पष्टीकरण हेतु लाभप्रद होगा । 


पाठ्यक्रम के प्रति पश्चिमी रृष्टिकोण : 

आदशंवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य की प्रमुख क्रियाएँ बौद्धिक, कलात्मक 
और नेतिक हैं। बौद्धिक क्रियाओं के लिए पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, 
भूगोल, गणित और विज्ञान को स्थान दिया जाना चाहिए। कलात्मक अथवा 
सोन्दर्यात्मक क्रियाओं के लिये कला और कविता का अध्ययन आवश्यक है। नैतिक 
क्रियाओं के लिये पाठ्यक्रम में धर्म, नीतिशास्त्र तथा अध्यात्मश्ञास्त्र का अध्ययन 
सम्मिलित होना चाहिये। इस प्रकार आदशंवादी पाठ्यक्रम को शिक्षाके लक्ष्यों के 
आधार पर निर्धारित करते हैं। शिक्षा का पादयक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसमें मानव 
जाति के अनुभव और सभ्यता प्रतिचिन्हित हों । अतः प्रसिद्ध आदर्शवादी शिक्षा-श्ात्री 
एच ०एच ०हाने के अनुसार उसकी ठोस आधार शिला “मनुष्य का आदर्श चरित्र तथा 
किसी आदर्श समाज के गुण हैं ।! इन आदक्शों के लिये अनुभवों, क्रियाओं, जीवन 


4० -कनलनी- -े>मन--+ 3 "3+मननककाइकक+. नमक 


4. नि06, मिं.छ.--7788 ४७७ #बं४०४/700, िं०ए० ४072, ]6 ८. 0॥॥2-< 
600 ?।658, 0.90. 


परिस्थितियों तथा अध्ययनों का चयन करता चाहिए! इस प्रक्तार द्वार्त के अनुसार 
उदार एवं व्यावसायिक (5678 & ए0०था074) ) दोनों प्रकार की च्स्क्षि की 
समस्त परम्परागत गाखाओं को पाठ्य विधषयों मे सम्मिलित किया जाना चाहिए 
क्िल्ट-प्डट स्मरण रखना चाहिए कि विविध प्रकार के विषययो का प्रयोग होगा 
“जीवनत-अवगति द्वारा सम्रगत: जीवित रहने के महान लक्ष्य के साथन के रूप में 
सूचना जान होगा, एस्तकें साधन होगी तथा सर्वोच्तम विचार आदर्च होंगे 

प्रसिद्ध विक्षाज्ञास्त्री टी० पी० तन ने आदर्शवादी दप्टिक्ोण के आधार पर 
पाठ्यक्रम के लिगे द' प्रकार की क्रियाओं की कल्पना की है। एक ओर वे क्रियाएँ है 
जो कि व्यक्तिगत औ< सामाजिक जीवन का स्तर बनाए रखने की द्याएँ उत्पन्न करती 
द्ै । इस वर्ग में ज्ारीडिऊऋ स्वास्थ्य, तौर-तरीके, सामाजिक संगठन,नीति, निष्टाचाःर. 
धर्म आदि सम्मिलित है। इनके लिये पाठ्यक्रम में बारीरिक्त शिक्षा, व्यायाम की 
शिक्षा, नीतिशास्त्र एवं धर्म्णम्त्र आदि की जिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिए । 
प्रकार की रचनात्मक क्रियाए' है जो सभ्यता के ताने-बाने को बनाये रखती है। इन 
साहित्यिक सौन्दय शास्त्र विषयक और सामान्य क्रियाएँ आती हैं। इन क्रियाओं के 
लिए साहित्य, कला, संगी॥, नाता प्रकार की हस्तकलाओं, विज्ञानों, गणित, इतिहास 
और भूगोल आदि की../ईक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार आदर्णवादी विचारधारा 
के अनुसार पावट्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि व्यक्ति को मानव समाज की विज्येपता 
से परिरि कराये और दूसरी ओर उसे उस विरासत में योगदान देने योग्य बनाये | 
टी० पी० नन के शब्दों में, “विद्यालय के पाठ्यक्रम में इन सब क्रियाओं का प्रति- 
निधित्व होना चाहिये। क्योकि ये मानव आत्मा की महान अभिव्यकितयाँ है और 
उनके ही रूप हैं जिनमें कि प्रत्येक पीढी की रचनात्मक शक्तियों को अनुशासित 
किया जाना चाहिए ताकि सभ्यता की गति भली प्रकार बनाये रक्‍्खी जाए। 

प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हरवट स्पेन्सर ने पाठ्यक्रम का वर्णन मनुष्य की स्वाभा- 
विक क्रियाओं के अनुरूप ही किया हैं। विज्ञान के अध्ययन को प्रमुखता देते का 
उसका यही कारण दिखाई पड़ता है कि प्रक्ृतिवाद में ज्ञानप्राप्ति को शिक्षा का 
महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है ।* उसके शिक्षा के पाँच उद्देश्यों मे किसी न किसी 
प्रकार के विज्ञान का अध्ययन निहित है। मनुप्य को जीवन की रक्षा करनी हैं 


“गा 


५५ 


कम 


५| 
3! 


. नि०छाएट, मिल, ।90, ?9.20. 


2. या, 7.?0.---.#वएट्वता | गा शांत & काश शापाशंए2?, 5609 बात 
& (0., 7.0700॥, ?. 2. 


3, ऊेषालि, >>. 29णा4[6---#9#/. 72/7/080#7०४ 6 #शो' 2करंटट का 
डिवीपटवाता * कीिशांशांता, निद्या0था & 0एछ 72865, बह ४07४६, 
एएशाशणा & [,.070070, ?.][., 


240 पाठ्यक्रम 


इसलिये उसे शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। हरबर्ट 
का कहना है कि अधिकांश मनुष्य “वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय अथवा वितरण 
(5४०४७78०)”! के व्यवसाय से अपनी जीविकोपाज॑न करते हैं। अतः गणित, 
यान्त्रिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान (]/६॥९०॥७०४, १६०॥४- 
गरां05, 2एड05, (॥6शांश। 9, 50029) का ज्ञान व्यावसायिक सफलता की अच्छी 
गारन्टी है। गाहेस्‍थ जीवन हेतु तथा अच्छे माता-पिता बनने के लिये विद्यार्थियों को 
स्कूल में शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक 
तथा राजनीतिक जीवन हेतु छात्रों को समाजद्यासत्र का अध्ययन करना चाहिए। 
अवकाश का आनन्द लेने के लिये उन्हें वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नाटक तथा 
काव्य आदि की शिक्षा देनी चाहिए । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवादियों ने 
व्यापक रूप में पाठयक्रम-निर्माण का प्रयास किया है। जीवन के प्रति विभिन्न इृष्टि- 
कोणों को लेकर विविध विषयों के पठन-पाठन की आवश्यकता पर बल देने से उनका 
पाठ्यक्रम वेविध्यपूर्ण होने पर भी प्रकृतिबाद में आध्यात्मिक विचारों के अभाव में 
धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों के ज्ञान की उपेक्षा इस दर्शन की न्यूनता 
ही प्रकट करती है । 


यथार्थवादी इष्टिकोण की आधारभूत मान्यता है कि पाठ्य-विषय विविध 
और विस्तृत होने चाहिए। छात्रों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उनमें से 
चयन करने का अधिकार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में यथार्थवादी द्िलाओाभारा 
की अन्य मान्यताएँ हैं---() उपयोगी विषयों का ही निर्धारण होना चाहिए, 
(2) सर्वाधिक विषयों के चयन में अध्यापक तथा माता-पिता का उचित' मार्गदर्शन 
छात्रों को मिलना चाहिए, (3) छात्र ऐसे विषयों का चयन करें जिनमें परस्पर सम्बंध 
हो, (4) विषयों के चयन में सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यात रखना चाहिए, 
(5) उपयोगिताहीन विषयों का बहिष्कार करना चाहिए, (6) आधुनिक भाषाओं का 
ही अध्यापत होना चाहिए, (7) साहित्य का अध्यापन छात्रो के सुख के लिये ही किया 
जाना चाहिए, (8) कला एवं संगीत आदि ललित कलाओं के अध्ययन की कोई 
आवश्यकता नहीं है, (9) जीवन अति उपयोगी होने से विज्ञान की शिक्षा अनिवाय॑ 
होनी चाहिए। इस प्रकार यथार्थवादी विचारधारा जीवन तथा जगत्‌ के लिये जो 
यथार्थ एवं उपयोगी है, उन्हीं विषयों के अध्ययन-अध्यापन का समर्थन करती है। 
प्रसिद्ध यथार्थवादी दार्शनिक हैरी ब्राउडी के अनुसार तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य सत्य को 
प्राप्त करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिये और उसका आनन्द लेने के लिए 





4. 5एशाएश', मिशाएढा : ऑक्कारांग--शॉण्टगर्दों वां & चांत्दों, 
बिहफ़ ४0४ : ॥0. ०7७८० & (0., ?.4[. 


पाठ्यक्रम 88 


आदतें अथवा प्रवृत्तियाँ हैं । उसके अनुसार प्रतीकात्मक आदतें, अध्ययन की आदनें, 
अनुसन्धान कुशलताएँ जैसे पुस्तकालय की कुधलताएँ, निरीक्षण तथा प्रायोगिकता, ज्ञान 
के उपयोग की आदतें जैसे प्रायोगिक विधि, विश्लेषणात्मक अथवा आलोचनात्मक 
चिन्तन, समूहचर्चा की स्वतः कुगलता, सिद्धान्तों का प्रयोग, मृल्याकन और अन्तत: 
आनन्द की आदतें-प्रे सब किसी तरह पाठ्यक्रम की संरचना करती है और इसलिए 
हत्त्वपृर्ण है ।ट अत: डा० ब्राउडी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिये प्रस्ता- 
वना करता है कि भौतिक विज्ञानों, सामाजिक अध्ययनों तथा ऐसे क्षेत्रों में कोर्स होने 
चाहिए जिनका सम्बन्ध स्वयं के साथ जीवित रहने का होता है ।'' भौतिक विज्ञानों 
में रसायन विज्ञान, भौतिकी तथा प्राणि-विज्ञान के कोर्स इन विज्ञानों के ज्ञान के 
उपयोग के लिए समस्या कोर्सो के साथ होने चाहिए। सामाजिक अध्ययनों का अधिक 
विभाजव नहीं होना चाहिए | आत्म-विज्ञान में वह मनोविज्ञान को सम्मिलित करता 
है किन्तु कला, काव्य, साहित्य, आत्मकथा, दर्शन और धर्म को भी पाठ्यक्रम में बह 
इसी दृष्टि से सम्मिलित करता है ।* 
निश्चित उद्देश्यों के अभाव में व्यवहारवादी किसी निश्चित पाठ्यक्रम का 
नियोजन करने में असमर्थ रहे हैं। उतका विचार है कि मनुप्य के अनुभव एवं 
आवशध्यकताएँ बदलती रहती हैं। अतः पावट्यक्रम को भी बदलते रहना चाहिए । 
बालक को समयानुकूल अनुभव दिया जाना चाहिए। इसके लिये पाठ्यक्रम में ऐसे 
विषय सम्मिलित किये जाने चाहिए जो छात्र को आवध्यक कुआलता प्रदान कर 
सके । भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, बारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान 
तथा कृषि विज्ञान बालक के लिए तथा गृहविज्ञान (00म्राध्शाए 56ाथा०८) को 
बालिका के लिग्रे पाठयक्रम मे रखना चाहिए । व्यवहारवादियों के अनुसार 
पाठ्यक्रम-निर्धारण में सर्वाधिक महत्त्व वालक की रूचि को दिया जाना चाहिए | इस 
प्रकार पाठ्यक्रम में बालक ही महत्त्वपूर्ण है, पुस्तके, विषय तथा आध्यापक नहीं । 
यद्रि छात्र को अच्छा अनुभव दे दिया जाता है तो उसकी सर्वोत्तम थिक्षा होगी । 
प्रसिद्ध व्यवहारवादी ड्यूबवी ने बालक की रुचियों को चार वर्गो में विश्लेपषित किया 
है--'(।) वार्तालाप अथवा आदान-प्रदान में रुचि, (2) वस्तुओं की जाँच अथवा 
खोज में रुचि, (3) वस्तुओं के बनाने अथवा तिर्माण में रचि और (4) कलात्मक 


. ++370007ए 'निद्वा।ए३, वार 6 .ाए790ीए 6 #कॉीरकांशा, ४६ए७- 
एड एलाा।०-त9, [00., ?.84. 

2. जउिप्लाल', ज. जेजाहाति-- #छफ 27900ाएंट0 द्यार्थ गीशं! अस्‍बटांटड का 
डिंटवा[क दाबे रिशॉडरांगा,-+र्विक्षाएश ढक रिएड्र शिक्षीक्षीता$ चिध्फ 
ए0]९, 59०9798807, 3700 4,007007, 7?7.368-369 . 

3. उमील, 3. 7000880,---#9%7/. 2/7/050.65 द्वारब #श॑ं॥. 2९8 77 
#बरंस्‍ट्वाएता *&े शांए7/00, 490, ?ए?0.369-370, 


39 पाठ्यक्रम 


अभिव्यक्ति में रुचि |! ये ड्यूवी के लिये प्राकृतिक स्रोत है जिन पर बालक की 
वृद्धि निर्भर करती है। बालक को इन रुचियों के विकास के लिए वाचन, लेखन, 
तथा गणना करने की कला आती चाहिए । अतः प्रारम्भिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में वाचन, लेखन, गणना करना, प्रकृति-अध्ययन, हस्त कार्य (2॥0 फछ०7) तथा 
चित्र-रेखण ([0799778) को सम्मिलित करना चाहिए। इनमें हस्तकायें तथा चित्र- 
रेखण बालक की रचना और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिये होंगे और अन्य उसकी 


स्वाभाविक रुचियों के लिए। इस प्रकार व्यवहारवादी पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालकों 
की प्रकृति तथा जीवन की वास्तविकताओं से होता है। 


पाठ्यक्रम के प्रति भारतीय दृष्टिकोण : 

इस अध्याय के प्रारम्भ में “प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत हमने इस 
तथ्य को हृदयंगम करने का प्रयास किया है कि भारतीय जीवन में धर्म एवं अध्यात्म 
का महत्त्वपूर्ण स्थान होने से शिक्षा का स्वरूप पाइचात्य शिक्षा से भिन्न रहा है । 
यहाँ प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली का शिक्षा में प्रचलन था। अतः इसका प्रभाव 
यहाँ के शिक्षा शास्त्रियों के चित्तन पर पडना स्वाभाविक था। यही कारण है कि 
सुदूर प्राचीन (बेदिक) काल से लेकर अद्यपयेन्त जितने शिक्षा-दाशेनिक इस देश में 
हुए है उनके चिन्तन पर किसी न किसी प्रकार का तथाकथित “आश्चरम-व्यवस्था' 
का प्रभाव रहा है । आधुनिक युग के महान्‌ समाज सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का समस्त शिक्षा-दर्शत इसी विचारधारा से प्रभावित है। उनकी शिक्षा व्यवस्था में 
वेदों के पठन-पाठन पर अत्यधिक बल दिया गया है । उनके अनुसार स्त्री-पुरुष सभी 
के लिए लगभग समान पाठ्यक्रम होता चाहिए । चारों वर्णो के लिये सामान्य पाठ्य- 
कम के अतिरिक्त उन्होंने वर्णानुरूप शिक्षा का भी प्रतिपादन किया है। दयानन्द 
विद्यार्थियों को चाहे जो ग्रन्थ पढने देने के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले विभिन्न 
ग्रन्थों की परीक्षा की जानी चाहिए और जो-जो ग्रन्थ परीक्षा के विरुद्ध ठहरे उनको 
नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले पाणिनी के व्याकरण-अष्टाध्यायी का बालकों 
को यथायोग्य बोध कराया जाय | यास्कमुनि प्रणीत निधन्टू और निरुक्‍त,पिगलाचार्य 
प्रणीत छन्द ग्रस्थ, मनुस्मृति, बाल्मीकि रामायण, महाभारत के उद्योग पर्वान्तगंत 
विदुर नीति, पूर्व मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त का अध्ययन 
कराना चाहिए। वेदान्त सूत्रों से पहले ईश, केन,कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य और बृहृदारण्यक,इन दस उपनिषदों को पढ़ाया जाय । इसके बाद 
चार ब्राह्मण सहित चारों वेद पढ़ाये जाने चाहिए ।* इस प्रकार स्वामी दयाननन्‍द ने 


. क्‍00ए9 उ0गा, ३#४ उला०0 काब 89ठंथ॥ (रिव्यंडटत एता07) एग- 
एट्ाआए ० (०8280 2855, (!॥0820, ?.47. 

2. स्वामी दयानन्द सरस्वती--सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय नसुल्लन-त्रैदिक पुस्तका- 
लय, अजमेर, पृ० 63-64 । 


पाठ्यक्रम 3] 


(९५३ 


पाठ्यक्रम की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। इसके द्वारा वह शिक्षार्थी को 
समस्त भारतीय वाइःमय का वोध कराना चाहते थे । 

यद्यपि स्वामी विवेकानन्द ते एक शिक्षा-श्ास्त्री की इष्ठि पाइयक्रम पर क्रमबद्ध 
विचार नही किया है तथापि उन्होंने शिक्षा को सम्पूर्ण जीवत का अंग मानकर अपने 
भाषणों में पादयक्रम पर भी स्फुट विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम 
ऐसा हो जिसमें निषेधात्मकता न हो। हमें छात्रों के समक्ष विधायक् या भावात्मक 
विचार रखने चाहिए ।निपेधात्मक या अभावात्मक विचारों से लोग दुर्बल बन जाते है।ः 
देश को सफल बनाने वाले विपयों के अध्ययन॑-अध्यापन की आवश्यकता होने से छात्रों 
को वेदों का अध्ययन कराया जाय जिससे उदात्त वंदिक मन्त्रों की मेघगर्जना से 
भारत में प्राणों का संचार हो जाय । श्री रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, महावीर (श्री हनुमान्‌) 
तथा श्रीरामकृष्ण आदि के जीवन चरित का अध्ययन होना चाहिए ।* मुरलीधर 
वृन्दावत बिहारीकृष्ण की अपेक्षा गीता रूपी सिहताद करने बाले कृष्ण की आज 
उपासना करनी चाहिए ।* संगीत भी सिखाना है किल्तु बंशीनाद, ढोल और करताल 
बजा-बजाकर तथा कीत॑न की मस्ती में नाच-ताचकर सारी जाति अवनत हो गई 
है।* उन्हीं के शब्दों में आज छात्रों को इस प्रकार के संगीत की शिक्षा देनी है-- 
“अब तो डमरू और सिगी बजाना है--तगाड़े को पीटना है, ताकि युद्ध की गम्भीर 
तुमुल ध्वनि उठे और 'महावोर-महावीर तथा “हर-बम बम के, गम्भीर नाद से 
सारी दिशाओं को गुंजाना है। मनुष्य के केवल कोमल भावों को जगाने वाले संगीत 
को कुछ समय के लिए अब बन्द कर देना है। लोगों को प्रुपद राग सुनने के आदो 
बनाना है ।* धामिक शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम में आवश्यक है किन्तु विद्यालयों 
में किसी मत या सम्प्रदाय की शिक्षा न देकर सभी धर्मो के सारभूत तत्त्वों की जान- 
कारी दी जानी चाहिए। उनके अनुसार प्राचीन धर्म में उसे नास्तिक कहा गया था 
जो ईइवर में विश्वास नहीं करता था। नये धर्म में नास्तिक वह है जो स्वयं में 
विश्वास नहीं करता। यह महान्‌ विश्वास ही संसार का सुधार करेगा । अपने आप 
में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है ।* इस नये धर्म को 
पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में सत्यरूप आत्मा के अन्वेषण के लिए 
उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए। उनके अनुसार 'उपनिषद्‌' शक्ति की विद्ञाल 
खान हैं । उनमें ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान्‌ है कि वे संसार को तेजस्वी कर सकते 


3 


है। उनके द्वारा संसार पुनरुज्जीवित एवं शक्ति और वीयंसम्पन्न हो सकता है। वे 


अन्न» 


. स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्षम, नागपुर, पृ० 42॥ 
- वही, पृ० 30 । 

- वही, पृ० 30। 

वही, पृ० 3। 

- वही, पृ० 3-32 । 

वही, पृ० 32। 


(0४ (७४ >> (४) ७ '“+ 


2 4 पाठ्यक्रम 


तो समस्त जातियों को, सभी मतों को, भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के दुबंल, दुःखी और 
पददलित लोगों को उच्च स्वर से पुकारकर स्वयं अपने पेरों पर खड़े होने और मुक्त हो 
जाने के लिए कहते हैं। मुक्ति अथवा स्वानरीनता-ईहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधी- 
नता, आध्यात्मिक स्वाधीनता-यही उपनिषदों का मूल मन्त्र है । इसी प्रकार पाठ्य- 
क्रम में भाषा, साहित्य इतिहास, के साथ खेलकूद को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। 
पाठ्यक्रम में अतीत, वर्तमान और भविष्य के उचित सामन्जस्थ की आवश्यकता है। 
अत: उन्हीं के शब्द यहाँ उल्लेखनीय है--“अतीत में जो कुछ भी हुआ है, वह सब 
हम ग्रहण करेगे, वर्तमान ज्ञान ज्योति का उपभोग करेंगे और भविष्य में आने वाली 
बातों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के सारे दरवाजों को खुला रखेगे। अतीत 
के ऋषियों को प्रणाम, वतंमान के महापुरुषों को प्रण्म्म और जो-जो भविष्य में 
आएँगे, उत सबको प्रणाम | 

रवीन्द्रनाथ टेगोर के शिक्षा दहन में प्रकृतिवाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद, 

अच्तर्राप्ट्रीयवावाद तथा आदशंवाद आदि सभी का सामन्‍जस्य दृष्टिगोचर होता है। 
उन्हें प्रकृति से बड़ा अनुराग था। अतः वह प्रकृति को बालक की शिक्षा में बड़ा 
महत्त्व देते थे । उनका विश्वास है कि प्रकृति बालकों के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है 
जिसे कभी लिखा गया है | जब वह युवा थे उनमे स्वयं से भागने और प्रकृति के साथ 
एक होने की लालसा थी। ऐसे विचारों को ही उन्होंने शान्ति निकेतन में मूर्तरूप 
दिया था और उसके लिए क्रिया-प्रधान पाठ्यक्रम तैयार किया था। उनके द्वारा 
प्रतिपादित पाठ्यक्रम को निम्नलिखित क्रम में अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

, विषय-भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्रकृति-अध्ययन और विज्ञान 
आदि । 

2. क्रियाएँ बागवानी, क्ृपि-कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, चित्रकला, मौलिक- 
रचना, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, प्रयोगशाला कार्य, नाटक, संगीत और 
नृत्य आदि । 

3. अच्य क्रियाए--खेलकूद, समाज सेवा और छात्र-स्वशासन आदि | 

आज तो विश्वभारती के पाठ्यक्रम में इतनी व्यापकता है कि उसमें उदार 

एवं तकतीकी सभी प्रकार की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। इस प्रकार टेगोर का 
पाठ्यक्रम अनुभव केन्द्रित है । 

महायोगी अरविन्द के अनुसा र-“'बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वो- 
त्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अंतरंग और जीवनपूर्ण है, उसको व्यक्त करना होनी 
चाहिए । मनुप्य की क्रिया और विकास जिस साँचे में ढलने चाहिएँ, वह उसके अन्तरंग 
गुण और शक्ति का साँचा है, उसे नई वस्तुएँ अवश्य प्राप्त होनी चाहिएँ, परन्तु वह उनको 


[. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा-श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, पृ० 35-36 | 
2. वही, पृ० 39 । 


पाठ्यक्रम 25 


सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप में स्वयं अपने विकास, प्रकार और 
अन्तरंग शक्ति से आधार प्राप्त करेगा ।” इस प्रकार वालक की सच्ची शिक्षा वही 
हैं जो उसके सम्पूर्ण पहलुओं का विकास करे । इससे स्पप्ट है कि श्री अरविन्द मनुष्य 
के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थ। अतः पाठक्रम 
में उन सभी विषयों एवं क्रियाओं के समावेश पर वह बल देते थे जिससे यह विकास 
होता है। उनके अनुसार पाद्यक्रम को रोचक तथा आध्यात्मिक बनाया जाना चाहिए। 
श्री अरविन्द आश्रम के स्कूल के पाठ्यक्रम से उनके विचारों का आभास हो सकता 


है--प्राथमिक स्तर-मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित सामाजिक 
अध्ययन और चित्रकला । 


माध्यसिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर--मातृभाषा, अग्नेजी, फ्रे च, गणित, 


भोतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, 
भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और चित्रकला । 


विश्वविद्यालय स्तर--अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, 
रसायनशास्त्र, जीबविज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन का 
इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय व पाचचात्य दर्शन, अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 
और विश्वएकीकरण । इस प्रकार श्री अरविन्द की कल्पना में पाठ्यक्रम का विस्तृत 
रूप ही समाहित है । वह इसी प्रकार के ज्ञान द्वारा पूर्णमानव की कल्पना करते थे | 

गाँधी जी के विचार से ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि उसमे केवल 
बौद्धिक विकास ही हो। बौद्धिक विकास तो केवल साहित्यिक विषयों से हो सकता 
है किन्तु उनसे शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास सम्भव नही है। प्रचलित शिक्षा 
में शारीरिक एवं अध्यात्मिक विकास की उपेक्षा करके केवल मस्तिष्क को शिक्षित करने 
का प्रयत्न किया गया है। गाँधी जी के अनुसार यदि पाठ्यक्रम में किसी क्राफ्ट को 
केन्द्रीय स्थान दिया जाय तो प्रचलित शिक्षा के दोष दूर हो सकते है |? अतः उन्होंने 


क्रिया प्रधान पाठ्क्रम की योजना बनाई । अपने द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए उन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम की प्रस्तावता की-- 


. हस्तकला एवं उद्योग (कताई, बुनाई, बागवानी, क्ृपि, काप्ठकला, चर्म- 
कार्य, पुस्तक-कला, मिट्टी का काम, मछली पालन, गृह॒विज्ञानादि) । 

2. मातृभाषा । 

3. हिन्दुस्तानी (आजकल राष्ट्रभाषा हिन्दी, उनके लिए जितकी मातृभाषा 
हिन्दी नही है) । 


| वननभीनऊनयीयननीनलनियकनननानान अननरन्‍नगन#ए«-नन तन 





(. 99 श&ैपाठणां000-25ब8 ०॥ #॥४ 074, 47५8 ?०0॥50॥78 स्0पर5८, 
(.80709 29. 39. 


2. 4)7. 2 निष्च83ढ्मा। (्रर66, 2वंधट्वायगादा >े९ट0एाउ॥ए८ॉा०॥, 
?. 20. 


240 पाद्यक्रम 


4, व्यावहारिक गणित (अंक्गणित, बीजगणित, रेखागणित, नापतोल 
आदि) । 
5, सामाजिक विषय (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र एवं समाज का 
अध्ययन) । 
6. सामात्य विज्ञान (बागवानी, वतस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनविज्ञान 
तथा भौतिकविज्ञान और गृह॒विज्ञान) । 
7. संगीत । 
8. चित्रकला | 
9. स्वास्थ्य विज्ञान (सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद आदि) । 
0. आचरण शिक्षा (नैतिक शिक्षा, समाज सेवा एवं अच्य काय) । 
गाँधी जी का यह पाठ्यक्रम प्राथमिक एवं लघुमाध्यमिक स्तर तक ही सीमित 
है। उन्होंने सर्वाधिक विचार इसी स्तर के लिए किया | उनकी तवीन शिक्षा योजना 
बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम के नाम से सामने आई। पाँचवी कक्षा तक 
बालिकाओं तथा बालकों का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए | इसके बाद बालिकाओं 
को सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृहविज्ञान पढ़ाना चाहिए । 


आधुनिक युग में पाठक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की मान्यताएँ स्थापित 
हो रही है। प्रचलित पाठ्यक्रम के प्रति असच्तोष को अभिव्यक्ति तथा उसमे वान्छनीय 
सुधार की आवश्यकता का प्रतिपादन आधुनिक शिक्षाविदों के विचारों में मिलता 
है | इस सम्बन्ध में डा० डी० एस० कोठारी के शब्द यहाँ उल्लेखनीय है---“पाठ्य- 
चर्या में किताबी ज्ञान और रठने पर अधिक बल दिया जाता है, कार्यकलापों तथा 
कार्य अनुभवों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है और बाह्य व आन्तरिक परीक्षाओं 
को महत्त्व दिया जाता है | इसके अलाबा उपयोगी कौशलों के विकास और उचित 
रूचियो, अभिवृत्तियों और मूल्यों की भावना जगाने पर पर्याप्त बल नहीं दिया जाता 
है, जिसके कारण पाठचर्या न केवल आधुनिक ज्ञान से दूर पड़ जाती है, अपितु लोगों 
के जीवन से भी उसका सम्बन्ध कट जाता हैं। इसलिए इस बात की अत्यन्त आव- 
इयकता है कि स्कूल पाद्यचर्या का स्तर ऊंचा उठाया जाए और उसमें आवश्यक 
सुधार किये जायें ।१ इस प्रकार आधुनिक शिक्षा शास्त्री ऐसे पाठ्यक्रम की कल्पना 
करते है जिसमें बालक के उपयोगी कौशलों के विकास और उसकी उचित रूचियो, 
अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं तथा जीवन-मुल्यों का जागरण 
होता है । 


!. डा० डी० एस० कोठारी--शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66), 
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली, 968, पृ० 204 । 


पाठ्यक्रम 


आंचाय शंकर की दृष्टि में पाठयक्रम 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि चिक्षा-उद्देश्यो के 
अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। शिक्षा के जैसे उद्देब्य होते है वैसा ही 
पाठ्यक्रम होता है। किसी विपय की आवश्यकता अथवा अनावश्यकता का निर्धारण 
जीवन-दशत के आधार पर ही होता हैं। इसी कारण ब्रिग्स का यह कथन उपयुक्त 
ही है--'' यहीं पर शिक्षा को गम्भीर रूप से नेताओं की आवश्यकता है ऐसे नेता जो 
कि एक उपयुक्त व्यापक दर्शन रखते हों जिसमे वे दुसरो को विश्वास दिला सके और 
जो कि उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्बारित करने में उसके समीचीन उपयोग को निर्देशित 
कर सके ।* आचाये शंकर की अवतारणा भारतीय इतिहास में वैदिक घर्म के एक 
ऐसे नेता के रूप में हुई थी जिसने वैदिक धर्म को नई गति प्रदान की थी और वेदान्त 
की शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान किया था। उस समय बेदों की अवमानना » औप- 
निषद्‌ दर्शन की उपेक्षा तथा श्रुतिमम्मत आचार पद्धति की अवहेलता अपने चरम 
शिखर पर पहुँच गई थी । अत: आचार्य शकर ने अवतीर्ण होकर वैदिक दर्शन पर 
आधारित शिक्षा-पद्धतिं का विकास कर लोगों को वेदोपनिपद, वेदान्त तथा गीता 
आदि सच्छास्त्रों के पठनपाठन की ओर प्रेरित किया । वर्णाश्रम व्यवस्था? तथा प्राचीन 
(गुरुकुल) आश्रम प्रणाली का प्रतिपादन कर उन्होने समस्त वैदिक वाडमय के अध्ययन 
की आवश्यकता पर बल दिया ।* आचार्य शकर ने पाठ्यक्रम के प्रति अपना इप्टिकोण 
आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों से भिन्न रूप मे प्रस्तुत किया है। वेदान्त में मौक्ष-प्राप्ति 
को शिक्षा का प्रधान लक्ष्य स्वीकार किया गया है।* समस्त हीक्षिक प्रक्रिया का 
आयोजन इसी लक्ष्य को लेकर किया गया है। अतः आचाय॑ शंकर के अनुसार पाठ्य- 
क्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को परमपुरुषार्थ रूप मुक्ति की प्राप्ति कराता है । 
मुक्ति प्राप्ति की प्रक्रिया में सहायक होने वाली सभी साधनाएँ शांकर वेदान्त से 


. करण8285, 3. छत... (कंटसापका 2०09णार, ॥॥6 शिवाय (०0., 
िदज्ण ४0४. 


2. चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा बूद्र) और चार आश्रम (ब्रह्मचये, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास) वेदिक संस्कृति के प्राण हैं। वेदशास्त्रों में 
प्रतिपादित इसी वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा के लिये आचार्य शकर का 
आविर्भाव हुआ था। उनका समग्र शिक्षा-दर्शन वर्णाश्रम व्यवस्था पर 
आधारित है 

, “श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्यम्‌ । श्री शंकराचायं-प्रइनोत्तरी, गीता-प्रेस, 
गोरखपुर, पृ० 0 । 

4 “विद्या हि का ब्रह्मगगति प्रदा या ।-श्री शंकराचाय-बही, पृ० [2 । 


(५४) 


28 पाठ्यक्रम 


मननीय एवं पठनीय मानती गई हैं। शंकर को ऐसा एक भी शब्द अथवा अक्षर 
शिक्षा की दृष्टि से स्वीकायं नहीं है जो वेदविरुद्ध हो अथवा मोक्ष प्राप्ति में सहायक 
ने हो । इस प्रकार उपनिषद्गम्य ज्ञान ही मोक्ष का कारण होने से शांकर वेदान्त में 
ग्राह्म माना जाता है ।* 

शांकर शिक्षा में पाठ्यक्रम (शास्त्र) का महत्वपूर्ण स्थान है ।* गुरु और शिष्य 
के मध्य सम्पन्न होने वाली हर क्रिया का आधार पाठ्यक्रम हैं। गुरु शिप्य को जो 
उपदेश देगा, वह और शिष्य जिस उपदेश को ग्रहण करेगा बह, सब शास्त्रानुकूल 
होगा । इस प्रकार शांकर दर्शन में हर शैक्षिक प्रक्रिया शास्त्र (पाठ्यक्रम) से नियन्त्रित 
होती है। इसीलिए आचाय॑ शंकर ने गुरु के समान ही शास्त्र (पाठ्यक्रम) को भी 
शिक्षा्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना है। उन्हीं के शब्दों में--- “शास्त्र और आचाय॑े 
के उपदेश से जो आत्मानात्मा और विद्याविद्या आदि पदार्थों का बोध होता है 
उसका नाम 'ज्ञान' है।” इतना ही नहीं, आचाय॑ शंकर शिक्षा्थियों के युक्तिपूर्व॑क 
विचार को तभी फलदायी मानते हैं जब शास्त्र और युक्ति दोनों ही आ्त्मैक्त्व प्रदर्शित 
करने के लिए प्रवृत्त हों। ऐसा होने पर ही व्यक्ति को हथेली पर रखे हुए बिल्ब फल 
के समान ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता है ।* अतः ब्रह्म प्राप्ति में शास्त्र और गुरु दोनों 
के ही उपदेश की आवश्यकता होती है।” इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आचाये शंकर की दृष्टि में ऐसे पाठ्यक्रम की नितान्त आवश्यकता ही नहीं वरन्‌ 
अनिवायंता है जिसके आधार पर शिक्षार्थी गुरु से उपदेश ग्रहण कर अपने जीवन 
लक्ष्य को प्राप्त कर सके ।९ 


आचाये शंकर के अनुसार पाठ्यक्रम (शास्त्र) शाश्वत सत्य (ब्रह्म) का 
उद्घाटक होने से स्थिर एवं अपरिवर्ततीय है। उसके सिद्धान्तों का अपलाप नहीं 
हो सकता है। वेदिक सिद्धान्त भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमान तीनों काल में यथार्थ 
होने से नित्य ज्ञान के उत्पादक हैं।” वेदशास्त्र (पाद्यक्रम) उनके अनुसार पवित्र 
एवं धामिक वस्तु हैं जिनके आधार पर जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन 
होता है । जीवन को कतंव्याकतेब्य, भक्ष्याभक्ष्य, ओऔचित्यानौचित्य एवं ग्राह्याग्राह्म 


अनरजिनननननननन ताप भनननन न. 


[. ब्रह्मस॒त्र शां० भा० (2--3-!) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 358 ॥ 

: औीमद्भगवद्गीता शां० भा० (6-24) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 39]। 
वही शां० भा० (3-4), प० 04 । 

: बृहृदारण्वकोपनिषद्‌ शां० भा० (3--) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 69 । 
: छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (6--2) वही, पृ० 576। 
 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (2-5) वही, प्ृ० 580 । 

 बह्मसूत्र शां० भा० (2--3-) वही, प१० 358 । 


ब्य 0 (४ #+ (०० (>> 


वाट्यक्रम 8 कि 
आदि सभी आचार सम्वन्वी, व्यवहार सम्बन्धी एवं विचार सम्बन्धी व्यवस्थाओं का 
वोध शास्त्र से ही होता है ।? शकर के अनुसार भजञास्त्र विधि का उलंघन करने वालों 
का जावन मे सफलता प्राप्त नहीं होती हैं ।* इस प्रकार आचार्य शकर का पाठ्यक्रम 
के प्रति इप्टिकोण धर्म एवं अध्यात्म पर आधारित होने से उनकी कत्पदा में पाठ्यत्रम 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे जो व्यक्ति जब चाहे परिवर्तित करने और अपनी मन 
की भावत्ता के अनुसार उसमें संशोधन करले। झ्कर के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा 
होना चाहिए जो गाइवत सत्य (ब्रह्म) का प्रकागक हो तथा मनुप्य को उसका परम 
लक्ष्य (मोज्ष) प्राप्त कराने में सहायक हो ।* ऐसा पाठ्यक्रम वेदोपनिपद ही हो 
सकते है अत: आचाय शकर के अनुसार इनका ही पठन-पाठन श्रेयप्कर है। किन्तु 
इसकी व्यवस्था भी उन्होंने ग्ास्त्रोक्त वर्णाश्मधर्मानुसार ही प्रतिपादित की हैं। सभी 
के लिये एक ही प्रकार का वठन-पाठन उन्हें स्‍्वीकाय नहीं है। जास्त्र प्रतिपादित 
अधिकार-भेद एवं विधि-निषेव को इृष्टि में रखकर अध्ययन-अध्यापत की व्यवस्था 
का उन्होंने प्रतिपादन किया है । 


यद्यपि भगवान्‌ शकराचाय ने वेदोपनिपद्‌ को पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार 
कर ब्रह्मजान के लिए उनके अध्ययन-अध्यापत की अनिवायंता का प्रतिपादन किया 
है तथापि उन्होंने तीन इष्टियों से पाठ्यक्रम-विपयों का निर्धारण किया है। ये तीन 
इृष्टियाँ उनके द्वारा प्रतिपादित जगत्‌-सिद्धान्त की व्याख्या करने वाली तीन प्रकार 
की सत्ताओं पर आधारित है। उनकी दाशंनिक विचारधारा का विवेचन करते 
समय इस तथ्य पर हमने पर्याप्त प्रकाश डाला था कि शंकर के अनूसार जगत 
व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है और पारमाथिक इष्टि से असत्य | ब्रह्म सभी दृष्टियों 
से सत्य होने से एकमात्र सत्‌ पदार्थ है। इस प्रकार उन्होंने तीन प्रकार की सत्ताओं 
(अस्तित्व) का उल्लेख किया है। इन तीनों सत्ताओं के आधार पर तीन प्रकार के 
पाठ्यक्रम का शांकर शिक्षा-दशंन में पता चलता है। अतः: निम्नलिखित सत्तात्रपी 
की संक्षेप में विवेचना विषय के प्रतिपादन में सहायक होगी-- 


(4) प्रातिभासिक सत्ता । 
(2) व्यावहारिक सत्ता । 
(3) पारमाथिक सत्ता । 


(4) प्रातिभासिक सत्ता--ऐसी सत्ता जो प्रतीतिकाल में सत्य इष्टिगोचर होती 
है किन्तु आगे चलकर दूसरे ज्ञान से वाधित हो जाती है। जैसे--रज्जु में सर्प की 


ैकनक.-ककक+७क4नन-नयनननानाना “तानानग कला किन 7पयया थे था एििएाजियमय उतने +े निभा निनभनभनतततीनीन क्‍॑न+ 


. श्रीमद्भगवद्‌ गीता शां० भा० (6-24) वही, १० 39]। 
2. वही, ([6-23), पृ० 39। 
3. वेत्तिरीयोपयनिषद्‌ शञा० भा० (!-) वहीं, प्ृ० 86। 


११0 पाठ्यक्रम 


भावना अथवा सीपी में चाँदी की भावना। धनंघोर अन्य कारमयी रात्रि में मार्ग से 
पडी हुयी रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम हो जाता है। प्रकाश में दिखाई देने 
पर सर्प की प्रतीति का बाध होकर रस्सी का यथार्थ स्वरूप दिखाई देनें लगता है। 
यहाँ जब तक रज्जु ज्ञान नहीं होता तंब तक सर्प ज्ञान बना रहता है ।! इसी प्रकार 
सीपी में चांदी की प्रतीति उत्तरकालीन ज्ञान से बाधित होकर चाँदी न रहकर सीपी 
का यथार्थ बोध हो जाता है।* यही स्वप्न के पदार्थों की स्थिति होती है ।* इस 
प्रकार इस स्तर पर कल्पना, भ्रम, स्वप्त आदि की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। 


(2) व्यावहारिक सत्ता--शकराचार्य के अनुसार यह वह सत्ता है जो 
व्यवहार के लिए सत्य है। ससार के समस्त पदार्थों में यह व्यवहार दशा में विद्यमान 
रहती है। सांसारिक पदार्थों की अपनी विशिष्टताएँ दो ही है--ताम और रूप । 
अतः भौतिक पदार्यों का कोई न कोई नाम और कोई न कोई रूप है। इस प्रकार 
नाम-रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता से हमारा व्यवहार प्रवतित होता है परन्तु ब्रह्मात्मेक्य 
ज्ञान होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है और जगत्‌ सत्य नहीं रहता है। 
व्यवहारकाल में ही सत्य होने के कारण जगत के बिकारात्मक पदार्थों की सत्ता 
व्यावहारिक है और हमारा समस्त लौकिक एवं वेदिक व्यवहार ऐकान्तिक सत्य 
सत्य नहीं है।। इस स्तर पर सांसारिक पदार्थों का महत्त्व होता है और उनके 
आधार पर यथार्थ सत्ता (ब्रह्म) तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है| 


(3) पारमाथिक सत्ता--भौतिक पदार्थों से नितान्त विलक्षण एक अन्य 
पदार्थ है जो शाइवत सत्य होने के कारण व्यावहारिक सत्ता से ऊपर होता है, वह 
ब्रह्म है ।* वह एकान्‍्त सत्य होने से भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनो कालो में एक 
रूप रहने वाला है। इसका कभी विरोध तथा बाध नहीं होता है। संसार के समस्त 
पदार्थों की प्रतीति का यह आश्रय स्थान है । यही एकमेव सत्य है ।९ यही ब्रह्म की 
पारमा्थिक सत्ता कहलाती है। इस स्तर पर अन्य सभो भोतिक पदार्थों के ज्ञान 
का बाध होकर एकमात्र ब्रह्म की प्रतीति अवशिष्ट रह जाती है। 





. माण्ड्क्यकारिका (3-37) शां० भा०, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 6-62 | 

2, श्री शंकराचाय-विरचित प्रकरण-प्रन्थ-संग्र ह:--- सम्पादक एच ० आर० भगवत्‌, 
पूना शहर, पृ० 3॥ 

3. बही, पृ० 3 । 

4. ब्रह्मसूत्र शाँं० भा० (2--]4), गोविन्दमठ, देढीनीम, वाराणसी, 
पृ० 365-606 । 

5. श्री शंकराचाय विरखचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह, वही, पृ० 48 । 

6. श्री शंकराचाये--विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० < | 


पाठ्यक्रम 2000] 


आचार्य शंकर की दृष्टि से देखा जाए तो पाठ्यक्रम ऐसा होगा चाहिए 
जिसमें इन तीनों प्रकार की सत्ताओं से सम्बन्धित विपय सम्मिलित हो। स्वामी 
शंकराचार्य ने प्रातिभासिक सत्ता को स्वीकार किया है। इसमे भ्रम अथवा अज्ञान 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अज्ञान के ही कारण जगत्‌ की प्रथक् 
रूप से अनुभूति भ्रान्तिमात्र है। भ्रान्ति के सम्बन्ध में भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों 
ने सूक्ष्म रूप से विचार किया है। भारतीय दशेन के क्षेत्र में त्रान्ति विषयक सिद्धान्त 
ख्याति के नाम से प्रचलित है। भारतीय दर्शन में निम्नलिखित प्रमख ख्यातियों 
का प्रचलन है--- हु 


. सत्‌ ख्याति, 2. अख्याति, 3. अन्यथा ख्याति, 4. आत्मख्याति, 5 असत 
ख्याति और 6. अनिरवंचनीय ख्याति । 


आचार्य शंकर अनिर्बंचनीय ख्याति को मानते है। उन्होने सत्‌ ख्याति 
(जिसका प्रवरततत रामानुजाचार्य ने किया है) के अतिरिक्त आत्मख्याति, असत्‌ ख्याति, 
अख्याति और अन्यथा ख्याति का खण्डन करके अनिरव॑ंचनीय ख्यातिवाद की स्थापना 
अपने ब्रह्मसूत्र--भाष्य में की हैं। अ्रम के सम्बन्ध में उपयुक्त सभी भारतीय 
सिद्धान्तों तथा पाइचात्य मनोविज्ञान के भ्रम और मतिविश्रम की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम 
में रखना चाहिए। श्रम के सम्बन्ध में जितना ज्ञान छात्र को होगा वह उतना ही 
आचार्य शंकर के ऐसे सिद्धान्तों को समझने में सफल हो सकेगा जिनमे भ्रम के 
दृष्टान्त देकर तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। रज्जु में सर्प, सीपी 
में चाँदी और मृगमरीचिका के आधार पर आचाये शंकर ने जगत्‌ का मिथ्यात्व 
तथा ब्रह्म का सत्यत्व प्रतिपादित किया है ।? अतः सिद्धान्त को समझने से पूर्व 
सम्बन्धित रष्टान्तों को समझना आवश्यक है। इस कारण वेदान्त का पाठ्यक्रम 
ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन में होने वाले सभी अज्ञान अथवा प्रम की परि- 
स्थितियों को स्पष्ट किया जाए। अ्रम के मनोवैज्ञानिक कारण तथा निराकरण आदि 
सभी का ज्ञान छात्रों को देने के लिए पाठ्यक्रम में प्रावधान रखना चाहिए। इसी 
प्रकार स्वप्त के आधार पर भी जगत्‌ की व्याख्या वेदान्त में की गई है। आचार्य 
दंकर जगत्‌ को स्वप्न के समान कहते है जो कि सोते हुए तो सत्य प्रतीत होता हैं 
किन्तु जागने पर असत्य हो जाता है ।* इस प्रकार शांकर वेदान्त में स्वप्त का बहुत 





. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (उपोदघात) गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ० 7 | 

2. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:---सम्पादक एच ० आर० भगवत्‌, 
पूता शहर, पृ० 3 | 

3. श्री शंकराचार्य विरचितप्रकर प्रन्थसंग्रह : वही, पृ० 3 । 


54202 पाठ्यक्रम 


विचार किया गया है। अतः छात्रों को स्वपन के विज्ञान से परिचित कराने के लिये 
पाठयत्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें स्वपन विचार का वेदान्त की 
दृष्टि से विश्लेषण किया गया हो। स्वप्न सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करने के उपरान्त 
ही छात्र जगत्‌ और स्वप्न की तुलना कर सकेगे । भौतिक पदार्थों तथा स्वप्न 
गत पदार्थों की समातता एवं असमानता का ज्ञान उन्हें हो सकेगा। 


व्यावहारिक दृष्टि से पाठय विषयों का निर्धारण : 

आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष सांसारिक सत्ता को अस्वीकार नही बिया है । यह 
सारा दृश्य जगत्‌ हमारी इन्द्रियों के लिये तो अवश्य सत्य है। कान से जो कुछ सुनते 
हैं और आँख से जो कुछ देखते है वह कान और आँख के लिये सत्य है । संसार की 
व्यावहारिक सत्ता विद्यमान है |” ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह असत्य दिखाई 
पड़ेगा किन्तु व्यावहारिक दृष्टि कोण से तो यह सत्य ही है। जब तक आत्मसाक्षा- 
त्कार न हो जाये तब तक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना ही उचित और व्यावहारिक 
विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए । व्यावहारिक सत्ता को आधार मात कर जिस 
अपरा विद्या (भौतिक शिक्षा) का प्रतिपादत आचार्य शंकर ने किया है उस,में भौतिक 
विषयों का वर्णन इस प्रकार किया गया है--“ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद और अथवबेद 
ये चार वेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्द और ज्योतिप-ये छः: वेदाज्र 
अपरा विद्या के विषय है ।* “अपरा विद्या (भौतिक शिक्षा) का सम्बन्ध हमारे व्याव- 
हारिक जीवन से है| जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नही होता है तब तक उसे अपरा 
विद्या के विषयों को पढ़ना चाहिए | इसी लिए व्वेतकेतु* ने तक्त्वमसि* (ब्रह्मात्मेक्य 
ज्ञान) के उपदेश से पूर्व ऋग्वेदादि को ग्रन्थतः तथा अर्थतः जाना था ।* 

आचार्य शंकर ने जब व्यावहारिक दृष्टि से पाठ्य विपयों का तिरूपण किया 


है तो उन्होंने अपरा विद्या (भौतिक शिक्षा) के अन्तर्गत उत सभी विपयों को स्थान 
दिया है जिनका भौतिक जगत में आचार, विचार, उपासना, ध्यान तथा लोक व्यव- 





. ब्रह्मसूत्र शां० भां० (2-2-5-28) गोविन्दमठ, टेढीवीम, वाराणसी. पृ० 
447-48 | 

2. मुण्डकोप निपद्‌ (--5) ज्ञां० भां० वही, पृ० 7 । 

3 व 4 छान्दोग्योपनिषद्‌ के छूटे अध्याय में आरुणि के पुत्र ब्वेतकेतु का आख्याच 
वर्णित है ।श्वेतकेतु के वेदादिशास्त्रों का अध्ययत कर लेने पर उसके पिता 
आरुणि ने भिन्न-भिन्न प्रकार से नौ बार तू वह (ब्रह्म) है, इस महाकाव्य का 
उपदेश दिया था । इस लिये उसका वेदादि को अध्ययन व्यावहारिक शिक्षा 
का ही परिचायक है | 

5. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भां० (6-7-4) वही, पृ० 636। 


पाद्यक्रम 


[>> 
[._.» 
(.»+ 


हार आदि की दृष्टि से महत्त्व है | वेदान्त की शिक्षा के लिये जितने पाठ्य विपय हो 
सकते है उन सबको आचार्य शंकर ने व्यावहारिक दृष्टि से पठतीय माना है । इस 
सम्बन्ध में छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में वणित नारद-सनत्कुमार का प्रसड्भ उन्‍्नेखनीय है 
नारद ने सनत्कुमार के पास जाकर आत्म ज्ञान का उपदेश देने की प्रार्थना की थी 
इस पर सनत्कुमार ने उनके अध्ययन के विषय में पूछा | नारद ने जो उत्तर दिय 
उसमें उन सभी विषयों का समावेश है जो व्यावहारिक दृष्टि से पठनीय है! इ 
प्रकरण का भाष्य करते हुए आचाय॑ शंकर लिखते है “हे भगवन्‌, मैं ऋखेद के 
अध्ययन कर चुका हूँ'* तथा यजुवेद, सामवेद, और चौथा आथवंण (अथवं) वेद 
जानता हूँ | इतिहास पुराण रूप पाँचवा वेद महाभारत सहित पाँचों वेदों का वेद 
अर्थात्‌ व्याकरण-क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही पदादि के विभाग पूवंक ऋग्वेद आदि 
का ज्ञान होता, पित्रय-श्राद्धकल्प, राशि-गणित, देव-उत्पात ज्ञान, निधि-महाकालादि 
निधि शास्त्र, वाकोवाक्य-तक शास्त्र, एकायन-नीतिश्षास्त्र, देवविद्या-निरुक्‍्त, ब्रह्मविद्या 
ब्रह्म अर्थात्‌ ऋग्यजु: सामसंज्ञक वेदों की विद्या यानी शिक्षा, कल्प, छन्‍न्दर और चिति 
भूत-विद्या-भूत शास्त्र, क्षत्र-विद्या-धनुवेद, नक्षत्र विद्या-ज्योतिष, सपं-देवजन विद्या 
अर्थात्‌ सपंविद्या-गारुड और देवजन-विद्या गन्ध युक्ति तथा नृत्य-गान, वाद और 
शिल्पादि विज्ञान-ये सब में जानता हैँ 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर आचाये शंकर के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्न 
लिखित विषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिये--- 

[. संहिता :---बैदिक शिक्षा में संहिताओं को कण्ठस्थ करने कीपरम्परा रही 
है। आचाय॑ शंकर इसी परम्परा के अनुयायी होने से संहिताओं के अध्ययन-अध्यापन 
का समर्थन करते है। अतः उनके अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, (शुक्ल एवं कृष्ण) सामवेद 
और अथवंबेद इन चारों वेदों को अध्ययन-अध्यापन के लिये छिक्षा में सम्मिलित 
किया जाना चाहिए । इनके अध्ययन से ही छात्रों को वह योग्यता प्राप्त होगी जिसके 
द्वारा वे वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगे । 

2. इतिहास पुराण :--शध्ययन के विषय के रूप में इनका उल्लेख सर्वप्रथम 
अथवं-वेद (5-6-4) में हुआ है । शतपथ ब्राह्मण (3-4-3,2,3). जैमिनीय 
उपनिपद्‌ (-53), बृहदारण्यकोपनिषद (2-4-]0) तथा (4-2) और छान्दोग्योप- 
निषद (3-4--2) में इतिहास का स्वतन्त्र रूप से उत्नेख हुआ है । गतपथ ब्राह्मण 
(9-5-6,8, 79) में दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है। पुराण के अन्तर्गत सृष्टि 
विषयक कथाएँ तथा इतिहास के अन्तगंत पूर्व कालीन वीरों की कहानियाँ आती है। 
श्रीमद्भगवत्‌पुराण आदि अठारह पुराण महर्षि वेदव्यास-प्रणीत हैं और बाल्मीकि- 


ज्ज॑ “| थायक्‍ां >> -_.. 


पं 


हा 


]. “मुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० ([-2-0) वही पृ० 28 । 
2, “छान्दोग्योपनिषद शा० भा० (7--2) गीता प्रेस, गोरखपुर पृ० 73-4 


2 


पाठ्यक्रम 


रामायण एवं व्यास-प्रणीत महाभारत इतिहास के ग्रन्थ माने जाते है। स्वामी शंकरा- 
चाये ने महाभारत को पाँचवा वेद भी माना है । 


3. 


4. 


6. 


है 


(0 


कि 


0. 


॥7 


2 


43 


व्याकरण:--वेदों का वेद है। इसके द्वारा ही पदादि का विभाग करके 
ऋगवेदादि का ज्ञान होता है । 


पित्रय:---आचाय शंकर ने इसके अन्तगंत पित्तरों के श्राद्ध की शिक्षा को 
स्वीकार किया है। अत' समस्त श्राद्धकल्प' ग्रन्थ इसके अन्तर्गत आते 
हैं । 

राशि :---इस विषय के अन्तर्गत गणित को आचाय शंकर ने स्वीकार 
किया है । अतः गणित की शिक्षा का प्रावधान छात्रों के लिये होना चाहिए । 
देव:--इस विषय के अन्तगंत उत्पात ज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए । 
समस्त गकुन विचार की शिक्षा इस विषय के अन्तगंत दी जायेगी जिससे 
शिक्षार्थी भावी उत्पात आदि के सम्बन्ध में पहले से ज्ञान प्राप्त कर सके | 
तिधि:---आचाय शंकर के अनुसार इस विषय के अन्तगगंत देव-दर्शन- 
विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए । 


. वाकोवाक्य:-- यह तक शास्त्र की शिक्षा का विषय है जिससे छात्रो को 


शास्त्राथ करने, परस्पर विचार-विमर्श करने तथा किसी समस्या पर 
साज़ोपाड़ु विचार करने की क्षमता का विकास हो सके । 
एकायन:--इसे आचाय शंकर ने नीति शास्त्र माना है । अतः इसके 
अन्तगंत छात्रों को नेतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिये। 
देवविद्या:--यह देवताओं के ज्ञान से सम्बन्धित विषय है । अतः इसके 
अन्तगेत निरूकक्‍त का अध्ययन कराकर छात्रों को देवताओं का ज्ञान 
कराया जायेगा । 

ब्रह्मविद्या:---पह ऋग्वेद, सामवेद और और यजुर्वेद का ज्ञान प्रदात करने 
वाली शिक्षा है जिसके अन्दर छात्रों को उच्चारण का अभ्यास, कल्प तथा 
छनन्‍्द का बोध कराया जाता है । 

भूत विद्या.---इस विषय के अन्तर्गत छात्रों को भृत-प्रेतों से सम्बन्धित 
मन्त्र तथा यन्त्र-तन्त्र आदि का ज्ञान कराया जाता है। यह एक प्रकार की 
तन्त्र विद्या है । 

क्षत्र विद्या:---धनुवेद की शिक्षा इसके अन्तर्गत आती है। छात्रों को युद्ध 
संबंधी कला-कोशल सीखना और उन्हें युद्ध करने में सक्षम बनाना इस 
विपय का मुख्य उद्देश्य है यह आज कल के सैन्य-विज्ञान जैसा विषय है । 


4, नक्षत्र विद्या:--ज्योतिष वेद का अंग माना जाता है। और इसमें नक्षत्रों 


की गति-विधि का अध्ययन किया जाता है। अतः नक्षत्र विद्या के अन्तर्गत 


ज्योतिष के पठन-पाठन की व्यवस्था का प्रतिपादत आचार्य-शंकर ने 
किया है। 


पाठ्यक्रम 


3) 


4 अत ड् 


5. सर्प-विद्या:---सर्पे के विष के प्रभाव को टूर करना इस विपय के अन्तर्गत 
आता है। अनेक प्रकार के मन्त्र तथा औषधियाँ जो सर्पविप का घमन 
करती है, इस विषय के अन्‍्तयंत छात्रों को पढ़ाये जायेगे । 

6. देवजनविद्या:--स्वामी शंकराचायं के अनुसार इस विपय के अन्‍्तर्गत 
छात्रों को श्रृंगार, नृत्य, संगीत वाद्य आदि ललित कलाओं तथा शिल्प 
कलाओं की शिक्षा दी जायेगी । 


प्रस्थानत्रयी का अध्ययन : 


उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त वेदान्त के शिक्षार्थी को प्रस्थानत्रयी का अध्ययन 
अनिवाये रूप से करना होगा। प्रस्थानत्रयी में उतत सब विषयों की गणना की गईं है 
जो वेदान्त की शिक्षा के लिये आधार-भूतत विपय है। 'प्रस्थान' शब्द का साधारण 
अर्थ है 'यमन' परन्तु 'प्रस्थानत्रय' में प्रस्थान का अर्थ है मार्ग, जिसके 
किया जाय । वेदान्त के तीन प्रस्थान है-. श्रौत प्रस्थान 2. स्माते प्रस्थान और 
3. न्याय प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान या मार्ग ये हैं। श्रृतियँ अर्थात्‌ उपतिपद्‌ 2. स्मृति अर्थात 
गीता आदि और 3. प्रस्थान में सूत्र अर्थात्‌ ब्रह्मसत्र | इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर 
आध्यत्मिक मार्ग का पथिक ब्रह्म तक पहुँचाता है ।! उपनिषद्‌ और स्मृतियों के भली- 
भाँति अध्ययन कर लेने पर ही ब्रह्मसूत्र के अध्ययन की योग्यता प्राप्त होती है । श्रौंत 
सिद्धान्तों के परस्पर विरोध का परिहारकर उनमें समन्वय स्थापित करने के लिये ही 
ब्ह्मसूत्र का प्रणयत हुआ था ।* अतः ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से पूर्व मंत्र ब्राह्मण, आरन्यक 
तथा उपनिषद्‌ और शिक्षा, कल्प, निरुक्‍त, छंद, तथा ज्योतिष और मन्वादि स्मुति-प्रन्थों 
का अध्ययत आवश्यक है। इस प्रकार वेदान्त की शिक्षा के पाठयक्रम में शंकराचार्य के 
अनुसार उपनिषद्‌ साहित्य का अध्ययन सर्वप्रथम होना चाहिये। उपनिपदों की संख्या 
बहुत अधिक है किन्तु आचायें शंकर ने बारह प्रमुख उपनिपदों पर ही भाष्य किए है?-. 
. ईश 2. केन .. कठ 4. प्रश्न 5. मुण्डक 6. साण्डक्य 4. तैतिरीय 8. ऐतरेय 
9. छान्‍्दोग्य 0. बृहदारण्यक ]. रवेताश्वतर ]2. नृसिह तापिनी । इन उपनिपदों 
को शाॉंकर भाष्य सहित छात्रों को पढ़ाया जाय। साथ में अन्य उपलब्ध उपनिषदों का 
अध्ययन भी कराया जाये । 


स्मात॑ प्रस्थान के अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्‌गीता को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


द्वारा गमन 





. श्री बलदेव उपाध्याय श्री शंकराचार्य हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, पु० 
सं० ]50 $ 

2. वही, पृ० सं 258 । 

3. देखिये-डा० रावाकृष्णनू-भारतीयदर्शन भाग-2 पादटिप्पणी . राजपाल एण्ड 
संस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली पृ० 444। 


226 पाठ्यक्रम 
अपने ब्रह्मसृत्र भाष्य में आचार्य शंकर ने स्मृति प्रमाण में अधिकतर गीता को उद्घृत 
किया है। गीता पर उनका स्वतन्त्र भाष्य भी उपलब्ध है । अतः श्रीमद्भगवद्गीता 
के अध्ययन-अध्यापन(शांकर भाष्य सहित) की व्यवस्था पाठ्यक्रम में की जानी चाहिए। 
मन्वादि उपलब्ध समस्त स्मृतियों का अध्ययन भी अपेक्षित है। इसके परचात्‌ ब्रह्मसूत्र 
का अध्ययन-अध्यापन होना चाहिये किन्तु ब्रह्मसूत्र में अनेक दाशंनिक, धारसिक एवं 
आध्यात्मिक मतों की आलोचना आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में की है। ब्रह्मसृत्र के 
अध्ययन से पूर्व छात्र को उन-उन मतो से परिचित कराना आवश्यक एवं उपयोगी 
होंगा । इसीलिये निम्नलिखित विष्यों का समावेश पाठ्यक्रम में ब्रह्मसूत्र के अध्ययन 
से पूर्व होना चाहिये । 

]. साख्य-दर्शन--महाँषि कपिल प्रणीत सांख्यसूत्रों में प्रकृति को सृष्टि का 
स्वतन्त्र कारण माना गया है और एकात्मवाद के स्थान पर अनेकात्मवाद की स्थापना 
की गई है। आचाय शकर की युक्तियों को भली-भाँति समझने के लिये संंख्यसूत्रों का 
अध्ययन अपेक्षित है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में युक्तिपूवक सांख्यमत का 
खण्डत किया है ।* 

2--न्याय-वेशेषिक दर्शन--ये दोनों दर्शन वेदान्त सम्मत आत्मा के स्वरूप 
को नहीं मानते है। अतः आचार शंकर ने इन दोनों को असंगत बताते हुए लिखा 
है--“इच्छादि को आत्मा का धर्म मानने की कल्पना करने वाले वेशेषिक तथा न्याय 
मतावलम्बियों की औपनिबद्-शास्त्र-तात्पयं से सद्भति नहीं होती है | 3 इसी प्रकार 
आचार्य शरर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में वशेषिक के परमाणुवाद को वेदविरुद्ध मानते* हुए 

हु मत व्यक किया है-- कुतक के योग, वेदविरुद्ध और शिप्ट पुरुषों से अस्वीक्ृत 
होने से वेशेषिक सिद्धान्त अपेक्षा करने योग्य नहीं है।” इस प्रकार ब्रह्मसूत्र का 
यथावत्‌ अध्ययन करने वाले शिक्षार्थी को न्याय-वेशेषिक के विधिवत्‌ अध्ययन की 
आवश्यकता होने से इन दोनों दर्शनों को पाठ्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मि- 
लित करने से छात्र को उनके श्षिद्धान्तों को समझना सहज होगा । 

3. योग-दर्शन---इस दश्शन में वणित ब्रह्म के स्वरूप तथा सुष्टि रचना की 
प्रक्रिया पर वेदान्त का मतभेद है। अत: आचाय॑े शंकर के अनुसार सांख्य दर्शन के 





. डा० राम मूर्ति दर्मा-शंकराचाय-साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
पृष्ठ 8. 

 अह्यसूत्र शां०्भा० (2--4-4 ), गोविन्दमठ, टेढीनीम, वाराणसी, पृ०340। 

 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां ०भा० (4-3-22) गीता प्रेस गोरखपुर, पृ०५ 985 | 

- अह्सूत्र ्ञां०भा० (2-]-4-2), वही, १०३59-360 | 

: बह्मसूत्र शाँ०भा० (2-2-4-8 ), दृष्टव्य । 


(५० है. 


(2) >+ 


पाठ्यक्रम 227 
समान योगदर्शव भी उक्त दृष्टियों से मान्य नहीं है ।? इस प्रकार वेदान्त के विच्याथ्ा 
को योग-दर्शन का अध्ययत भी अपेक्षित है। योगसाधना के महत्त्व को आचार्य 
शंकर ने मोक्ष प्राप्ति के लिये स्वीकार किया है । इस दृष्टि से भी योगदर्शन के 
वेदान्त के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

4. सीसांसा दर्शन--इस दर्शन की प्रमाण मीमांसा श्ांकर वेदान्त को मान्य 
है और मीमांसा द्वारा प्रतिपादित एकमात्र कर्म की श्रेष्ठता शंकर को स्वीकार्य नहीं 
है। आचार्य शंकर मोश्न को ज्ञानमूलक स्वीकार कर वेदान्त के छात्रों की जिज्ञासा 
को इस इष्टि से जागृत कर देते हैं कि कर्म अथवा ज्ञान-कर्म-समुच्चय की अपेक्षा 
एकमात्र ज्ञान ही क्यों श्रेयष्कर है ? इसके लिये पाठ्यक्रम में मीमांसा दर्शन के पठन- 
पाठन की व्यवस्था अपेक्षित है । 

5. बोद्ध-दशेन--आचाय॑ शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में बौद्धमत का खण्डन 
किया है। उन्हीं के शब्दों में--“बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद और थूुन्यवाद परस्पर 
विरुद्ध इन तीनों वादों का उपदेश करते हुए सुगत (बुद्ध) ने अपना असम्बद्ध प्रलापित्व 
स्पष्ट किया है, अथवा विरुद्ध धर्म प्रतिपत्ति से ये प्रजाएँ मोह को प्राप्त हों, इस 
प्रकार प्रजा के प्रति अति विद्वेष किया है। इसलिए श्रेयकामी पुरुषों से सब प्रकार 
यह सुगतमत (बौद्धमत) अनादरणीय है ।/3$ अतएवं आचार्य शंकर द्वारा बौद्ध दर्शन के 
प्रस्थापित मतों का निराकरण करने के लिये जिज्ञासुओं को इसके विस्तृत अध्ययन 
की अपेक्षा है । 

6. जन दर्शन--बौद्धमत के समान जेनमत की समीक्षा करते हुए* आक्षार्य 
शंकर ने इसकों भी असंगत होने से उपेक्षणीय बताया है।ई 

7. पाशुपत सिद्धान्त:--इस सिद्धान्त में ईइवर को जयत्‌ का केवल निम्नत्त 
कारण माना जाताहै किन्तु वेदान्त ईश्वर को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तापादान कारण 
मानता है। अतः भगवान्‌ शंकराचायय ने पाशुपत मत को असंगत बताया है।४ इस 
कारण वेदान्त के पाठ्यक्रम में पाशुपत सिद्धान्त के अध्ययत्त की आवश्यकता स्वत्त: 
उपस्थित हो जाती है । 

8. पंचरात्र सिद्धान्त:--यह वैष्णव सिद्धान्त है। इसमें आचार शंकर # 


. ब्ह्मसूत्र शां०भा० (2--2-3) दृष्टव्य । 

2. ब्रह्मसूत्र शां०भा० (2--2-3) दुृष्टव्य । 

3. ब्रह्मसूत्र शां०भा० (2-2-6-32), गोविन्दमठ, वाराणसी, पृ०454-55। 
4. वही, (2-2-6-33) पृ०455॥ 

5. वही, (2-2-6-36) पृ०46[। 

6. वही, (2-2-7-4!) पृ०466 । 


220 पाठ्यक्रम 
अनुसार वेद-विरोधी तथा अवेदान्तिक सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है।* अतः 
ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में इस मत की आलोचना होने से वेदान्त के शिक्षार्थी के 
लिए इसके अध्ययन की आवश्यकता होगी । 


धमंशास्त्रों का अध्ययन : 


उपर्यक्त दार्शनिक मतों के अध्ययन के अतिरिक्त शांकर शिक्षा का प्रधान 
आधार धामिक होने से स्रोत एवं स्मात॑ कर्मों तथा वर्णाश्रम धर्म को जानने के लिये 
पाठ्यक्रम में स्मृति ग्रन्थों के पठन-पाठन की व्यवस्था शंकराचाय को मान्य है। 
मनुस्मृति के सम्बन्ध में अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में तेत्तिरीय संहिता को उद्धृत करते 
हुए उन्होंने लिखा है--“जों कुछ मनु ने कहा है वह ओषध है | अतः धामिक 
सिद्धान्तों, परम्पराओं एवं क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्मशास्त्रों का 
अध्ययन गकराचाय के अनुसार आवश्यक है।* ये धर्मशास्त्र (स्मृति) अठारह है--- 
() मनुस्मृति, (2) याज्ञवल्क्य स्मृति, (3) अन्रिस्मृति, (4) पाराशर स्मृति, (5) 
आड़िरस स्मृति, (6) व्यास स्मृति, (7) यमस्मृति, (8) दक्षस्मृति, (9) गौतमस्मृति, 
(0) वाशिप्ट स्मृति, () हारीत स्मृति, (2) शातातप स्मृति, (3) विष्णु 
स्मृति, (4) कात्यायन स्मृति, (!5) बोधायन स्मृति, (6) आपस्तम्ब स्मृति, 
(7) शंख स्मृति, (8) लिखित स्मृति या प्राचेतस स्मृति । इन सब स्मृतियों का 
अध्ययन घरामिक शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं। यद्यपि आजकल ये सब स्मृतियाँ 
व्यवहार में नही आतो है, केवल मनु, याज्वल्क्य एवं पाराशर स्मृतियों का अधिक 
प्रचलन है तथापि आचाय॑ शकर ने अपने भाष्य ग्रन्थों में उपर्युक्त स्मृतियों को उद्धृत 
कर इनके अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इन सबका अध्ययन करने 
के पव्चात्‌ वेदान्त के शिक्षार्थी को ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए। साथ में 


समस्त पुराणों तथा बाल्मीकि रामायण एवं महाभारत को भी इतिहास के रूप में 
उन्होंने पठतीय माना हैं । 


अध्ययन-क्रस : 


आचाय॑ शंकर प्रणीत भाष्य ग्रन्थों अथवा प्रकरण ग्रन्थों में किसी स्थान पर 
उपयंक्त विषयों के अध्ययन के क्रम के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है । अतः यह कहना 
बहुत कठिन है कि स्वामी शंकराचायें को अध्ययन का कौनसा क्रम मान्य था ? ब्रह्म- 
सूत्र को आन्तरिक रचना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वेद, उपनिषद्‌, गीता, 





. वही, (2-2-8-45) पृ०68-70 । 
2. ब्रह्मसूत्र शां ०भा० (2--]-व) दृष्टव्य । 
3. श्रीमदभगवद्‌ गीता शां०्भा० (6-24) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०39। 


प्रादयक्रस ०9१0 


विभिन्न पुराण, विविध धर्मंग्ास्त्र (स्मृतियाँ) तथा दार्शनिक, धारमिक एवं आध्यान्मिक 
मत-मतान्तरों के अध्ययन के पश्चात्‌ ही ब्रह्मसूत्र का अध्ययन होता चाहिए। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसीलिये ब्रह्मसूत्र के भाप्य में आचाय॑ झंकर ने श्रूति, स्मृति नथा 
पुराण इत्यादि को तो उद्धृत किया है किन्तु अपने उपनिपद्‌ एवं गीता भाष्य में 
उन्होंने ब्रह्मसत्र को उद्धृत नहीं किया है। प्रायः प्रस्थानत्रयी के क्रम में भी विद्वानों 
ने ब्रह्मससत्र को अन्तिम प्रस्थान माना हैं । श्ांकर वेदान्त के मूर्थन्य बिद्वान्‌ स्वामी 
करपात्री जी का इस सम्बन्ध में भिन्न मत हैं। उनके अनुसार वेदान्त से प्रवेश के 
लिए सवंप्रथम विद्यार्थी को वेदान्त की परिभाषा, पचदर्णी, साख्यतत्वकौमदी, तर्क॑- 
मंग्रह और मुकक्‍्तावली को पढ़ना चाहिए। तत्पच्चात्‌ उपनिपदों का ज्ांकर भाष्य 
पढकर ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करता चाहिये ओर ब्रह्मसूत्र पढ़ लेने के बाद गीता का 
गांकर भाष्य पढ़ना चाहिये किन्तु उपनिपदों में माण्डक्योपनिपद्‌ और बुह॒दारण्यकोप- 
निपद्‌ के जांकर भाष्य को गीता के अध्ययन के पश्चात्‌ पढ़ना चाहिए। इन सबका 
अध्ययन करने पर आचाय॑ शंकर प्रणीत स्तोत्र, उपदेश-साहस्ली और विवेक चड मणि 
तथा प्रपञ»चसार इत्यादि ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये ।* अध्ययन का क्रम कोई 
भी हो, इतना स्पप्ट है कि व्यवहारिक दृष्टि से आचाय शंकर पाठ्यक्रम को इतना 
विविधतापूर्ण तथा विभिन्न प्रकार के विपयों के अध्ययन से परिपूर्ण बनाने के पक्ष में 
है जिससे वेदान्त के छात्र की ब्रह्म जिज्ञासा को उद्भूत एवं उत्प्रेरित किया जा सके । 

इस स्तर के पाठ्यक्रम में साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान तथा धर्मज्ञास्त्रों के अध्ययन के 
अतिरिक्‍त संस्कृत भाषा का पठन-पाठन भी होगा । यद्यपि आचार्य गंकर ने संस्कृत 
पढ़ने या न पढ़ने का कहीं कोई संकेत नहीं दिया है तथापि उपयुक्त विषयों के 
संस्कृतबद्ध होने से तथा आचार्य शंकर के स्वयं सस्क्ृत में ग्रन्थ-प्रणयन से संस्कृत 
भाषा के अध्ययन-अध्यापन की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है । 


पारमाथिक दृष्टि से विषय-निरुपण 

ब्रह्म जिज्ञासा के उपरान्त छात्र पारमाथिक स्तर में प्रवेश कर जायेगा। 
आचाये शंकर के अनुसार विभिन्न शास्त्रों, बर्मग्रन्थों तथा दार्शनिक मीमांसाओं को 
ही पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार समस्त वेदों का अध्ययन और अन्य 
सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब तक पुरुष आत्मतत्त्व को नही 


बना 


!. श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
पृ०१50। 

2. परिशिष्ट सं० | दृष्टव्य। 

3. ॥००८6७], २.६ .-तह/तह4#टाशाई अवांवा। 24४०7, ावंदा 4.9] उ3977 
४४०॥ ॥.88 8898750858, 347898!09 १०३०, ॥088॥-6. #. >20- 


230 


पाठ्यक्रम 


जानता, तब तक अकृतार्थ ही रहता है ।! छात्रों के पूर्ण विकास के लिये उन्हें पार- 
माथिक सत्ता से परिचित कराना आवश्यक है। इस स्तर पर विभिन्न विषयों के 
अध्ययन की आवश्यकता नही रहती । क्‍योंकि इनमें तो शिक्षार्थी ने व्यावहारिक स्तर 
पर ही निष्णातता प्राप्त कर ली है। अब तो उसे आत्मानुभूति अथवा बहाानुभृति प्राप्त 
करनी है तभी उसके मानसिक सन्‍्ताप का शमन होकर अक्ृतार्थेता की समाप्ति 
होगी ।? अतः गुरु शिष्य को निम्न महावाक्यों? का उपदेश करेगा--- 


जा 


(4) तत्वमसिः--यह महावाक्य छान्‍्दोग्योपनिषद (6-8-7) का है। इसका 
अर्थ है, 'तू वह है । तत्‌ -- वह, त्वम्‌ 5तू और असि >> है। यहाँ तत्‌ या 
वह का अर्थ है ब्रह्म, त्वम्‌ जीव के लिए आया है । अर्थात्‌ जीव ही ब्रह्म 
है। तुम शरीर मात्र नहीं हो, वरन्‌ साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप हो जिसकी नित्य 
सत्ता है। जीव और ब्रह्म की अखण्डेकरसता का बोध कराने के लिये इस 
महावाक्य से गुरु शिष्य को जीव की एकता का उपदेश करेगा ।* 

2. प्रज्ञानं ब्रह्म--यह महावाक्य ऐतरेय उपनिषद्‌ (3-6-3) का है। इसका 
अर्थ है--ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण यह है कि उसकी 

नित्य सत्ता है और वह ज्ञान या चित्‌ के रूप में है । 

3. अयमात्मा ब्रह्म--यह महावाक्य माण्ड्क्योपनिषद्‌ (/2) का है। इसका 
अर्थ है 'यह आत्मा ब्रह्म है। इस महावाक्य में आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य 
दिखाया गया है। आत्मा ही परमात्मा है ।* सच्चा ज्ञान होने पर भेदबुद्धि 
समाप्त हो जाती है। 

4. अहं ब्रह्मास्मि---यह बृहदारण्यकोपतिपद्‌ (-4-0) का महावाक्य है। 
इसका अर्थ है 'में ब्रह्म हैं । यह ब्रह्मानुभृति का वाक्य है ।* अर्थात्‌ ब्रह्म 
जान होने पर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ।7 


 छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ जां०्भा० (6--3) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०577। 
 छान्दोग्योपनिषद्‌ ज्ञां०्भा० (7--3), वही, प्ृ०77-8 । 
- “'जित उपनिपद वाक्यों से ब्रह्म का अपरोक्ष निर्देश किया जाता है वे ही 


महावाक्य कहलाते है । डा० नरेन्द्र देवसिह शास्त्री-वेदान्तसार की भूमिका 
साहित्य भण्डार, सुभाप बाजार, मेरठ शहर, प्र०20। 


श्री शंकराचार्य ---विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 79 | 
 बृहदारण्यकोपनिपद्‌ शां० भा० (-4-0) वही, पृ० 257 | 
“उन्होंने (सदानन्द) “तत्त्वमसि' को उपदेश वाक्य और “अहं ब्रह्मास्मि' को 


अनुभव वाक्य कहा है । डा० नरेन्द्रदेव सिंह शास्त्री-वेदान्तसार की भूमिका, 
वही पृ० 2] । 


 मुण्डकोपनिषद्‌ शञां० भा० (3-2-9) वही, पृ० 84 । 


पाठ्यक्रम 23] 


इस स्तर पर शिक्षार्थी का एकमात्र सम्बन्ध परमात्मा से रह जाता है ।! 
परमात्मा ही एक मात्र शिक्षा का विषय रहने से इस स्तर की शिक्षा को पराविद्या 
अथवा आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं और धर्म, अधर्म के साधन ओर उनके फल से 
सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा को अपरा विद्या अथवा धामिक शिक्षा कहते है । पार- 
माथिक सत्ता की दृष्टि से शिक्षार्थी को ब्रह्मानुभूति करनी होती हैं। उसकी श्रवण 
(सुनने अथवा पढ़ने) की स्थिति व्यवहारिक सत्ता के स्तर तक ही रहती हैं। जब 
उसे गुरू-उपदेश का मनन करना है और मनन के उपरान्त निदिध्यासन करना है । 
यही इस स्तर का पठनीय विषय है। इसी को वेदान्त में जीवन्मुक्ति कहा गया है ।* 
यहाँ सब कुछ अनुभूति ही हैं, बह्मानुभूति में लीन हुआ व्यक्ति गान्त रहता हैं ।। इस 
प्रकार आचाय॑ गंकर पारमाथिक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम की प्रस्तावना करते हैं 
जिसमें शिक्षार्थी प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक सत्ता के स्तर पर अधीत विपयों का 
मनन करके और तदुपरानत निदिध्यासन की स्थिति में पहुंचकर ब्रह्मनुभूति प्राप्त 
कर सके । 


पाठय सहगासी क्रियाएँ 

भगवान्‌ शंकराचार्य ने ऐसी क्रियाओं का भी उल्लेख किया है जिनमें अध्ययन 
से अवशिष्ट समय का सदुपयोग हो सके । ऐसी क्रियाएँ जो ज्ञानाज॑न में सहायक 
होती हैं उन पर वेदान्त में बड़ा ध्यान दिया गया है। मनुप्य के मन को संयम में 
रखने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का विधान शांकरदर्शन में मिलता है। 
आचाय॑ शंकर के अनुसार वेदान्त के अध्ययन के साथ देवाराधन, श्रुति (वेद) और 
सच्छास्त्रों के श्रवण, पवित्र तीर्थस्थानों के दर्शन (सरस्वती यात्राएँ) और गुरू की 
सेवा करने से पाप का बन्धन निवृत्त होता है।” इसी प्रकार वेदपाठ, यज्ञानुष्ठान, तप, 
उपवास, ब्रह्मचये ब्रत का पालन करना, इन्द्रिय दमन का अभ्यास करना, श्रद्धा तथा 


. मुण्डकोपनिषद्‌ ([--5) शां० भा० वही, पृ० 9 । 

2. मुण्डकोपनिपद्‌ ([--4) शां० भा०, वही पृ० 6 | 

3. “ज्ञान की प्राप्ति होने पर इसी शरीर में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस 
मुक्ति कानाम है जीवन्मुक्ति'--श्री बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचाये, 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, पृ० 37। 

4, तुलना कीजिए---“मन शान्त हो जाने से उसमें किसी प्रकार का रागद्वेप 
नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था में पहुँचकर वह परमहंस हो जाता हैं। 
डा० नरेन्द्रदेव सिंह शास्त्री-वेदान्तसार की भूमिका, साहित्य भण्डार, सुभाष 
बाजार, मेरठ शहर, पृ० 28 । 

5. इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ शां० भा० (- ) गीता प्रेस, गोरखपुर, १० 28 । 


940 पाठ्यक्रम 


स्वतन्त्रता (स्वावलम्बन) ये सब आत्मज्ञान के साधन हैं ।! इनके अतिरिक्त ईश्वर की 
भक्ति करना, भगवान्‌ का ध्यान करना और योगाभ्यास करना---इन सवसे मनुष्य 
को मुक्ति मिलने में सहायता मिलती हैं। इसी प्रकार सत्सद्भध करना, दान करना 
और सन्‍्तोष करना कभादि ब्रह्माज्ञान में सहायक है ।* शांकर शिक्षा में परित्रजन 
(भ्रमण) का बड़ा महत्त्व है। इसीलिए संनन्‍्यासी को परित्राजक कहा जाता है। 
विभिन्न धामिक स्थलों, पवित्र स्थानों, देवमन्दिरों तथा तीर्थ भूमियों में विचरण कर 
अन्य विद्वानों से सम्पक करना और ज्ञानाजंन करना शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अंग रहा है। उपर्यक्त क्रियाओं के द्वारा शिक्षा का विकास होता है। इसीलिए 
आचाये इहंकर ने इनको भी ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में मान्यता दी है। इस 
प्रकार स्वामी शंकराचाय ने वेदान्त की शिक्षा में जहाँ अध्ययन-अध्यापन से सम्बंधित 
शैक्षिक क्रियाओं को स्थान दिया है वहाँ ऐसी क्रियाओं को भी प्रस्तावित किया है जो 
ज्ञान प्राप्ति में सहायक होकर वेदान्त के विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसारित 
करती है। अतः इनकी गणना शिक्षा शास्त्रीय इृष्टि से “” (5-:- « क्रियाओं के 
अन्तर्गत होनी चाहिए । इस प्रकार उनका पादयक्रम इतना व्यापक एवं सर्वागीण है 
कि उसमें न केवल सम्पूर्ण वैदिक वाइमय के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की 
गयी है अपितु समस्त वर्णाश्रम धर्मों की समग्र शिक्षा का उसमें प्रावधान किया 
गया है । 

उपर्यक्त समस्त विवेचना के सारभूत बिन्दु निम्नलिखित है--- 

. दंकराचाय को प्राचीन आश्रम व्यवस्था मान्य है ! 

2. प्राचीन आश्रम व्यवस्था में शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होकर 
शिक्षार्थी को ग्रुरू गृह में रहकर वेद आदि ज्ास्त्रों का अध्ययन करना 
होता है । 

3. इस आश्रम व्यवस्था मे शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीवन के विविध अनुभवों 
से युक्त बनाने का प्रयाप्त किया जाता था । 

4. आचाय॑ शंकर के पाठ्यक्रम निर्धारण में इसी आश्रम व्यवस्था की महत्त्व 
पूर्ण भूमिका है । 

5. पाइचात्य एवं आधुनिक भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों से सर्वथा भिन्न ढंग से 
आचाय शांंकर ने पाद्यक्रम पर विचार किया है। उनके विचार का 
आधार वेदशास्त्र प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था है। 

6. दंकर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होने से उन्होंने 
पाठ्यक्रम को मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है । 





4. व्वेताज्वनरोपनिपद्‌ शां० भा० ([- ) वही, पृ० 29-30 । 
5. श्री शंकरात्रार्यं-विवेकचूडामणि, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० 9 
6. वही, पृ० । 


पाठ्यक्रम 


हट 


0. 


44., 


4. 


कक 


6. 


[74. 


233 


पाठ्यक्रम अत्यन्त पवित्र, धामिक एवं आध्यात्मिक वस्तु होने से 


सर्देव आदरणीय एवं पूजनीय है। श्ांकर दर्शन में इसकी झास्त्र 
संज्ञा है। 


. आचाय॑े शंकर के अनुसार पाठतक्रम (शास्त्र) शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


अंग होने से शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही इससे बंधे हुए हैं । 


. शांकर शिक्षा में पादयक्रम (शास्त्र) अनिवाय होने के साथ स्थिर तथा 


अपरिवतनीय है। यह शाइवत सत्य (ब्रह्म) का प्रकाशक होने से समस्त 
जीवन का आधार है। 

मंत्र-ब्राह्मगात्मक वेद उपनिषद को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च तथा सर्वेश्रेप्ठ 
स्थान प्राप्त है। 

पाठ्यविषयों का निर्धारण शांकर दर्शन में प्रतिपादित प्रातिभासिक. 
व्यावहारिक एवं पारमाथिक सत्ताओं के अनुसार हुआ है । 

प्रातिभासिक सत्ता में श्रम अथवा अज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। 
अत: भ्रम का मनोवेज्ञानिक अध्ययन अपेक्षित है। इसी प्रकार स्वप्न की 
भी प्रातिभासिक सत्ता मानकर जगत्‌ की उसके आधार पर व्याख्यः होने 
से स्वप्न आदि का अध्ययन भी वेदान्त को स्वीकाय है। 


व्यावहारिक सत्ता में जगत्‌ के सत्य होने से समस्त भौतिक एवं धामिक 
शिक्षा का प्रावधान शांकर शिक्षा-दर्शन में किया गया है । 


इस स्तर पर आचाये शंकर ने व्यापक पाठ्यक्रम की कल्पना की है। 
जिसमें मन्त्र ब्रह्मणात्मक वेद-उपनिषद्‌, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, 
श्राद्धकल्प, गणित, वेदाड्भ, तकंशाम्त्र, नीतिशास्त्र, ब्रह्मविद्या, नक्षत्रविद्या, 
भूतविद्या, धनुर्वेद, सप॑ विद्या, श्वृंगार-नृत्य-संगीतवाद्य आदि ललितकलाओं 
तथा शिल्पकलाओं आदि विविध विषयों के अध्ययन को सम्मिलित किया 
गया है | 

वेदान्त के आधारभूल विषय वेद-उपनिपद्‌, गीता तथा ब्रह्मसृत्र है। इनके 
अध्ययन की विशेष व्यवस्था उन्होंने पाठ्यक्रम में की है । 

ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से पूर्व समस्त वेद उपनिषद्‌, वेदाज्ध, मन्वादि, स्मृतियाँ 
तथा न्याय-वैशेषिक, साँख्ययोग और मीमांसा-दर्शन, बौद्ध, जैन, पाशुपत 
तथा पंचरात्र (वैष्णव) सिद्धान्त आदि का ज्ञान आवध्यक होने से ज्ांकर 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनके अध्ययत पर बल दिया गया हूं । 
व्यावहारिक दृष्टि से निर्धारित पाद्यविषयों के अध्ययन के फलस्वरूप 
ब्रह्मजिज्ञासु होकर शिक्षार्थी पारमाथिक सत्ता के पाठ्यक्रम में प्रवेश 
करेगा । 


234 


6. 


9. 


पाठ्यक्रम 


पारमाथिक स्तर पर किसी ग्रन्थादि का पठन-पाठन न होकर केवल 
ब्रह्मनुभूति ही पाद्यविषय होगी । विद्यार्थी ग्रुरू से तत््वमसि' (तू वह 
ब्रह्म है) का उपदेश लेकर “अहं ब्रह्मस्मि' (में ब्रह्म हैँ) के रूप में ब्रह्मानु- 
भूति को प्राप्त करेगा । 

ईश्वर का भजन-पूजन, तीर्थाटन, दान, योगाभ्यास, ब्रह्मचर्याभ्यास, सत्संग 
करना, गुरू सेवा करना, यज्ञानुष्ठान करना अथवा कराना, उपवास आदि 
रखना तथा धर्मोपदेश के लिए इधर-उधर परिब्रजन करना आदि ऐसी 
क्रियाएं हैं जिनसे ब्रह्म ज्ञान में सहायता मिलती है। अत ये पाठ्य सहगामी 
क्रियाओं के अन्तर्गत स्वीकार की जाती है। 


उपसंहार 


वेदे ब्रह्मसमस्तदज्भू-निचये गार्योपमस्तत्कथा--- 
तात्पययर्थिविवेने ग्रसमस्तत्कमंसबंणने । 
आसीज्जेमिनिरेव तद्वचनज प्रोद्बोधकन्दे समो 
व्यासेनेव स मूरतिमानिव नवो वाणीविलासंब तः ॥४ 


“वे (शंकर) दार्शनिक भी है और कवि भी, ज्ञानी पण्डित भी हैं और सन्त 
भी, वेरागी भी हैं और धामिक सुधारक भी । 


४गृप् 6 ५३४॥78०768, क्‍॥0 $8५०॥९४ & 6 58]:95, 6 (॥॥975/85, 
(6 ५४॥59889079888 . & ॥0॥6 0ए8॥85; 76 ४७॥0॥7985, ॥॥6 ॥'770॥:98 & 
7॥6 ७४वगाताद88, थ॥ ॥656 & णा6ा$ एल ६40 ००7९, 7765796लाए2 ०0 
पिला शिंती 6 लत ता फाबणा०ट ॥8ए९७ 8 ए80०6 ॥ (6 णात॑दापा 
8४677. ण फए॥6050काए €एणए९6 & फशाव्टिध्त 09 776 76€एश€0 
5क8/8. + 


चलन 





. श्री शंकर दिग्विजय (माथवकृत--4-9), श्रवणनाथ ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार, 
सं० 2000, प्र० 95-96--यह बालक (शंकर) वेद में ब्रह्मा के समान, 
वेदाज्ों के विषय में गाग्ये के समान तथा इनके तात्पयं के निर्णय करने 
में बृहस्पति के समान, वेदविहित कर्म के वर्णन करने में जैमिनि के समान, 
वेद-वचन के द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान के विपय में व्यास के ही समान 
था और तो क्‍या, वाणी के विलास से युक्त वह बालक (शंकर) व्यास का 
नया अवतार प्रतीत होता था । 

2. डा० राधाकृष्णन---भारतीय दर्शन, भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट. दिल्‍ली, पृ० 444 । 

3, सावीदा साजक्ांत्वर, ऐएऐप्रशांधशा५, 929; #. 892. 
शंकराचार्य द्वारा विकसित तथा प्रतिष्ठित आइश्चयंजनक अद्वेत सिद्धान्त 
में वैष्णवों, शैवों, शाक्‍्तों, मीमांसकों, विशिष्टाद् तवादियों, द्वेतवादियों, 
बैंदिकों, तान्त्रिकों, मान्त्रिकों तथा आगामी दाशेनिकों के लिए भी, उनकी 
आस्था, धर्म एवं क्रिया का विचार किए बिना, स्थान प्राप्त है। 


236 ह उपमसंहार 


स्वामी शंकराचाय एक महान्‌ शिक्षा दाद्दोनिक : 


भारत देश ऋषियों, सन्‍्तों, विचारकों, विद्वान-दाशेनिको, मनीपियो एव 
मर्धन्य शिक्षाविदों की भूमि है। इसी पृण्यभूमि पर अवतीर्ण होकर आद्य जगत्‌ गुरु 
शंकराचार्य ने अपने ज्ञानालोक से न केवल भारतवर्ष की आलोकित किया था 
वरन्‌ उनके दिव्य-प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशमान्‌ हो उठा था। वह भारत की 
एक दिव्यविभूति है। जिस समय यह देश अवंदिकता तथा नास्तिकता में विमस्त 
हो रहा था, जब बेदिक क्रिया-कलापों तथा मान्यताओं का ह्वास हो रहा था, जब 
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के छात्त से मानव-समाज किकतंव्य विमूढ़ सा हों 
गया था, जब अनाचार तथा कुशिक्षा की काली घटाएँ चारों ओर छायी हुई थी, 
जब एक छोर से दूसरे छोर तक यह समस्त देश आलस्य, अकर्मंण्यता एवं अशिक्षा 
तथा अज्ञान के चंगुल में फंसा हुआ था, तब आचाये शंकर का मगलमय उदय इस 
देश में हुआ था।” उनका अविर्भाव भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। 
ऐसी प्रतिकल परिस्थितियों में उन्होंने अपने अद्वेत सिद्धान्त, अध्यात्म प्रधान शिक्षा- 
दर्शन तथा समतामुलक आचार पद्धति से देश को जो सफल नेतृत्व प्रदान किया 
था उसके फलस्वरूप भारतीय जनता ने आदरपूर्वक उन्हें 'जगद्गूरुः तथा 'लोकशंकर' 
की उपाधि से विभूषित किया था ।* उनका यह महान्‌ कार्य केवल दाशंनिक चिन्तन 
अथवा धार्मिक मीमांसा तक ही सीमित न था, वरन्‌ वह दाशंनिक विचारक अथवा 
धर्म-मीमांसक से बढ़कर अपने युग के महान शिक्षा-शास्त्री थे। विगत अध्यायों 
में हमने उनके सर्वागीण शिक्षा-दर्शन को भली-भांति हृदयद्भुम करने का प्रयास 
किया है । वस्तुतः उनका कार्य इतना व्यापक, विशाल तथा सारगभित है कि उसमे 
समस्त ध्रामिक, सामाजिक, दाशंनिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक मूल्यों तथा धारणाओं 
और विचारों का समाहार हो जाता है। अतः उनको शिक्षा शास्त्रियों की पंक्ति 
में स्थान देने में यद्यपि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथापि इस सम्बन्ध 
में साज़ोंपाड़ विवेचना करने से शिक्षा ज्ञास्त्री के रूप में उनकी स्थापना को बल 
मिलेगा । 





. श्री शंकरदिग्विजय (माधवक्ृत-2-93) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार 
पु० 6। 


2. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम । 
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ 


“स्वामी अमलानन्द सरस्वती---श्री बलदेव उपाध्यायक्ृत---श्री शंकराचार्य 


(हिन्दुस्तानी--एकेडेमी, इलाहाबाद, 963) की “श्री शंकर स्तुति' से 
उद्धृत । 


उपसहार ३ 


है हे। 


किसको शिक्षा शास्त्री माना जाये ? यह प्रदन अपने आप में इतना गम्भीर 
है कि इसका उत्तर देना सहज कार्य नहीं है। आज शिक्षा शास्त्र ज्ञान की एक 
स्वतन्त्र शाखा के रूप में इतना विकसित हो गया है कि शिक्षा शास्त्र के चिन्तन 
की कोई सीमा नहीं रही है। सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र मे मौलिक रूप से चिन्तन 
करने वाले व्यक्ति को शिक्षा शास्त्री कहा जाता है किन्तु जबकि हम शंकराचार्य 
का एक शिक्षा शास्त्री के रूप मे मूल्यांकन कर रहें हैं, तब हमें बड़ी गम्भीरता से 
इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। वस्तुतः यदि देखा जाए तो शिक्षा झास्त्री 
की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। केवलमात्र शिक्षा शास्त्र की पुस्तक लिख 
लेने से कोई शिक्षा शास्त्री नहीं होता है । शिक्षा की एक-दो समस्याओं के निराकरण 
से कोई शिक्षा शास्त्री नहीं होता है। प्रथमत: शिक्षा शास्त्री मौलिक विचारक 
होता है । वह जीवन-जगत्‌ की समस्याओं पर अपने ढंग से विचार करता है, अपने 
ढंग से उनका समाधान प्रस्तुत करता है और अपने ढंग से उस समाधान को 
क्रियान्वित करने को योजना प्रस्तावित करता है। अतः यह कहा जा सकता है 
कि एक शिक्षा-दार्शनिक को शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति अपनी इढ़ आस्था रखनी चाहिए 
जो कि अन्ततः विधियों का चयन, संगठन की योजना, विषयवस्तु तथा विषय- 
सामग्री के उनाव का निर्धारण करते है।? इस प्रकार शिक्षा-शास्त्री में दार्शनिक 
क्षमता का पूर्ण विकास होता है। वह अपने चिन्तन से शिक्षा-जगत्‌ को नयी दिशा 
प्रदान करता है। पश्चिमी शिक्षा-जगत्‌ में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, पेस्टालाजी 
तथा ड्यूवी इत्यादि विचारक उन शिक्षा-शास्त्रों में अग्रगण्य माने जाते हैं जिनका 
दशनिक चिन्तन-मनन अत्यन्त सबल एवं प्रभावशाली था। अपने प्रखर दार्शनिक 
जिन्तन के कारण ही उन्होंने तत्कालीन शिक्षा-शास्‍्त्र को नया स्वरूप प्रदान किया 
था। इसी प्रकार भारत में शिक्षा-शास्त्रियों की विशिष्ट परम्परा रही है। आधुनिक 
भारतीय शिक्षा के निर्माताओं में विवेकानन्द, दयानन्द, गाँधी, टंगोर, अरविन्द 
तथा राधाक्ृप्णन्‌ इत्यादि के नाम मौलिक विचारकों में प्रसिद्ध हैं। इच्होंने अपने 
प्रखर चिन्तन का सम्बल प्रदान कर शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। 
स्वामी शंकराचाय भारतीय दार्शनिक क्षेत्र के मौलिक विचारक, प्रखर 
चिन्तक तथा उत्कृष्ट समीक्षक माने जाते हैं।” उच्होने ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उप- 
निषदों पर अपने भाष्य-प्रस्थों का प्रणणन कर अपने दाशनिक चिन्तन की सक्षमता 
का परिचय दिया था। उनकी दार्शनिक मीमांसा में इतनी तेजस्विता, प्रखरता 





, 3. नमममम>म»क अभनमन-»म-+न «नमन जनममममममम 


. ए०, 'श॑., $.---7#॥०४. क्काल्यीकदा 2ातकांओ ० शैबध्राधिशिद 
ठकावेधं, पशु ?प50॥8 सि0786, 53.772047090, ९. 8. 

2 डा० राधाकृष्णन--भारतीय दशत भाग-2, राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली, 
पृ० 438 । 


238 उपसंहार 


तथा गम्भीरता है कि उनके द्वारा प्रस्थापित अद्वेतवाद भारतीय जनमानस मे 
समाहित हो गया है। आज भारतीय जनता पर वेदान्त की जो अमिट छाप दिखाई 
पड़ती है उस सबका श्रेय आचार्य शंकर के मौलिक दाशनिक चिन्तन को ही है|! 
अपनी विलक्षण दार्शनिक प्रतिभा से आचाये शंकर ने एक ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त 
की स्थापना की है जो न एकदम भौतिकवाद है, न कोरा कर्मवाद और न शुष्क 
ज्ञानवाद ।* इससे आचार्य शंकर के दार्शनिक चिन्तन की सक्षमता, मौलिकता तथा 
प्रखरता स्पष्ट हो जाती है। इसी दाशनिक प्रतिभा के कारण शिक्षा सम्बन्धी 
उनके विचारों में गाम्भीयं, औदार्य तथा विलक्षणता के दर्शन होते है। उनके शैक्षिक 
विचारों एवं मान्यताओं तथा सिद्धान्तों में उनकी दाशेनिक प्रतिभा की छाप स्पष्ट 
ही इष्टिगोचर होती है। अतः यदि दाशनिक प्रतिभा एवं मौलिक चिन्तन की शिक्षा 
शास्त्री का आधारभूत गुण माना जाता है तो स्वामी शंकराचार्य को शिक्षा-शास्त्री 
के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होना चाहिए । 


उपर्यक्त विवेचना को पढ़ने पर यह कहा जा सकता हैं कि भले ही आचार्य 
शंकर में दाशंनिक चिन्तन की प्रखरता तथा मौलिक प्रतिभा का पूर्ण विकास था 
किन्तु शिक्षा-बास्त्र पर उन्होंने कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं लिखा हैं। इसलिए उन्हें 
शिक्षा-शास्त्री के रूप में मान्यता देना कहाँ तक उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर 
दो प्रकार से दिया जा सकता है। प्रथमतः: तो शंकराचाय के समय में शिक्षा-गास्त्र 
का स्वतन्त्र रूप में आधुनिक युग की भाँति विकास नहीं हुआ था अन्यथा आवचाये 
शंकर अपने शैक्षिक विचारों को स्वतन्त्र रूप में भी प्रस्तुत कर सकते थ। जिस 
व्यक्ति ने इतनी उच्च चिक्षा-व्यवस्था का निर्माण किया हो, जिसकी परम्परा आज 
भी सजीव रूप में विद्यम।न है, उसके लिए शिक्षा-शास्त्र पर एक दो ग्रन्थ लिख 
देना कोई कठिन कार्य नहीं था। परि्चिम में प्लेटों को उच्च कोटि का शिक्षा-शास्त्री 
माना जाता है किन्तु उन्होंने शिक्षा-शास्त्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं लिखा है 
बल्कि “रिपब्लिक' में ही शिक्षा सम्बन्धी विचारों को प्रकट किया है। इसी प्रकार 
भारत में महात्मा गाँधी और स्वामी विवेकानन्द का शिक्षा पर अपना लिखा 
हुआ कोई ग्रन्थ नही है। उनके प्रवचनों के आधार पर उनकी शौक्षिक विचार- 
वाराओं को प्रस्तुत कर उन्हें शिक्षा-शास्त्री के रूप में मान्यता देना स्वीकार किया 
गया है। इन ठोस प्रमाणयुक्त तथ्यों के आधार पर आचार्य शंकर को मात्र शिक्ष- 
शास्त्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न लिखने के कारण शिक्षा-शास्त्रियों की श्रेणी में न 





. /088 0099. 8. 'प.-बीदा आंध्रॉ०8०279, ५0. ॥, 0६7797088, 
[.णादतठा, पचात 560०), ?. 429. 


2. डा० राममूर्ति शर्मा--शंकराचार्य, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, 
पृ० 6। 


उपसहार 339 


माना जाना न्‍्यायसंगत एवं न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता। द्वितीयतः आचार्य 
शंकर का चिन्तन समग्र रूप में हुआ है। अतः उनके चिन्तन में धर्म, संस्कृति, 
समाज, अध्यात्म तथा शिक्षा आदि का एक साथ समावेश दृष्टिगोचर होता है। 
वस्तुत: आचाये शंकर को इतना महनीय एवं गुरुत्तम कार्य करना था कि वह जीवन 
के समस्त क्षेत्रों को एक साथ लेकर कार्य करने में प्रवृत्त हुए थे। इसीलिए पृथक्‌ 
रूप से शिक्षा पर उन्हें किसी प्रथक्‌ ग्रन्थ रचना की आवश्यकता ही अनुभव नही 
हुई । इस प्रकार हम देखते हैं कि आचाय॑ शंकर ने भले ही शिक्षा-शास्त्र पर किसी 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना न की हो किन्तु उनकी दाशनिक प्रतिभा तथा मौलिक 
चिन्तन की सक्षमता इतनी उच्चकोटि की है कि उन्हें शिक्षा-शास्त्री से रूप में मान्यता 
देने में किसी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

किसी भी शिक्षा शास्त्री के लिये मौलिक प्रतिभा तथा दार्शनिक चिन्तन की 
सक्षमता का ही प्रदर्शन करना पर्याप्त नही होता है। कोई भी दार्शनिक केवल अपने 
सक्षम चिन्तन के बल पर सफल शिक्षा-श्षास्त्री नही हो सकता है। ऐसे चिन्तक एवं 
विचारक आचाये शंक्रर के समय में भी अवश्य रहें होगे जिनका नाम भी आज कहीं 
कोई नहीं जानता है किन्तु आचाय॑े शंकर की प्रसिद्धि शताब्दियाँ व्यतीत होने पर भी 
आज तक अक्षुण्ण है। शिक्षा शास्त्री में निश्चित ही उपयुक्त गुणो के साथ अन्य ऐसी 
विशेषताएँ भी होनी चाहिएँ जो उसे युग-युगों तक चिरस्मरणीय बना दे । यह विज्ञे- 
पता है-काल-निरपेक्ष-सिद्धान्तों की स्थापना । जो दाशतिक ऐसे सिद्धान्त देता हैं 
जिनका प्रभाव समाज पर चिरस्थायी होता है तथा जो जन सामान्य को युग-युगों तक 
प्रेरणा देते रहते है, वह उच्चकोटि का शिक्षा-ज्ास्त्री होता है । प्लेटों, रुप्तो, तथा 
ड्यूबी आदि ने केवल अपने युग तक सीमित रहने वाले सिद्धान्तो का प्रतिपादन नहीं 
किया है। शिक्षा में सत्य, 'शिव', 'सुन्दरं' की प्लेटो की कल्पना आज भी प्रेरणादायी 
है । रुसो का प्रकृति की और प्लेटो' वाला नारा शिक्षा के विचारको को चिरकाल 
से मार्ग दर्शन दे रहा है। और ड्यूबी का शिक्षा में 'सामाजिक कुशलता' का सिद्धान्त 
दिन प्रतिदिन महत्त्व प्राप्त करता जा रहा है। इसी प्रकार महात्मा गाँधी की क्राफ्ट 
केन्द्रीय शिक्षा की कल्पना में सुदूर भविष्य की सुख-समृद्धि का स्वप्त निहित हैं। अतः 
यह स्पष्ट है कि किसी भी शिक्षा शास्त्री के सिद्धान्त, मान्यताएँ एवं स्थापनाएँ क्षण 
स्थायी नहीं होनी चाहियें। उनमें काल के कराल आघात को सहन करने की पर्याप्त 
क्षमता होनी चाहिये। देश काल की सीमा का उलंघन करके जो सिद्धान्त स्थिर रहते 
है वस्तुत: वे ही श्रेष्ठ शिक्षा का दर्शन का निर्माण कर पाते है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर भी आचाय॑ शकर सर्व श्रेष्ठ शिक्षा-शास्त्रियों की श्रेणी में आते है । उनके 
दाशंनिक सिद्धान्तों, मान्यताओं एवं आदर्शो का प्रभाव देशकाल को सीमा का उलंघन 
कर सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक बन गया है। उनका अद्वेतवाद आन भी जन-जन 
का सम्बल बना हुआ है। उनका ब्रह्मात्वाद इस युग में भी एकता, श्रेम, सहानुभूति 
सौजन्य को स्थापना में मानव जाति को उत्प्रेरित कर रहा है। अतः यह कहना अति- 


240 उपसंहार 
शयोक्ति नहीं है कि विश्व में सम्भवत: इतना प्रचीत शिक्षा दाशैनिक शंकर के अति- 
रिक्त अन्य न हो जिसने सहस्रों वर्ष व्यतीत होने पर भी अगणित लोगों के जीवन- 
दर्शन को प्रभावित किया हो ।! 


उपर्युक्त विवेचना से आचाये शंकर का एक सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा- 
शास्त्री होना स्पष्ट ही है। उनके दार्शनिक चिन्तन एवं शिक्षा-दशंन के चिरस्थायी 
प्रभाव की समीक्षा करते हुये डॉ० राधा कृष्णन्‌ के ये उदगार उल्लेखनीय है-- “एक 
दार्शनिक तथा ताकिक के रूप में स्व श्रेष्ठ, शान्त निर्णय तक पहुँचने मे तथा व्यापक 
सहिष्णता में एक मनुष्य के रूप में महान्‌ शंकर ने हमें सत्य से प्रेम करने, तक॑ का 
आदर करने तथा जीवन के प्रयोजन को जानने की शिक्षा दी । बारह दताब्दियाँ 
व्यतीत हो गई किन्तु आज भी उनका असर देखा जा सकता है।”* इतना ही नहीं 
आचाय॑ शंकर का अद्वेत सिद्धान्त आधुनिक युग के महान विचारक विवेकानन्द, अर- 
विन्द, टेगोर तथा महात्मा गाँधी की विचारधारा का आधार रहा है । महात्मा गाँधी 
स्वयं कहते थे “मै अद्वेत में विश्वास करता हैँ । मैं मनुष्य को अनिवार्य एकता तथा 
उसके लिये समस्त प्राणियों की एकता में विश्वास करता हूँ ।* इसी प्रकार स्वामी 
विवेकानन्द का यह कथन अद्वेतवाद की महत्ता प्रकट करता है-फिर अद्वेत की वही 
प्रबल पताका फहराओ, क्योंकि और किसी आधार पर तुम्हारे भीतर वैसा अपूर्व प्रेम 
नहीं पैदा हो सकता । जब तक तुम लोग उसी एक भगवान्‌ को सर्वत्र एक ही भाव से 
अवस्थित नहीं देखते, तब तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम पेदा नहीं हो सकता-उसी प्रेम 
की पताका फहराओ ।* इस प्रकार हम देखते है कि शंकराचाय ने जिस महान्‌ अद्वेत 
सिद्धान्त की आज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापना की थी वह न केवल अतीत एवं वबते- 
मान में ही उपादेय रहा है वरन्‌ भविष्य में भी उसके प्रचारित तथा प्रसारित होने को 
उज्जवल सम्भावनाएँ है। अतः आचाये शंकर ने उच्चकोटि का शिक्ष शास्त्री मानने में 
किसी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


शिक्षा शास्त्री शिक्षा के हर पहलू पर विचार करता है | उसके लिये शिक्षा 


. “शदि शंकराचाय की कल्पना के अनुरूप इतिहास के एक लम्बे अन्तराल के 
बाद देश के विभिन्न भागों से भारी संख्या में जनसमुदाय कुम्भनगर (प्रयाग) 
की ओर उमड़ता चला आ रहा है ।--क्ुम्भपर्व के स्तान के सन्दर्भ में प्रका- 
शित्‌ समाचार (नव भारत टाइम्स, टाइम्स आफ इंन्डिया प्रेस, प्रकाशन, 
नई दिल्‍ली, (3-]-977) से उद्घृत । 

2. डा० राधा कृष्णनू-भारतीय दर्शन, भाग-2 राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली, 
पृ० 660। 

3. 0एथावंतं, , #. #०एगराई 7वां६ ,25. 9. 24. 

4. विवेकानन्द संचयन-श्री राम कृष्ण आश्रम, नागपुर, प्ृ० 235 । 


उपसंहार 0 


प्र समग्र रूप से विचार करना हो जीवन का महत्वपूर्ण उद्देष्य होता है । अतः वह 
शिक्षा के हर पहलू का विश्लेषण करता है । शिक्षा का स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसका 
पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियाँ, अध्यापक-विद्यार्थी संगठन एवं प्रशासन तथा अचु- 
शासन आदि ऐसे बहुत से शिक्षा के अंग हैं जो शिक्षा-ज्ञास्त्री की पैनी दृष्टि मे अछूते 
नही रह पाते हैं। वस्तुत: शिक्षा के समस्त अंगों पर ही विचार करने से किसी सुव्यव- 
स्थित तथा सुविकसित शिक्षा-दर्शन का निर्माण हो पाता है। प्लेटो, रुसो, पेस्टालॉजी 
तथा ड्यूवी आदि पश्चिमी शिक्षा दाशनिकों ने शिक्षा के समस्त अंगों पर अपने विचार 
प्रकाशन कर जिन महत्त्वपूर्ण शिक्षा-दर्शनों-आदशंवाद, प्रकृतिवांद तथा व्यवहारवाद 
को जन्म दिया है वे उनके शिक्ष। सम्बन्धी समग्र चिन्तन का परिचय देते है । विवेका- 
नन्‍द, अरविन्द, गाँधी तथा टेगौर की शिक्षा-प्रणालियों के अध्ययन से भी यहीं पता 
चलता है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र का चिन्तन करने के फलस्वरूप ही ये चिक्षाविद्‌ 
ऐसा सर्वाज्धभीण शिक्षा-दर्शन विकसित कर पाये जो भारतीय शिक्षा-जगतू की महान्‌ 
उपलब्धि है । 


विगत अध्यायों की पृष्ठ-भूमि में यह तथ्य स्वतः स्पप्ट होता है कि आचाय॑ 
शंकर ने शिक्षा के सभी अंगों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। शिक्षा का कोई अगर 
उनके चिन्तन से बचा नही है । उनके भाष्यग्रन्थों तथा प्रकरण ग्रन्थों के अध्ययन से 
स्पष्ट तथा विदित होता है कि शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचारों की स्पप्टता, 
सरलता तथा बोधगम्यता उच्चकोंटि की है। उनके ग्रन्थों मे शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा 
के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, युर-चिद्र-मम्बन्ध तथा अनुशासन और धामिक 
एवं आध्यात्मिक शिक्षा इत्यादि सभी के विपय मे पर्याप्त समुद्ध चिन्तन मिलता हैं। 
अत: शिक्षा सम्बन्धी विचारों की उच्चता, चिन्तन की प्रखरता एवं मनन की 
उत्कृष्टता के कारण आचार्य शंकर को महान्‌ शिक्षा-दार्गनिक मानना तथ्यों की उपेक्षा 
नहीं होगी । 

शिक्षा गास्त्रियों ने सदैव मानव जाति को ऐसे विशिष्ट सन्देश दिये है जिनका 
सम्बन पाकर निराशा एव दुरवस्था के गत॑ में पतित हुई मानवता ने अपने कल्याण 
पथ का अनुसंधान किया है। नाना प्रकार के अत्याचारो, बलात्कारों तथा उत्पीडनों 
से जब मनुष्य संत्रस्त हो जाते है तब भगवान्‌ श्री कृष्ण का यह आख्वासत कि जब- 
जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है, तब-तब में अवतार रूप 
में प्रकट होता हँ।--इस बात का दुयोतक है कि मानवता को आज्ञा, उत्साह, प्रेम, 


. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अप्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
--श्रीमद्भगवद्गीता (4-7) 


242 उपसंहार 


सहानुभूति एवं सहयोग का सन्देश देने वाले महापुरूषों की परम्परा का विध्व के 
इतिहास में विशिष्ट स्थान है। 

पेस्टालॉजी ने अशिक्षित एवं अज्ञानी जनता के लिये शिक्षा से मानवता के 
उद्धार का सन्देश दिया था। हरबर्ट ने शिक्षा द्वारा नेतिक बनने का सन्देश देकर 
मानव जाति को शिक्षा का एक नया अर्थ प्रदान किया था। इसी प्रकार अमेरिका के 
प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी ने शिक्षा को सामाजिक कुशलता का साधन बताकर 
शिक्षा में समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तत किया था। उसके इस प्रयास से व्यक्ति 
और समाज को एक दूसरे का अविरोधी मानकर परस्पर सहयोगी स्वीकार किया जाने 
लगा । इस प्रकार ड्यूवी का शिक्षा में समाजवादी पक्ष का समावेश करना एक नया 
सन्देश था जिसने शिक्षा को समाजोन्मुख बताने में महत्त्वपूर्ण भुभिका का निर्वाह 
किया । आचाय॑े शंकर ने एकता का सन्देश आज से हजारों वर्ष पूर्व मानव-जाति को 
दिया था। यद्यपि एकता का सिद्धान्त शंकर से पूर्व भी प्रचलित था तथापि शंकर ने 
जितने प्रभावशाली एवं मनोवेज्ञानिक ढंग से उसे प्रस्तुत किया उतना उनसे पहले 
अथवा उनके बाद अन्य कोई विचारक न कर सका | यही कारण है कि अह्वत वेदान्त 
की जितनी लोकप्रियता एवं प्रभावशालिता है उत्तनी अन्य किसी सिद्धान्त की नहीं है। 
आचाये शंकर की स्पष्ट घोषणा है कि एकता सत्य है और अनेकता असत्य है।! 
एकता ही ज्ञान है और विविधता अज्ञान है। उनके अनुसार समस्त जगत में एक ही 
आत्मा की सत्ता सत्र विद्यमान है जिसे भ्रमवश मनुष्य ऐक्य के रूप में न देखकर 
अनेक रूपों में देखता है। यही सबसे बड़ा बन्धन है और एकता की अनुभूति ही मुक्ति 
है। इस प्रकार आचाय शंकर ने एकता का ऐसा आधार-भूत सन्देश मानव जाति को 
दिया है जो हर युग में कमनीय रहा है । इसी से मानव समाज में सहयोग, सहानु- 
भूति सामनन्‍्जस्य एवं समता का विकास होता है। इसीलिये आचाय॑ शंकर ऐसे शिक्षा 
शास्त्री हैं जिन्होने मानव की मूल-भूत आवश्यकता-एकता को पहचाना और उसी के 
लिये जीवन भर कार्य करते रहे । 

शिक्षा शास्त्री शिक्षा की भावी योजना भी प्रस्तुत करता है । प्लेटो, झुसो 
तथा डूयूबी आदि पश्चिमी शिक्षा-दार्शनिकों ने अपने-अपने अनुसार शिक्षा की योजना 
प्रस्तावित की है । विवेकानन्द, अरविन्द, टेगौर तथा महात्मा गाँधी आदि भारतीय 
शिक्ष। गास्त्रियों ने भी अपनी विचारवारा के अनुरूप शिक्षा योजना प्रस्तुत की है । 
गाँधी जी की शिक्षा योजना तो बेसिक शिक्षा' के नाम से सारे देश में सुविख्यात ही 
है। आचाये शंकर भी इसका अपवाद नहीं हैं। उन्होंने जो शिक्षा योजना अपने 
जीवन-काल में बनाई थी वह आज भी उसी रूप में इष्टिगोचर होती है । उन्होंने 


[. श्री शंकराचाय विरचित प्रकरणग्रन्थ तंग्रह: सम्पादक-एच ० आर० भगवत्‌, 
हना महर, पृ० 48 | 


जी व 243 
अद्वेतवेदान्त की शिक्षा का प्रसार करने के लिये देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
परिचिम (चारों दिशाओं) में चार मठों की स्थापना की । जवाहरलाल नेहरु के घब्दों 
में, “अपने मठों अथवा अपने सम्प्रदाय के संनन्‍्यासियों के प्रधान केन्द्रों के लिये भारत 
के चारों कोनों का शंकर का चयन यह प्रकट करता है कि वह भारत को कस 
प्रकार एक सांस्कृतिक इकाई मानते थे।! ये चारों पीठ उनकी शिक्षा योजना के ही 
अंग हैं। इनके द्वारा वह वेदान्त की शिक्षा को जन शिक्षा का रूप देना चाहते थे और 
आधुनिक काल में स्थापित विश्व-विद्यालयों की भाँति युग-युगों तक शिक्षा केन्द्रों के 
रूप में इनका विकास करना चाहते थे। यही कारण है कि आज भी ये चारों पीठ 
वेदान्त की शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे है। इस सम्बन्ध में डॉ० रामसूति शर्मा 
का यह कथन समीचीन होगा-''भारतीय दर्शन के अध्ययन एवं मनन के रूप में आज 
भी ये मठ पूर्णरूप से सहायक हो रहे है। मेरा विचार तो यह है कि किसी दार्ग- 
निक द्वारा अपने धर्म-दर्शन के प्रचार के लिये ऐसा कार्य भारत ही नही विश्वभर में 
अद्वितीय है । इस प्रकार आचाय शंकर की कल्पना में राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा 
प्रसार की योजना दोनों ही थीं जब उन्होंने इन चारों पीठ की स्थाण्ना की थी। 
अतः इन मठों की व्यवस्था पर संक्षेप में विचार करना अप्रासंज्िक नहीं होगा क्‍योंकि 
इसी से उनकी शिक्षा की भावी योजना का पता चल सकेगा । 

बंदिक वाहमय में चारों दिशाएँ निद्चित है। ऋग्वेद की दिशा पृत, यजुबद 
की दिशा दक्षिण, सामवेद की पश्चिम और अथवेद की उत्तर निश्चित हैं। शंकराचाय 
ने इसी के अनुसार चारों मठों को स्थापना की जिनमें से प्रत्येक मठ का एक वेद 
एक महावाक्य, एक आचार्य और कार्य क्षेत्र आदि निश्चित किये गये हूं। मठा का 
पूर्ण विवरण आचाय॑े शंकर प्रणीत 'मठाम्नाय ग्रन्थ में मिलता है । ये चारा पीठ 
निम्नलिखित हैं :--- 

. ज्योतिमंठझ--उत्तर में बदरिकाश्रम क्षेत्र में स्थित हैं | यहाँ के प्रथम आचाय 

'तोटक' थे। यहाँ का महावाक्य “अयमात्मा ब्रह्म (माण्ड्क्योपनिपद्‌ू-2) हैं । वेद 
अथवेद है | इसका कार्य क्षेत्र दिल्‍ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश का परदिचर्मो भाग, कुझ 
(हरियाणा) तथा कश्मीर आदि है । 

2. शुमेरी पीठ :--दक्षिण में मैसूर राज्य में स्थित है। रामेव्वर क्षेत्र है। 
वेद यजुर्वेद है | प्रथम आचार्य सुरेब्वर हैं। महावाक्य-अहं ब्रह्मास्मि' (वृहदारण्यका- 


[. हा, ॥. !.. 0//ए528 ता #6/व माडएाए', [.0007-44--.70589 
7पाक्षाणाव ॥क्राल्त, 2- ठम्जाीणितव ए82९, 7णावेणा, है. (. 
., 9. [29 

2. डा० रामसूर्ति शर्मा-शंकराचाय, साहित्य भण्डार, सुभाप बाजार, मैरट 
दरहर, पृ० 6 । 


2444 उपसंहार 
पनिपद्‌-]-4-0) है । कार्यक्षेत्र में आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल आदि 
सम्मिलित हैं । 

3. गोवर्धन पीठ :---जगन्ताथनुरी में स्थित यह पुरुषोत्तम क्षेत्र का पीठ है । 
प्रथम आचाये पदमपाद हुए है। ऋग्वेद यहाँ का वेद है। महावाक्य-प्रज्ञान ब्रह्म' 
(ऐतरेयोपनिषद्‌-5) है। अंग, वंग (बंगाल), कलिग, उत्कल और मगध इसके क्षेत्र 
के अन्तगंत आते हैं । 

4. गारदामठ :--पश्चिम दिशा में द्वारिका क्षेत्र का पीठ है। प्रथम आचारय॑ 
हस्तामलक थे | सामवेद इसका वेद है। 'महावाक्य-तत्वमसि” (छान्‍न्दोग्योपनिषद्‌-6- 
8-7) है। इसका कार्य-श्षेत्र है--सिन्धु, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, आदि । 

मठों की उपर्यक्त व्यवस्था को देखने से पता चलता है कि आचाय शंकर ने 
वेदान्त की शिक्षा एवं वेदिक सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिये एक सुचारू 
योजना का निर्माण किया था। इसी कारण उन्होंने अपने समय में ही उपर्युक्त चारों 
पीठों पर अपने चार प्रमुख शिष्यों-तोटक, पद्मपाद, हस्तामलक तथा सुरेश्वर को 
आसीन कर दिया था जिससे वे उनकी देख-रेख में पीठ का कार्य संचालन भली-भाँति 
करते का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सभी पीठाधीशों को शंकराचाय कहा जाता है।* 


इन पीठों की कार्य प्रणाली तथा पीठासीन आचाये के कत्तेव्य तथा अधि- 
कार का निरुपण आचार्य शंकर ने 'महानुशासन' में किया है। उन्होंने लिखा है -“ये 
आचाय॑े भूतल पर सदा अ्रमण किया करें। लोग वेद विरूद्ध धर्म का आचरण कितना 
कर रहे है इस बात की जानकारी के लिये उन्हें चाहिये कि अपने निर्दिष्ट प्रान्तों में 
सदा भ्रमण किया करें। अपने धर्म का विधिवत्‌ पालन करे। किसी प्रकार अपने धर्मे 
का निधेष न करे । अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये उन्हे अच्छी प्रकार 
अमण करना चाहिये। मठ में आचार को नियमित रूप से कभी वास नहीं करना 
चाहिये। हम लोगों ने वर्णाश्रम के जिन सदाचारों को शास्त्र द्वारा उचित रीति से 
सिद्ध कर दिया है, उनकी रक्षा विधि पूर्वक अपने-अपने भागों में करे ।”* 

इस लोक में धर्म का नाश विशेष रूप से होता जा रहा है। इसलिये आलस्य 
छोडकर उद्योग शील होता चाहिये । एक दूसरे के भाग में कभी प्रवेश नहीं करता 


8. “चारों शंकराचार्यो के मर्ठों की स्थापना आज से 200 व पूर्व आदि शंकरा- 
चाय ने पूरे देश में हिन्दु धर्म के समुचित उत्थान के लिये की थी ।” नव- 
भारत टाइस्स (20-]-977) कुम्भ पर चारों शंकराचारय उपस्थित शीर्षक 
से प्रकाशित समाचार से उद्घृत-टाइम्स आफ इन्डिया प्रकाशन, नई दिल्‍ली । 

2. श्री बलदेव उपाध्याय कृत-श्री शकराचार्य-हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
के पृष्ठ 238 पर उल्लिखित 'महानुगासन' से उद्धृत । 


उपसंहार 245 
चाहिए । आपस में मिलजुलकर धर्म की व्यवस्था कर लेनी चाहिये । मर्यादा यदि नृष्ट 
हो जायेगी तो समस्त विषय भी लुप्त जायेंगे। सवेत्र कलह की वृद्धि होगी अतः कलह 
की वृद्धि को सवंदा रोकना चाहिये। संन्‍्यासी को चाहिए कि मेरी मर्यादा का भली- 
भाँति पालन करे तथा चारों पीठों की सत्ता और अधिकार अलग-अलग बनाये रखें ।* 
“आचार शंकर की इस व्यवस्था में पीठ का स्वरूप एक शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रकट 
होता हैं। वर्तमान युग में जिस प्रकार विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली 
निर्धारित होती है उसी प्रकार पीठों के कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली को आचार्य 
शंकर ने निर्धारित किया था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार विश्वविद्यालय के कुलपति 
की योग्ताएँ होती हैं उसी प्रकार पीठासीन शंकराचार्यो की योग्यताओ का भी वर्णन 
महानुशासन में मिलता है-''पवित्र, इन्द्रियों को जीतने वाला, वेद-वेदाज़ का विद्वान्‌ 
योग्य तथा सब शास्त्रों को भली-भाँति जानने वाला व्यक्ति ही मेरे स्थान को प्राप्त 
करे | इन लक्षणों से सम्पन्न होने वाला पुरुष मेरे पीठ का अधिकारी हो सकता है। 
यदि इन गुणों से विहीन हो और वह पीठ पर आसरुढ हो गया हो तो विद्वानों को 
चाहिये कि उसका निग्नह करे ।” 

अपनी शिक्षा योजना में आचाये शंकर ने संन्यासी समाज का भी निर्माण 
किया जिससे त्यागी-तपस्वी-बरागी व्यक्ति शिक्षा के कार्य के लिए मिल सकें। अतः 
हरिहरस्वरूप विनोद का यह निष्कर्ष समुचित प्रतीत होता हैं कि--आदूय शंकराचार्य 
ने जब सत्य सनातन धर्म के पुनरुद्धार का कार्य आरम्भ किया तव उन्होंने परमहंस 
दशनाम सनन्‍्यासी समाज का संगठन किया । इस समाज के त्यागी, तपस्वी, ध्येयनिप्ठ 
एवं कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उन्होंने लोगों में अच्छे संस्कार डालने की परम्परा 
का श्रीगणेश किया ।* आचाय॑े शंकर ने जिस शिक्षा व्यवस्था को हजारों वर्ष पूर्व 
स्थापित किया था उसकी महान्‌ परम्परा का अद्यतन यथावत्‌ रूप में चला आना 
उनको एक महान्‌ शिक्षा दाशेनिक सिद्ध करने का प्रबल प्रमाण है। इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि आद्य जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य विश्व के महान्‌ शिक्षा दा्शनिकों 
में अनन्यतम हैं । 


आधुनिक शैक्षिक सन्दर्भ में शांकर शिक्षा-दहन का सुल्यांकत 
आचाय॑ शंकर की अवतारणा आज से हजारों वर्ष पूर्व ऐसे समय में हुईं थी 


|. व्‌ 2. श्री बलदेव उपाध्यायक्ृत श्री शंकराचाय-हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहा- 
बाद 963 के पृष्ठ 238 पर उल्लिखित 'महानुशासन से उद्घृत । 

3. हरिहरस्वरूप विनोद--“दशनाम नागा संन्‍्यासियों के अक्षाड़ों की परम्परा, 
नवभारत टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया-प्रेस प्रकाशन, नई दिल्ली 
(3-]-977) पृ० 5॥ 


&०ौ7 0 जनता 


जबकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों 
से प्रभावित होकर शंकर ने अपनी दाशंनिक, धामिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षिक 
विचारधारा को जन्म दिया था। हजारों वर्ष पूर्व प्रारम्भ एवं विकसित हुए उनके 
जीवन-दर्शन में आधुनिक युग के लिए भी सन्देश छिपा हुआ है क्‍योंकि आचाय॑े शंकर 
उन महान्‌ मानवों में अग्रगण्य हैं जो केवल वर्तमान में ही जीवित नहीं रहते हैं वरन्‌ 
भविष्य को भी अपने चिन्तन-मनन तथा विचार से प्रेरणा देकर जीवित रखते है। 
ऐसे विवारक वस्तुत: मानव जाति के उद्धारक होते है । उनके क्ृत्य विश्व की अमूल्य 
निधि होते हैं। उनकी वाणी की गूंज युगयुगों तक मानव-मस्तिष्क में गूँजती रहती 
है । उनके विचारों की झंकार मानव-मन को सदा झंकृत करती रहती है। उनका 
विचार-दर्शत इतनी उच्चकोटि का होता है कि उसमें अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
का सामयिक एवं उचित सामन्‍्जस्य मिलता है। आचार शंकर ऐसे युगपुरुष थे 
जिनका दाशेनिक चिन्तन देशकाल से अतीत था। उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-दर्शन 
का महत्त्व न केवल तत्कालीन मानव समाज तक ही सीमित रहा वरन्‌ आधुनिक 
युग में भी उसका महत्त्व एवं उपयोगिता विद्यमान है। आधुनिक शाक्षिक सन्दर्भ में 
शांकर शिक्षा-दर्शन के मूल्यांकन से हमें वह दिशा मिल सकेगी जिस पर चलकर 
आधुनिक शिक्षा-शास्त्र विश्व-मानव-समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे 
सकेगा ।! दैक्षिक मूल्यांकन करते समय हमें शिक्षा के आधार--दाशंनिक, सामाजिक, 
मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक और शिक्षा के विभिन्न पक्ष-स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, 
शिक्षा विधि तथा अनुशासनादि की दृष्टि से विचार करना होता है। यहाँ हम क्रम 
से विचार करना समीचीन समझते हैं--- 
. शिक्षा के आधारों की दृष्टि से मृल्यांकन--- 


(क) दाशनिक---दर्शन शिक्षा का आधार होता है। शिक्षा की प्रगति उसके 
दशन में निहित होती है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप होती है। जेम्स आर० 
एस० ने इस सम्बन्ध में लिखा है--“इस पुस्तक का प्रयोजन इस सिद्धान्त का विस्तार 
है कि शिक्षा-दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है।” शिक्षा दर्शन का कभी साथ नहीं छोड़ 
सकती है। प्राचीनकाल से ही शिक्षा और दर्शन का प्रगाढ सम्बन्ध रहा है। अतः 
दर्शन को शिक्षा की आधारभूमि मान लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग 
की दाशेनिक विचारधारा तत्कालीन शिक्षा को प्रभावित करती रही है। आधुनिक 
युग का दाशेतिक चिन्तन मानवतावादी है। मनुष्य को सब प्रकार से सुख-सुविधा 





. डा० राधाकृष्णनू-भारतीय दशन-2, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली, 
4969, पृ० 660 


2. 7९088 9. उंक्बा]65, (707 7907: छा बाट्वांगादाीा 77299, (१९०४० 
७. मिद्ा।89 & ९०0, 9. 22. 


उपसहा 247 
सम्पन्न बनाना ही आधुनिक विचारकों के चिन्तन का मुख्य लक्ष्य है। स्वामी विवेकान्द 
का कथन है--/हम “मनुष्य बनाने वाले सिद्धान्त चाहते है। हम सववत्र, सभी क्षेत्रों 
में मनुष्य' बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं।? इस प्रकार मानवतावाद इस युय 
की प्रधान विचारधारा होने से शिक्षा का उद्देश्य मानव-निर्माण हो गया है किन्तु 
आज का मनुष्य भयंकर असन्तोष एवं क्षोभ से जज॑र होकर मानसिक कुण्ठाओं का 
शिकार होता जा रहा है। उसमें सहिष्णुता, सहानुभूति तथा उदारता का लोप 
होता जा रहा है। परस्पर घृणा, द्वेप तथा अनावश्यक आसक्ित में उत्तरोत्तर वृद्धि 
के कारण आधुनिक मनुष्य विनाश की ओर द्वतगति से जा रहा है। अतः विज्ञान 
की प्रगति से प्राप्त अपार सुख-समृद्धि का उपभोग करते हुए भी पाइचात्य देशों का 
मानव अज्ञान्त होकर शान्ति की खोज में इधर-उधर भटक रहा है । आज मनुष्य के 
मन में एक विचित्र बेचेनी आन्दोलित हो उठी है जिसके कारण मनुष्य का चैन और 
सुख तिरोहित हो गया है। ऐसी स्थिति में मानवतावाद का विचार कैसे पुष्पित- 
पललबित होकर क्रियान्वित हो ? यही आधूनिक शिक्षा का मुख्य चिन्तन होता 
चाहिए। हम शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक सुख, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि का विचार 
दीघंकाल से कर रहे है किस्तु आज इस भौतिकवादी विचारधारा को छोड़कर 
आध्यात्मवादी विचार-दर्शन का मनत करने का समय आ गया है।* आचाय॑ शंकर 
का शिक्षादशेन हमें एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा को ग्रहण करने की प्रेरणा 
देता है जिसमे मनुष्य मानसिक तथा आध्यात्मिक इृप्टि से भी सुखी, स्वस्थ एवं 
प्रसन्न रहे । आचाये शंकर ने अपने शिक्षा दर्शन को आध्यात्मिक विचारधारा पर 
आधारित कर मनुष्य को आन्तरिक रूप से स्वच्छ एवं निर्मल बनाने पर बल दिया 
है ।4 डा० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार मनुष्य कोई पौधा या पशु नहीं है, बल्कि एक 
चिन्ततशील और आध्यात्मिक प्राणी है जो अपनी प्रकृति को उच्चतर प्रयोजनों की 
सिद्धि के लिए नियोजित करता है ।* इस प्रकार आधुनिक युग में शिक्षा के दार्शनिक 
आधार पर शॉकर शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन करने से उसका महत्त्व एवं उपादेयता 
का प्रकटीकरण होता है । 





[. स्वामी विवेकानन्द-शिक्षा--श्री रामकष्ण भाश्वम, नागपुर, पृ० /। 

2. डा० राधाक्ृष्णन्‌ू-प्राच्य धर्म और पाव्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स, 
दिल्‍ली, पृ० 3 

3. श्रीभद्भगवद्गीता शां० भा०(2-65), वही, १० 70 । 

4. श्री शंकराचाय--प्रश्नोत्तरी, वही, पृ० 0 । 

5. डा० राधाकृष्णन्‌ू--प्राच्यधर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स, 
दिल्‍ली, पृ० 52 । 


248 उपसंहार 


(ख) सामाजिक--आज शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। 
समाज अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का सहारा लेता है और उससे वह 
सब प्राप्त करता है जो उसको मान्य होता है और जिसकी आवश्यकता वह अनुभव 
करता है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही 
शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरी ओर शिक्षा समाज को प्रभावित करती है । 
शिक्षित मनुष्य का व्यवहार परिवर्तित होता है, उसके विचार बदलते है, वह अनुभव 
करता है और निर्णय लेता है। कभी-कभी एक व्यक्ति ही आचाय शंकर, महात्मा- 
तुलमीदास तथा महात्मा गाँधी की भांति पूरे समाज को बदल डालता है। शिक्षा 
के अभाव में यह सब सम्भव नहीं हो सकता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा 
कि समाज शिक्षा का एक सबल आधार होता है। इसीलिए प्रसिद्ध अमेरिकन 
शिक्षाशास्त्री इयूवी ने समाज को शिक्षा के महत्त्वपुर्णं श्रुव रूप में स्वीकार किया 
है। इस प्रकार शिक्षा समाज को और समाज क्षिक्षा को प्रभावित करता है। 
आधुनिक युग में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तत का महत्त्वपूर्ण साधन मानकर 
प्रत्येक देश शिक्षा की उन्नति पर बल दे रहा है । आज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण 
व्यक्ति के सन्दर्भ से हटकर समाज के सन्दर्भ में हो रहा है। नागरिकों को विनीत 
बनाना और उनकी बुद्धि को सुसंस्क्ृत कर समाज के निर्माण में लगाना आधुनिक 
युग में शिक्षा के उद्देश्य माने जाते है।! इससे अच्छे समाज का तिर्माण करता और 
व्यक्ति एवं समाज के हितों में सामनन्‍्जस्य स्वापित करना आज की शिक्षा के सामाजिक 
आधार है। 

आज भारत में ही नहीं अपितु विश्व में विस्तीर्ण मानव समाज विभिन्न प्रकार 
की विविबताओं में विभाजित है। भारतीय समाज में जाति, उपजाति, धर्म, 
सम्प्रदाय, मत तथा पन्‍थ आदि के इतने प्रकार के भेद-प्रभेद इष्टिगोचर होते हैं कि 
ऐक्य का सूत्र ढंढना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार आधुनिक विश्व-मानव-समाज 
में भी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, द्ेघ. एवं घुणा की भावनाएँ उम्ररूप धारण 
करती जा रही हैं। आथिक आधार पर विभक्त हुए विकसित देशों, अविकसित देशों 
और विकासशील देशों के इस कृत्रिम विभाजन ने विश्व में राष्ट्रों के मध्य तनाव, 
हुप तथा शीत-युद्ध उत्पन्न करने में सहयोग दिया है। आज मानव जाति का सबसे 
बडा अभिजाप है शक्ति सन्तुलन का अ्रप्ट होना। आथिक रूप से समृद्ध देशों के 
पास उपभोग करने के लिए आवश्यकता से अधिक सम्पन्नता है किन्तु अविकसित 
ओर अल्प विकसित राष्ट्रों के पास सर्वंथा अभाव एवं कष्ट हैं। शक्ति सन्तुलन के 
भंग होने पर किसी भी समय मानव-समाज के विद्व-युद्ध की चपेट में आने की 
भविष्य में सम्भावनाएँ परिलक्षित हो रही है। अतः डा० राधाकृष्णन का कथन 





. देखिए--परिशिष्ट सं ०-- एक । 


उपसंदहार 340 


इस सन्दमे में प्रस्तुत करता संगत होगा--“पृथिवी को जो वरदान प्राप्त हुए थे 
वे आज ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मूढ़ता और स्वार्थ के कारण अभिवाप में रिणत 
हो गए है । आज मनुष्य का जो रूप है, उसको देखते हुए लगता है कि वह जीने के 
योग्य नहीं है। उसे या तो परिवर्तन के लिए प्रस्तुत रहता चाहिए या विनाश का 
संकट मोल लेना चाहिए ।7? 


उपर्युक्त अनपेक्षित सामाजिक परिस्थितियों एव प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में शांकर 
शिक्षा-दर्शन का मूल्य बढ जाता है। आचाय॑े शंकर का मूलभूत सिद्धान्त अभेदवाद 
है। उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता, भेद अथवा पार्थक्य के लिए अवकाश नहीं 
है । मानव समाज में परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सौजन्य एवं सामन्जस्य-स्थापना के 
लिए । घृणा आदि के आधारभृत तत्त्वों का निराकरण शांकर दर्शन में किग्रा गया 
है। “सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूपित पदार्थ को देखने वाले पुरुष 
को ही होती है । जो निरन्तर अपने अत्यन्त विशुद्ध आत्मस्वरूप को देखने वाला है, 
उसकी दृष्टि मे घृणा का निमित्तभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, यह बात स्वत: 
प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वह किसी से घणा नहीं करता है |? श्ञांकर शिक्षा- 
दर्शन के आधार पर ऐसे मानव-समाज का निर्माण हो सकता है जिसमें समस्त 
मानव जाति अपने नाता प्रकार के भेदों को समाप्त करके रेक्बानभूतिं कर सकती 
है। इस कार्य को भगवान्‌ शंकराचारय के शिक्षा-दर्शन से प्रोत्साहन मिलेगा । 
इस सन्दर्भ में बलदेव उपाध्याय का कथन उपयुक्त होगा--' (शांकर) वेदान्त की 
शिक्षा का चरम अवसान है-- वसुधेव कुटुम्बकम्‌' सम्पूर्ण संसार को अपना कुटुम्ब 
समझना तथा इस आदर्श के अनुसार चलना। आज क्षुद्र स्वार्थ की भावना से त्रस्त 
तथा परास्त मानव समाज के कल्याण के लिए वेदान्त की महनीय शिक्षा कितनी 
अमृतमयी है, इसे विशेष बताने को आवश्यकता नहीं। आज के परिचमी ससार 
विशेषतः अमेरिका में वेदान्त के प्रचुर प्रसार का रहस्य इसी अलौकिक उपदेश के 
भीतर छिपा है ।* 


(ग) सनोवेज्ञानिक--आज की शिक्षा मनोविज्ञान से प्रभावित है । मनोविज्ञान 
के जान ने शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम (टप्रागररर्णाणा), शिक्षण विधियों, 
अध्यापक और शिष्य के सापेक्षिक स्थान (२०७६४४६) एवं अनुशासन सम्बन्धी इृष्टि- 


हा] 


. डा० सर्वपल्ली राधाक्ृष्णनू--प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल 
एण्ड सनन्‍्स, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, पुृ० 62। 

2. ईदावस्योनिषद्‌ (मं० 6 शां० भा०), वही, पृ० 27 | 

3 आचाये पं० बलदेव उपाध्याय--भारतीय दशेत शारदा मन्दिर, वाराणसी, 
पृ० 384॥ 


25() उपसहार 


कोण सभी कुछ बदल दिया है । आज शिक्षा के क्षेत्र में बालक को मुख्य स्थान दिया 
जाता है! पूरी शिक्षा का विधान बालक की शक्ति, रुचि, रुझान एवं आदव्ध्यकताओं 
को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। शिक्षा का यही मनोवेज्ञानिक आधार है। 
मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्त प्रक्रिया में आमूल परिवर्तत कर दिया है। इसलिए 
आज की शिक्षा बालकेन्द्रित हो गई है। शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
माना जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार 
चलाई जाती है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रभाव से पाठ्यक्रम में अनेक सुधार 
किये गये हैं और पाठयसहगामी ((०0-०फ्राप्रांण्पाहा) कार्यक्रमों का आयोजन किया 
गया है। अनुशासन की नई-नई मनोवैज्ञानिक विधियाँ निकाली गई हैं। अध्यापन 
विधियों में तो मनोविज्ञान ने एक सबल' क्रान्ति का सूत्रपात्‌ किया है। मानसिक 
परीक्षण और निर्देशन (४८४४ (6४६ &0 8पां०१०7०6) मनोविज्ञान पर ही आधा- 
रित है। आज बालकों को सुधारने के लिये मनोवैज्ञानिक उपायों का सहारा लिया 
जाता है। संक्षेप में, मनोविज्ञान का आधार पाकर आधुनिक शिक्षा में शिक्षक को 
स्वयं को समझने, शिक्षार्थी को समझने, शिक्षण-विधियों में सुधार, मूल्यांकन और 
परीक्षण, पाठ्यक्रम में सुधार, व्यवस्थापन (84गर78748007) और अनुसंधाव, 
प्रयोग (ए9८णंग्राधा) एवं अनुसंधान (१०४८७/०॥) तथा कक्षा की समस्याओं का 
निदान (0887099$) तथा निराकरण में सफलता मिली है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि आधुनिक युग में शैक्षिक सन्दर्भ के अन्तर्गत मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 

मनोवेज्ञानिक सन्दर्भ में शांकर शिक्षा दर्शन का जब हम मूल्याकन करते है 
तो हमें यही कहना पड़ता है कि शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों का आधार अधि- 
कांशत:ः दाशनिक है मनोवैज्ञानिक नहीं। उनके प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार करते हुए 
डा० राधाक्ृष्णन्‌ ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है--“चूकि शकर ने 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान विषयक मनोविज्ञान के विषय में विचार विमर्श नहीं किया है 
हम उनके मत के विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं ।! किन्तु इसका यह अभिप्राय: 
नहीं है कि शंकराचाय ने जितना लिखा है वह सब अमनोवेज्ञानिक है, उनकी समस्त 
व्याख्याएँ, मान्यताएँ तथा सिद्धान्त मनोविज्ञान के प्रतिकूल हैं। उनके शिक्षा-दर्शन 
का आधार मनोवेज्ञानिक न होने के कई कारण हो सकते है। उत्तमें से एक कारण 
तो यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान इसी शताब्दी की देन है। अतः आज से 200 
वर्ष” पूर्व शंकराचार्य द्वारा आधुनिक मनोवैज्ञानिक तत्त्वों के आधार पर अपने सिद्धान्तों 
का निर्माण कैसे सम्भव हो सकता था ? इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान की इष्टि 


| डा० रावाकृष्णनू--भारतीय दर्शन भाग-2 राजपाल एण्ड सन्‍्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली, पृ०482। 
2. भारतीय प्रान्यता के अनुसार उनका समय लगभग 2500 वर्ष पूवे है । 


उपच्तहा र्‌ /३ 


!_/7॥ 


[ 


से उनके शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन करना समुचित प्रतीत नहीं होता है । दुसरे 
आधुनिक मनोविज्ञान के विकसित होने से पूर्व इसका अध्ययन दर्शनज्ञास्त्र के अंतर्गत 
होता था। उस युग में यह कोई प्रथक्‌ ज्ञान की शाखा नहीं थी। अत: प्राचीन 
विद्वानों के चिन्तन, मनन एवं विश्लेषण का प्रमुख आधार दाशंनिक ही रहा है। 
इस कारण श्ञांकर शिक्षा-दर्शन का प्रमुख आधार दार्शनिक चिन्तन होने से उसमें 
मनोवेज्ञानिक तत्त्वों के उचित समावेश पर ध्यान न देना अस्वाभाविक नही था । 

(घ) ऐतिहासिक :--दप्रत्येक शिक्षा-दर्शन के विकास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्वामी दयानन्द के शिक्षा-दर्शन का ऐतिहासिक 
आधार वह इतिहास था जो उनके अवतीर्ण होने तक घटित हो चुका था। वेदों की 
उपेक्षा, स्त्रियों का अनादर, हरिजन जाति की दुर्दशा तथा स्वदेशी भापा एवं आचार- 
विचार से घृणा का भाव भारतीय जनता में दीब॑ंकालीन परतन्त्रता का परिणाम 
था। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विकसित उनके शिक्षा-दर्शन में ऐसी शिक्षा- 
व्यवस्था पर बल दिया गया है जिसमें देश के अन्दर वेदों का प्रचार हो, स्त्रियों का 
सम्मान बढ़े, लोग स्वदेशी आचार-विचार का पालन करें और अपनी मातृभाषा 
संस्कृत अथवा हिन्दी का पठन-पाठन करें। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय 
समाज की दीनता, दरिद्वता, कुसंस्कारजन्य कायरता एवं आल्स्य-प्रमाद को हटाने 
के लिये वेदान्त की शिक्षा का प्रतिपादन किया। उनके समय तक भारतीय जनता 
अंग्रेजी शासन से इतनी ऊब चुकी थी कि उसमें शौय॑, उत्साह तथा स्वकत्तंव्य बोध 
सवंथा लुप्त हो गये थे | ऐसी स्थिति में स्वामी विवेवानन्द ने शिक्षा के माध्यम से 
देश के प्रसुप्त पुरुषार्थ को जागृत किया। महात्मा गांधी की वेशिक शिक्षा का 
आधारभूत दर्शन भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही विकसित हुआ था। दीर्घ- 
कालीन विदेशी शासन ने समस्त राष्ट्र के स्वावलमग्बन को नष्ट कर दिया था। 
सर्वत्र जनता में परावलम्बन ही इृष्टिगोचर होता था। जन सामान्‍य में निराज्षा, 
मानसिक कुण्ठा तथा उत्साहहीवता घर कर गई थी। महात्मा गांधी ने राष्ट्र की 
ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति देखकर लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये बेसिक शिक्षा 
के विचार को जन्म दिया । इन उदाहरणों से स्पप्ट हो जाता है कि किसी भी शिक्षा- 
दर्शन के विकास में उसका ऐतिहासिक आधार होता है। 

आचार्य शंकर ने शिक्षा-दर्शन का ऐतिहासिक आधार उनसे पूव्ववर्तो घटनाचकर 
में निहित है। उनके आविर्भाव से पूर्ण जैन तथा बौद्ध सम्प्रदायों ने वेदिक धर्म को 
ध्वस्त॒प्रायः कर दिया था। लोग वेदिक आचार-विचार का परित्याग कर स्वच्छुन्द 
रूप से अमर्यादित जीवन यापन करने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का वही 
कार्य होता चाहिए था जो शंकर ने किया। उन्होंने उपनिषदों (जो कि वेद का ही 
भाग हैं) पर अपने महत्त्वपूर्ण भाप्पय लिखकर लोगों को वेद के महत्त्व से परिचित 
कराया | गीता पर भाष्य लिखकर जनता में व्याप्त ग्लानि तथा अकमंप्यता का 
शम्न किया तथा ब्रह्मसूत्र के भाष्य से लोगों की निराशा का प्रक्षालन क्ष्या । ऐसे 


293 उपसहार 


वातावरण में जबकि देश में चारों ओर अव्यवस्था, असन्तोष, अशान्ति, निराशा तथा 
भय का बोलबाला था, आचाय॑ शंकर के समक्ष वेदान्त की शिक्षा का प्रचार करने के 
अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वेदान्त के पठन-पाठन से ही व्यक्ति को 
आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता था। उसमें निहित ब्रह्मभाव का जागरण हो सकता 
था | अतः अह्ैतवाद पर आधारित शिक्षा-दर्शन से एक ओर तो लोगों में आशा, 
कमंशीलता, साहल तथा आत्मविश्वास का उदय हुआ और दूसरी ओर समस्त 
समाज में ऐक्य का सूत्र स्थापित हुआ ! आधुनिक काल में यद्यपि शिक्षा के वे ऐति- 
हासिक आधार नहीं हैं जो आचाये शकर के शिक्षा द्शत के विकास के समय थे 
तथापि उनके दर्शन का अवमूल्यन नही होता है क्योंकि उनका अह्वत सिद्धान्त भले ही 
आधुनिक कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों से भिन्न दशाओं में विकसित हुआ हो तो 
भी उसकी मूल भावना (ऐक्य) का किसी युग में महत्व कम नहीं हो सकता है । इस 
प्रकार हमें यह कहने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है कि शांकर शिक्षा दर्शन का 
मूलाधार अद्वैतवाद इतना सुरढ़ एवं सुव्यवस्थित है कि उसमें युग-युगों तक लोगों को 
एकता के सूत्र में आबद्ध करने की योजना है। इस सनन्‍्दरम में डा० राधाकृष्णन के ये 
शब्द पठनीय हैं--“दर्शनशास्त्र मनुष्य जाति की विकासमान्‌ भावना का व्यक्त रूप 
है और दाशं निक विद्वान इसकी वाणी हैं । 

(2) शिक्षा के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से मुल्याडूःन :--- 

(क) शिक्षा का स्वरूप :---आचाये शंकर के अनुसार आध्यात्मिक विकास 
की प्रक्रिया ही शिक्षा है ।। अतः उनकी शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक है। उनके 
अनुसार अध्यात्म से भिन्न कोई शिक्षा नहीं है ।* शिक्षा की प्रक्रिया मुक्ति पर्य॑न्त 
चलती है । मनुष्य का अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानता उसकी वास्तविक शिक्षा 
है ।( इसके लिए उसे गुरु (शिक्षक) की शरण में जाना होगा। गुरु शास्त्रानुसार उसे 
उपदेश देगा--तू वह (ब्रह्म) हैं” और शिष्य यह अनुभव करेगा- मे ब्रह्म हूँ ।" इस 
समस्त प्रक्रिया को, जो शिक्षक के उपदेश से छान के अनुभव तक चलती है, स्वामी 
शंकराचार्य शिक्षा कहते है ।” इस प्रकार हम देखते है कि आचायें शंकर के अनुसार 


|. डा०राधाक्ृष्णनू--भारतीय दर्शन-2, राजपाल एण्ड सन्‍्स दिल्‍ली, पृ ०460। 

. “विद्या हि का ब्रह्मगतिप्रदा या ।--श्री शंकराचार्य-प्रश्नोत्तरी (इलोक- 
]) वही, पृ०१2 । 

, देखिए परिशिष्ट सं ०-3 । 

. बृहृदरण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० (2-4-5), वही, प१०552॥ 

 तत््वमसि --छान्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-6) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

 “अहं ब्रह्मास्मि” बुहृदारण्यकोपतिषद्‌ ([-4-0) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

 ब्रह्मसत्र ([-3-5-9) पर जांकर भाष्य दृष्टब्य । 


८७ ( >> (+२ (-> 


श्ब्नें 


८ 
नि 
र्, 
/9 
नई 
“पं 
(3 


# /॥ 
(3 


शिक्षा का एकमात्र आधार अध्यात्मबाद है। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक विकास 
के लिये अवश्य ही शिक्षा प्रहण करनी चाहिए। आधुनिक युग में भोतिकवाद का 
प्राधान्य होने से शिक्षा को भौतिक आवश्यकताओं की पूति का साधन माना जाता है | 
अतः आज की शिक्षा का स्वरूप भौतिक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहा 
जा सकता है कि आचार शंकर की शिक्षा का अब कोई ओऔचित्य नहीं रह जाता है 
किन्तु यह ठीक नहीं है। आध्यात्मिकता का महत्व किसी भी युग में सर्वथा समाप्त 
नहीं होता है। जीवन-मृल्यों के निर्धारण में आध्यात्मिक दर्शन के महत्व को प्राय: 
शिक्षा-शास्त्री स्वीकार करते है--'मानव जीवन में जो वर्तेमान सकदपूर्ण स्थिति 
उत्पन्न हुई है, उसका कारण यह है कि मानव-चेतना में आपत्काल उपस्थित हो गया 
है, संगठित एवं पूर्ण जीवत में व्यूनता आ गई है | लोगों की ऐसी प्रदृत्ति हो गई है 
कि वे आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहे है और बौद्धिकता को बढावा दे रहे हैं ।”! 
उपर्युक्त कथन से आध्यात्मिकता का जीवन में महत्त्व प्रकट हो जाता है और शिक्षा 
में इसकी आवश्यकता भी अनुभव होने लगती है। सभी शिक्षा आयोगों ने विद्यालयों 
में नैतिक तथा धारमिक शिक्षा की संस्तुति की है ।? इस प्रकार आचाय॑े शंकर की 
आध्यात्मिक शिक्षा के महत्त्व को एकदम आधुनिक वैक्षिक सन्दर्भ मे अस्वीकार नही 
किया जा सकता है। 

(ख) दिक्षा के उद्देश्य :---आध्यात्मिक जीवन दर्शन से प्रभावित होकर 
आचार्य शंकर ने शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म-ताक्षात्कारः तथा मोक्ष प्राध्ति को 
स्वीकार किया है ।* वस्तुत: ब्रह्म और मोक्ष की एकरुपता होने से मोक्ष ही शिक्षा 
का श्रधान तथा एकमेव लक्ष्य सिद्ध होता है ।* मोक्ष से तात्पयं व्यक्ति का सर्वात्मि- 
भाव सम्पन्न होना है। इस सर्वात्मिभाव के लिये व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता 
होती है। इसके अभाव में व्यक्ति की भेद वृद्धि का परिहार नहीं हो सकता है और 





| डा० राधाक्ृष्णन्‌ू-प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, राजपाल एण्ड सन्स, 
दिल्‍ली, पृ० 53 | 

2. “धामिक और नैतिक शिक्षण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 
जो सिफारिश की है, उनके अनुसार अपने सीधे नियन्त्रण की सभी संस्थाओं 
में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रारम्भ करने के 
लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारें कदम उठाये ।--डा० डी० एस ०कोठारी, 
शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66 ) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, 
968, पृ०28 । 

3. ब्रह्मसत्र शांग्भा० (---] ) वही, वाराणसी, पृ०29 | 

4. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० (4-4-5) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०53 । 

०. श्री शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी (इलोक-), वही, प्र०/2-3 । 


254 उपसंहार 


भेदबुद्धि के रहते हुए व्यक्ति में सर्वात्मणाव का उदय नहीं हो पाता है |? सर्वत्र 
भेदभाव रहित होकर व्यक्ति का प्राणिमात्र के साथ प्रेम, सहानुभूति एवं समानता का 
व्यवहार करना शांकर शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
आचार्य शंकर शिक्षा को केवल व्यक्ति के सुधार एवं उत्थान तक ही सीमित 
नहीं रखते हैं वरन्‌ उनके अनुसार शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य भी है। वर्तमान सन्दमभ 
में शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों की परिकल्पना पृथक्‌-पृथक्‌ की गई है। 
इस रूपमें यद्यपि शांकर शिक्षा के उद्देश्य नहीं मिलते हैं तथापि ब्रह्म-साक्षात्कारअथवा 
मुक्ति-प्राप्ति के उद्देश्यों मे व्यष्टि तथा समप्टि के सामनन्‍्जस्थ का भाव निहित है। 


इसके अतिरिक्त आचार्य शंकर ने अद्ववेत भावना, घामिक भावना, वेराग्ययूलक 
जीवन तथा आत्मा एवं अनात्मा के विवेक को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर 
ऐसे शाइवत सत्यों एवं मूल्यों की स्थापना की है जिनकी एच० एच० हाते ने शब्दों मे 
कल्पना की है--“ सत्य, सुन्दरता तथा शिवता जाति के आध्यात्मिक आदशे है, इसी 
लिए शिक्षा का सर्वोच्च कार्य बालक का इन आवश्यक वानतविज्त भों से समायोजन 
करना है जिनका जाति के इतिहास ने प्रकटीकरण किया है ।? “इसी प्रकार मानव- 
जीवन में एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिसा, सरलता, ब्रह्मचये, अपरि ग्रह, 
त्याग, संन्यास, सन्‍्तोष तथा निः्कपटता* आदि के महत्त्व को स्वीकार कर आचाय॑े 
शंकर ने शिक्षा को मुल्योन्मुख करने का प्रयास किया है। इन जीवन-मूल्यों का हर 
युग में अपना महत्त्व रहता है। अतः मूल्यों की इप्टि से शंकर शिक्षा दर्शन को श्रेप्ठ 
कहा जा सकता है । 

(ग) पाठ्यक्रम--उद्देष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की 
प्राप्ति पाठ्य विषयों के द्वारा होती है। आचाय॑ शंकर ने शिक्षा के लिये शिक्षक और 
शिक्षार्थी के साथ पाठ्यक्रम की अनिवायंता को स्वीकार किया है। उनके अनुसार 
पाठ्यक्रम विविध विषयों वाला होना चाहिए। ब्रह्मविद्या के विद्यार्थियों को वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण, धम्ंशास्त्र, पडद्शन तथा गीता एवं नास्तिक और आस्तिक 
विचारधारा का साज़ोपाहु ज्ञान आवश्यक है। पाठ्यक्रम को जीवन की आवश्य- 
कताओं के अनुरूप माना गया है। विषयों के निर्धारण में एकीकरण के सिद्धान्त को 


की के... अननन नरिनीनीननननन्‍ननन-+-+7क्‍+ ०»-ननक वन 2 3५-9५ बनाओ नानीीजिनना लता 


[. “ज्ञाते ढेत न विद्यते ।” माण्डक्य कारिका ([-8) । 

2. लठता6, हि. लें, 7॥6 #भशा687०फ़ ० हक़्ट्वा77/. ॥76ए56व €वाए0ा, 
मरा9ण०' & 30णाटा$ चिट ४0०४९ 9. 402 

3. “बृहृद्ारण्यकोपनिपद्‌ शा० भा० (4-4-9) वही, पृ० 076 । 

4. 5 प्र त ( तग द7 -ल 0 का मम न कफ पर बह 778 

नुगृहीतः स एवं यावज्जोवब्रत धारण:'*'।” प्रश्नोपनिषद्‌ (5-) शां० भा० 

वही पृ० 82 | 


उपसहार १६< 
आचाये शंकर ने स्वीकार किया है क्‍योंकि अद्वेवतवेदान्त मे ब्रह्म केन्द्रीय दि 
जिसके चारों ओर समस्त प्रक्रिया की योजना चलती है। व्यावहारिक मत्ता की 
दृष्टि से जब वह पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं तो उनका ध्यान पाठ्यविपयों की 
उपयोगिता (एंधा॥ए) पर भी रहता है । इस प्रकार उपयोगिता के सिद्धान्त को भी 

टीने पाठ्यक्रम-निर्माण में समुचित महत्त्व दिया है। मनुष्य में आध्यामिक वद्धि 
के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में विविध विषयों का प्रावधान रक्‍्खा है। इस प्रकार 
आचाय॑ शंकर के पाठ्यक्रम में अनेक गुणों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि 
उनके पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं उसमे वेदश्यास्त्रों के अध्ययन का न कोई 
विकल्प हे और न ही उनसे मुक्त होकर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी कर सकता 
है। इसी प्रकार अन्य आपत्ति यह भी हो सकती है कि उनके पाठ्यक्रम में ताकिक क्रम 
तो दृष्टिगोंचर होता है किन्तु मनोवेज्ञानिक क्रम नहीं दिखाई पड्ता है| इतना होने 
पर भी आचार्य शंकर ने जिस पाठ्यक्रम की परिकल्पना अपने शिक्षा-दर्शन में की है 
वह आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से मूल्यवान ही कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय 
दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन द्वारा ही हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था का ठोस आधार 
प्राप्त कर सकते हैं। आचासे शंकर ने इसीलिए पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय 
वाहमय के अध्ययन-अध्यापन को अनिवायंरूप में निर्धारित किया है । 


(घ) शिक्षण विधियाँ--आधुनिक शिक्षा शास्त्र में पाठ्यक्रम के अनुरूप 
शिक्षण विधियों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। शिक्षण विधियों पर ही यह 
निर्भर करता है कि उनके द्वारा ज्ञान विद्यार्थी को सुलभ हो । वस्तुतः शिक्षण विधि 
ऐसा साधन होती है जिसके द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य सम्पर्क स्थापित होता 
है। आचाय॑ शंकर ने शिक्षणविधियों के निर्वारण में अपनी चिक्षा मसंकल्पना का 
अनुगमन किया है । 

शांकर शिक्षा-दर्शन मे ब्रह्दा की अवधारणा को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया 
है ब्रह्म-प्राप्ति के लिए ही समस्त शैक्षिक प्रत्रियाएँ प्रवतित होती रहती है। इस 
प्रकार ब्रह्म के एकमात्र प्राप्तव्य होने से ऐसी विधियों की आवद्यकता है जो इस 
उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हों । यह माना हुआ तथ्य है कि जिक्षा के उद्देब्य 
जितने श्रेष्ठ तथा उच्च होते है उनकी प्राप्ति के लिए उतनी श्रेष्ठ एवं उच्च शिक्षण- 
विधियों की आवश्यकता होती है। यदि हम ब्रह्म विचार, आत्मज्ञान तथा ईश्वर- 
प्राप्ति जेसे महान तथा श्रेष्ठ उद्द ब्य को लेकर दिक्षा-दशंन वा विकास करते हैं तो 
निश्चितत: हमें प्रचलित शिक्षा-पद्धतियों से हटकर ऐसी विधियों का विकास करना 
होगा जिनके द्वारा द्वारा छात्र ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सके । इसीलिए 
आचार्ये शंकर ने श्रवण, मनन और निविध्यासन की विधियों की स्थापना करते हुए 
लिखा है--“बरह्ाय पहले आचाय॑े से श्रवण करने योग्य एवं पीछे तक द्वारा मनन 
करने योग्य है, इसके पीछे वह निदिध्यासितव्य अर्थात्‌ निश्चय से ध्याव करने योग्य 
है क्योंकि इस प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनरूप साधनों के सम्पन्न होने पर 


न्द्ु 


/3 )॥ 4 


258 उपसंहार 
और हर समय अनुगासित रहता हैं। इसी प्रकार के अनुशासित जीवन में वेदान्त 
का विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए आचाये शंकर ने अनुशासन 
को दृष्टि में रखते हुए कहा है--“ब्रह्म विद्याथियों को शम (मानसिक अनुशासन) 
और दम (इन्द्रियों का अनुशासन) आदि से युक्त होना चाहिए क्योंकि शान्‍्त, दान्त 
(अनुशासित), तितिक्ष (सहिष्ण) और समाहित (एकाग्रमन) होकर (जिज्ञासु) आत्मा 
को देखता है ।*'' 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शैक्षिक सन्दर्भ में शांकर 
शिक्षा-दर्शन की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसमें ऐसे शैक्षिक सिद्धान्तों मान्यताओं 
एवं अवधारणाओं का समायोजन मिलता है जिनके बल पर इसे आज भी एक सजीव 
शिक्षा-दर्शन कहा जा सकता है। शाकर शिक्षा-दर्शन में मनोवेज्ञानिक चिन्तन का 
अभाव होने पर भी नैतिक, आध्यात्मिक तथा धामिक और मानवीय तत्त्वों का 
समावेश इतना उच्चकोटि का है कि इसकी उपादेयता हर युग में अक्षण्ण रहेगी । 


अध्ययन के निष्कर्ष : 

गाडूर शिक्षा-दर्शत की पृष्ठ भुमियाँ--जगद्गुरु शंकराचार्य के समग्र जीवन 
पर दृष्टिपात्‌ करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके जीवन का हर क्षण तथा 
उनके प्राणों का हर स्पन्दन एवं उनके हृदय की हर धड़कन शिक्षा के लिये समपित 
थी। वह प्रारम्भ से ही अध्ययनशील थे। शंकर ने इतिहास, पुराण, महाभारत, 
स्मृति आदि अनेक शास्त्रों का आदयोपान्त अध्ययन किया और सर्वज्ञ पद प्राप्त किया ।* 
बालशंकर वेद में ब्रह्मा के समान वेदाज़ों के विषय में गाग्य के समान तथा उनके 
तात्पये के निर्णय करने में बृहस्पति के समान, वेद विहित कर्म के वर्णन करने में जेमिनी 
के समान तथा वेद वचन के द्वारा प्रकट किये ज्ञान के विषय में व्यास के समान थे 
और तो क्‍या, वाणी के विलास से युक्त वह बालक व्यास का नया अवतार प्रतीत 
होता था ।* उनकी इसी अध्ययन शीलता तथा ज्ञान सम्पन्तता ने उन्हें एक श्रेष्ठ 
एवं विख्यात अध्यापक बना दिया था। अतः उनके पास दर-दर से विद्यार्थी अध्ययनाथ 
आते थे और शंकर अपने अध्ययन से उनको आनन्द मग्तन कर देते थे | 4ह इणका दि" 


. वृह॒द्ारण्यकोपनिपद्‌ (4-4-23) बां० भा० तथा ब्रह्मसूत्र शा० भा० 
(3-4-6-27) 
2. श्री गंकरदिग्विजय (माधवक्ृत 4-06 ) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर 
हरिद्वार, पु० 27 | 
- श्री शंकरादिग्विजय (माधवक्गत 4-9), वही, 
पृ० 95-96 । 
4. वही (5-32), वही, पृ० 37 । 


(+> 


उपसंहार 9 


$/॥ 


हे 


का कार्य उतका जीवन भर चलता रहा था। इसीलिये वह अपने युग के केवल मात्र 
दार्शनिक विचारक नहीं थे अपितु उच्चकोटि के शिक्षक भी थे ।! उनके शिक्षण का 
भारतीय जन मानस पर इतना प्रवल प्रभाव पड़ा कि भारतीय समाज ने उन्हें जगद- 
गुरु की उपाधि से विभूषित कर उनका अभिनन्दन किया था । ह 

आचाये शंकर उच्चकोटि के घिक्षक होने के साथ-साथ एक महान्‌ एवं प्रभाव 
शाली शिक्षा-शास्त्री के रूप मेजीवन भर काय॑ करते रहे। चाहे प्रस्थानत्रयी (उपनियद, 
ब्रह्मसूत्र, गीता) के भाष्य का कार्य हों अथवा भक्ति परक स्तोत्रों की रचना हों अथवा 
बेदान्त के ग्रन्थों का प्रणयन हो, अथवा मठो के स्थापन का कार्य हो अथवा मण्डन 
मिश्र के साथ वादविवाद हो अथवा संन्‍्यासी समाज का संघटन हो, इन सभी कार्यो मे 
उनकी शैक्षिक उपलब्धि निहित है। वस्तुत: वह देश को ऐसी विक्षा-व्यवस्था देता 
चाहते थे जिसका स्वरूप समस्त राष्ट्र मे एक सा हो । अतः उनके प्रत्येक कार्य एव 
विवार का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करता था। उन्होने ज्ञान-प्राप्ति को जीवन 
का सर्वोच्च लक्ष्य घोषित कर शिक्षा-शास्त्र में ज्ञान और शिक्षा के अटृठ सम्बन्ध की 
नई स्थापना की थी । इसी मान्यता के लिये वह जीवन भर कार्य करते रहे। जंकर 
के जीवन में साहित्य सृजना की अद्भ्नत क्षमता के दर्शन होते है । उनके में एसा आकर्षण, 
माधुय एवं ज्ञान पिपासा को तृप्त करने वाला तत्व छिपा हुआ है कि हजारों वर्ष 
व्यतीत होने पर भी उसकी महत्ता बनी हुई है। उनकी रचना शैली नितान्त प्रौद् 
एवं अत्यन्त सुबोध है । वे सरल प्रसाद मयी रीति के उपासक है जिसमे स्वाभाविक्रता 
ही परम भूषण है ।? उन्होंने भाष्य, स्तोन्न तथा प्रकरण ग्रन्थों के रूप मे विविध प्रकार 
के साहित्य की सृष्टि करके अपनी जिस बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है उससे 
उनकी गणना महान्‌ साहित्यकारों में होती है । अतः आचार्य शंकर का समग्र जीवन 
कुशल अध्यापक, महान्‌ शिक्षा-शास्त्री तथा उच्चकोटि के साहित्यकार के रूप में 
भारतीय इतिहास में आलोकमान है। 

आचारय शंकर के सम्मुख वेदान्त की शिक्षा के प्रचार-प्रसार का प्रह्न मुख्य 
था। अतएव उन्होने देश के चारो कोनों में चार पीठ की स्थापना करके आने वाली 
पीढ़ियों के लिये एक शिक्षा-य्रोजना प्रस्तुत की थी। मठों की समस्त व्यवस्था आधु- 
निक विश्व विद्यालयों जेसी थी। इन पीठो के माध्यम से उन्होंने देश में जन-शिक्षा 
के प्रचार+प्रसार की योजवा बनाई थी । वे वेशवासियों को वेदान्त की शिक्षा देना 
चाहते थे । इसीलिये उन्होंने सत्य सनातन धर्म (आध्यात्मिक शिक्षा) के पुतरुद्धार का 
कार्य आरम्भ किया। उन्होंने परमहंस दशनाम संन्‍्यासी समाज का संगठन किया इस 


| श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचारयय, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद, प्‌ ० 
]50-[/2 | 


2. श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचायं--वहीं, प्ृ० 49 | 


256 उपसंहार 


इस (ब्रह्म) का साक्षात्कार होता है । जिस समय इन सब साधनों की एकता होती है, 
उसी समय ब्रह्म कत्व विषयक सम्यक दर्शन का प्रसाद होता है | अन्यथा केवल श्रवण 
मात्र से उसकी स्पुटता नहीं होती' ।” आचार्य शंकर की दृष्टि में ईश्वर चिन्तन का 
विपय होने से ऐसी विधि द्वारा ज्ञेय नहीं हो सकता है जिसका सम्बन्ध ईश्वर से न 
हो । इस सम्बंध में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा तकनीकी में अनेक 
प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का विकास हो चुका है फिर इन विधियों की उपयोगिता 
ही नहीं रहती है किन्तु यहाँ इतना विचार अवश्य करना चाहिए कि आचाय॑ शंकर 
केवल ब्रह्म के सन्दर्भ में इन विधियों का प्रतिपादन करते हैं क्‍योंकि ब्रह्म चिन्तन 
का ही विषय है। प्रायोगिक विधि द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। 
आधुनिक शिक्षा शास्त्र भी इस बात से सहमत है कि सभी विषयों के लिए एक ही 
प्रकार की शिक्षण विधियाँ उपयुक्त नहीं होती है। यही कारण है कि हिन्दी, संस्कृत, 
अंग्रेजी आदि भाषाओं की शिक्षण-विधियाँ वैज्ञानिक विषयों तथा गणित आदि की 
शिक्षण-विधियों से भिन्‍त है इसीलिए विषयानुसार विधियों का निर्धारण करना 
उचित ही है। 

पाठ्यक्रम में ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञातव्य के लिए आवचायें शंकर 
प्रश्नोत्तर, तक, व्याख्या, अध्यारोप-अपवाद, दृष्टान्त तथा कथा-कथन आदि विधियों 
का प्रयोग करने पर बल देते हैं। ये सब विधियाँ ऐसी है जिनका उपयोग आज भी 
किसी न किसी रूप में होता है। अतः शिक्षण-विधियों की दृष्टि से आचार्य शंकर का 
मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जिन विधियों का प्रयोग किया 
है उनमें अधिकतर को आधुनिक दिक्षाज्षास्त्री भी स्वीकार करते है । 

(४) अनुशासन--शिक्षा में अनुशासन का महत्व सदेव रहा है। भिन्‍त-भिन्न 
युगों में अनुशासन की कल्पना भिन्न-भिन्न रही है। जब समाज में एकतन्‍्त्रीय राज- 
व्यवस्था का प्रचलन था तो दमतात्मक अनुशासन (?८77९४४ ०7500 ॥98०9!॥76) 
की मान्यता को स्वीकार फ्िया जाता था। फिर एक समय शिक्षा के इतिहास मे 
ऐसा आया कि अध्यापक को विद्यालय में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था। उसका 
व्यक्तित्व छात्रों को प्रभावित करता था और छात्र अनुशासित रहते थे। इसी को 
प्रभावात्मक अनुशासन [070768807500 ॥082८9|706) कहां जाता है। अनुशासन 
की इस धारणा के प्रति भी शिक्षाविदों में अमन्तोप की भावना जाग्रत होने लगी 
फलत: अनुशासन के क्षेत्र में एक नए विचार ने जन्म लिया जिसके अनुसार बालक को 
पूर्ण स्वतन्त्रता देने का समर्थन किया जाता है। अतः इसे मुक्त्यात्मक अनुशासन 
(साशा०ं0948॥07स्‍80 7050]9॥76) कहते है किन्तु आधुनिक युग में बालक ते 
सामाजिक पर्यावरण में अनुशासित रहने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार 


. बृहदारण्यकोपनिपद्‌ शञा० भा० (2-4-5) वही पृ० 55 । 


उपसंहार 


अनुशासन बालक के विवेक पर तिर्भर करता है, किसी वाह्य दबाव, प्रभाव अथवा 
विशवता में आकर वालक अनुशासित नहीं होता है । अतः यह स्वान॒भासन अथदा 
आत्मानुशासन (867 [0829॥76) कहलाता है। वर्तमान युग के चिक्षा-सास्द्र 
इसी प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते है प्रजातन्त्रीय गानन व्यवस्था में 
अनुशासन का स्वरूप दमतात्मक अथवा प्रभावात्मक न होकर बालकों के विवेक पर 
निभर करता है। इसलिए आज अधिकांश देशों में स्वानुआ्ञसन के सिद्धान्त को ही 
शिक्षा में माना जाता है। इसी पृष्ठभूमि में हमे आचाय॑ जंकर के अनुझासन सम्बन्धी 
विचारों का मल्यांकन करना है 

शिक्षा में गुरु-शिष्य के पारस्परिक सम्बधों का मुख्य आधार अनद्यानन को 
माना जाता ह। जांकर शिक्षा-दर्शन में गुरु-शिप्य सम्बन्धों की कल्पना आध्यात्मिक 
आधार पर हुई है। अतः: दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में किसी प्रकार की कटता 
संवपपूर्ण अथवा तनावपूण स्थिति के उत्पन्त होने की आशका बहुत कम रहती है । 
इस प्रकार शांकर शिक्षा में अनुशासन की समस्या सामान्य वस्तु नहीं है। इतन 
होने पर भी आचाये शंकर ने अनुशासन की आवश्यकता स्वीकार की है-- जो 
(शिष्य) पापकर्म और इन्द्रियों की चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित चित्त और"*' 
उपशान्तमना है, वह आचायबास्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञान द्वारा " आत्मा को प्राप्त कर 
सकता है | यहाँ हम देखते है कि शंकर ने मन इन्द्रियों के संयम को अनुशासन माना 
है किन्तु यह संयम छात्र के विवेक पर निर्भर करता है। उस पर अध्यापक का 
प्रभाव अथवा दबाव नहीं है। छात्र स्वयं ज्ञानप्राप्त करते के लिए संयमी जीवन को स्वो- 
कार करता है । इस संयम से मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। यही एकाग्रता वेदास्त 
की दिक्षा का सार है। आच्ाये शंकर के अनुसार मन की एकाग्रता न केवल छात्र 
के लिए आवध्यक है अपितु अध्यापक के लिए भी आवश्यक हैं” । इस प्रकार शांकर 
शिक्षा-दर्शन में अनुशासन का स्वरूप आन्तरिक है। छात्र अपने विवेक से अनुद्यासन 
को स्वीकार करता है। मन और इन्द्रियों का संयम करके शिक्षार्थी अपने मन को 
एकाग्र करता है जिससे ज्ञानप्राप्ति की क्षमता का उसमें विकास हो सके । आचार्य 
हंकर की अनुशासन सम्बन्धी अवधारणा आधुनिककालीन स्वानुशासत की कह्पना 
के अनुकूल है किन्तु संयम की इप्टि से यह अधिक उत्कृष्ट है। स्वानुद्यासन में अपने 
विवेक से अनुशासित रहने का विचार तो निहित है किन्तु मन एवं इ र्द्रियों का 
संयम वहाँ नहीं है जबकि आचाय शंकर को अनुशासन की कल्पना में मन इन्द्रियों 
का संयम ही प्रधान है जिससे सभी प्रकार की चंचलत। अस्थिरता तथा अपरिपक्वता 
का शमन होकर स्थितप्रजता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। फलतः वह हर स्थिति में 


जज 


(पु 


ााड.। 





शी: 


. कठोपनिषद शां० भा० (2-24), वही, प० 79 ॥ 
2. केनोपनिषद शां० भा० (खं03), वही, पृ० 92 । 


258 उपसंहार 
और हर समय अनुशासित रहता है। इसी प्रकार के अनुशासित जीवन में वेदान्त 
का विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए आचाये शंकर ने अनुशासन 
को दृष्टि में रखते हुए कहा है---“ब्रह्म विद्याथियों को शम (मानसिक अनुशासन) 
और दम (इन्द्रियों का अनुशासन) आदि से युक्त होना चाहिए क्योंकि शान्त, दाच्त 
(अनुशासित), तितिक्षु (सहिष्णु) और समाहित (एकाग्रमन) होकर (जिज्ञासु) आत्मा 
को देखता है ।” 

उपर्यक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शैक्षिक सन्दर्भ में शांकर 
शिक्षा-दर्शन की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसमें ऐसे शैक्षिक सिद्धान्तों मान्यताओं 
एवं अवधारणाओं का समायोजन मिलता है जिनके बल पर इसे आज भी एक सजीव 
शिक्षा-दर्शन कहा जा सकता है। शाकर शिक्षा-दर्शन में मनोवेज्ञानिक चिन्तन का 
अभाव होने पर भी नैतिक, आध्यात्मिक तथा धामिक और मानवीय तत्त्वों का 
समावेश इतना उच्चकोटि का है कि इसकी उपादेयता हर युग में अक्षण्ण रहेगी । 


अध्ययन के निष्कर्ष : 

शादूर शिक्षा-दर्शन की पृष्ठ भुमियाँ--जगदुगुरु शंकराचाये के समग्र जीवन 
पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके जीवन का हर क्षण तथा 
उनके प्राणों का हर स्पन्दन एवं उनके हृदय की हर धड़कन शिक्षा के लिये समपित 
थी। वह प्रारम्भ से ही अध्ययनशील थे। शंकर ने इतिहास, पुराण, महाभारत, 
स्मृति आदि अनेक शास्त्रों का आदुयोपान्त अध्ययन किया और सर्वज्ञ पद प्राप्त किया ।* 
बालशंकर वेद में ब्रह्मा के समान वेदाज़ों के विषय में गाग्ये के समान तथा उनके 
तात्पय के निर्णय करने में वृहस्पति के समान, वेद विहित कर्म के वर्णन करने में ज॑मिनी 
के समान तथा वेद वचन के द्वारा प्रकट किये ज्ञान के विषय में व्यास के समान थे 
ओर तो क्‍या, वाणों के विलास से युक्त वह बालक व्यास का नया अवतार प्रतीत 
होता था ।$ उनकी इसी अध्ययन शीलता तथा ज्ञान सम्पन्तता ने उन्हें एक श्रेष्ठ 
एवं विख्यात अध्यापक बना दिया था| अतः उनके पास दूर-दूर से विद्यार्थी अध्ययनार्थ 
आते थे और शंकर अपने अध्ययन से उत्तको आनन्द मग्न कर देते थे | यह उनका शिक्षण 


. बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ (4-4-23) दां० भा० तथा ब्रह्मसूत्र शा० भा० 
(3-4-6-27) 

2. श्री शंकरदिग्विजय (माधवक्ृत 4-06) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर 
हरिद्वार, पृ० [27 | 

3. श्री शंकरादिग्विजय (माधवक्ृत 4-9), वही 
पृ० 95-96 । 

4. वही (5-32), वही, प० 437॥ 


उपसंहार 


व 
| 
कक 


का कार्य उनका जीवन भर चलता रहा था। इसीलिये वह अपने युग के केवल मात्र 
दार्शनिक विचारक नहीं थे अपितु उच्चकोटि के चिक्षक भी थे ।! उनके दिलश्षण का 
भारतीय जन मानस पर इतना प्रवल प्रभाव पड़ा कि भारतीय समाज ने उन्हें जगद- 
गुरु की उपाधि से विभूषित कर उनका अभिननन्‍दन किया था | ह 

आचाय शंकर उच्चकोटि के शिक्षक होने के साथ-साथ एक महान्‌ एवं प्रभाव 
शाली शिक्षा-शास्त्री के रूप मेजीवन भर कार्य करते रहे। चाहे प्रस्थानत्रयी (उपनिपद्‌, 
ब्रह्मसूत्र, गीता) के भाप्य का कार्य हो अथवा भक्ति परक स्तोत्रों की रचना हो अथवा 
वेदान्त के ग्रन्थों का प्रणयन हो, अथवा मठो के स्थापन का कार्य हो अथवा मण्डन 
मिश्र के साथ वादविवाद हो अथवा संन्‍्यासी समाज का सघटन हो, इन सभी कार्यो मे 
उनकी शैक्षिक उपलब्धि निहित है। वस्तुत: वह देश को ऐसी चिक्षा-व्यवस्था देना 
चाहते थे जिसका स्वरूप समस्त राष्ट्र मे एक सा हो | अतः उनके प्रत्येक कार्य एवं 
विवार का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना था। उन्होने ज्ञान-प्राप्ति को जीवन 
का सर्वोच्च लक्ष्य घोषित कर शिक्षा-श्ास्त्र मे ज्ञान और चिक्षा के अट्ट सम्बन्ध की 
नई स्थापना की थी । इसी मान्यता के लिये वह जीवन भर कार्य करते रहे। भंकर 
के जीवन में साहित्य सृजना की अद्भुत क्षमता के दर्शन होते है । उनके में ऐसा आकर्षण, 
माधुय एवं ज्ञान पिपासा को तृप्त करते वाला तत्व छिपा हुआ है कि हजारों वर्ष 
व्यतीत होने पर भी उसकी महत्ता वनी हुई है। उनकी रचना शैली निवास्त प्रोढ 
एवं अन्यन्त सुबोध है। वे सरल प्रसाद मयी रीति के उपासक है जिसमे स्वाभाविकता 
ही परम भूषण है ।* उन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रन्थों के रूप मे विविध प्रकार 
के साहित्य की सृप्टि करके अपनी जिस वहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है उससे 
उनकी गणना महान साहित्यकारों में होती है । अतः: आचाय॑ शंकर का समग्र जीवन 
कुशल अध्यापक, महान शिक्षा-ज्यास्त्री तथा उच्चकोटि के साहित्यकार के रूप में 
भाग्तीय इतिहास में आलोकमान है । 

आचाये शंकर के सम्मुख वेदान्त की जिक्षा के प्रचार-प्रसार का प्रव्न मुख्य 
था। अतएब उन्होने देश के चारो कोनों में चार पीठ की स्थापना करके आने वाली 
पीढ़ियों के लिये एक शिक्षा-पोजना प्रस्तुत की थी । मठों की समस्त व्यवस्था भाधु 
निक विश्व विद्यालयों जैसी थी । इन पीठो के माध्यम से उन्होंने देश में जन-शिक्षा 
के प्रचारनप्रसार की योजना बनाई थी । वे देशवासियों को वेदान्त की लिक्षा देना 
चाहते थे। इसीलिये उन्होंने सत्य सनातन धर्म (आध्यात्मिक शिक्षा) के पुनरुद्धार का 
कार्य आरम्भ किया। उन्होंने परमहंस दशनाम संन्‍्यासी समाज का संगठन किया इस 


नी तिता।ण जज चली ऑि७णलण 


] श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचाय, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहावाद, पृ ० 
।50--72 । 
2. श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचार्य--वही, पृ० [49 | 


260 


८ 


पर्मंहार 


समाज के त्यागी, तपस्वी, ध्येय निष्ठ एवं कत्तंव्य निप्ठ व्यक्तियों द्वारा उन्होंने लोगों 
में अच्छे संस्कार (सुणिक्षा के भाव) डालने की परम्परा का श्री गणेश किया ।* इससे 
यह सिद्ध होता है कि आचाय शंकर एक उच्चकोटि के कुशल-नियोजक कुशल व्यव- 
स्थापक एवं सफल संगठनकर्ता थे । 


शंकराचाय की दाशनिक विचारधारा : 

आचार्य शंकर की दाशनिक विचारधारा का सार है-ऐक्य । एकता का भाव 
स्थापित करना ही उनकी दाशनिक मीर्मांसा का उद्देश्य रहा है। ईबवर, जगत्‌ और 
जीवात्मा की भिन्‍नता का अनुभव हम सबको होता है। मनुष्यों में व्रादक-दुबर- वृद्ध, 
सत्री-पुरूष तथा काला-गोरा, बुद्धिमान-मूर्खे और धनवान्‌-निर्धन आदि बहुत प्रकार के 
भेद दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार मानवेतर सृष्टि में मनुष्य-पशु-पक्षी, जड़-चेतन, 
वनस्पति-पर्वत तथा अन्यान्य जीवधारी-अजीवधारी आदि में भेद स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होते हैं किन्तु शंकराचार्य समस्त सृप्टि में व्यापत एक चेतन्य तत्त्व के आधार पर 
उपर्यक्त समस्त भेदों को समाप्त कर ऐक्य की स्थापना करते हैं। अत: उनके अनुसार 
जगत्‌ में अभेद सत्य है और भेद मिथ्या है ।? यह एकता की अनुभूति ही शांकर दर्शन 
में ज्ञान माना गया है। जब मनुष्य को समष्टि के साथ तादात्म्य की अनुभूति होती 
है तो वही उसकी ज्ञानावस्था होती है। इस प्रकार शंकराचाय ने ज्ञान को अनुभूति- 
जन्य माना है । जब तक मनुष्य का व्यष्टि भाव बना रहता है तभी तक अनेकता 
रहती है | समप्टि भाव की अनुभूति होने पर ऐक्य स्वत: प्रकट हो जाता है। * 

शांकर सिद्धान्त में एकता ज्ञान है और विविधता अज्ञान है ।$ मनुष्य अज्ञान 
व संसार की अनेकता को तो अनुभव करता हैं किन्तु इसके अन्दर निहित ऐक्य 
(ब्रह्म) भाव की अनुभूति नहीं कर पाता है | अज्ञानी लोगों का भ्रम वह्य एक ब्रह्म के 
स्थान पर ननेक वस्तुएं देखता जगत्‌ को विविधता का मूल कारण है। अतः आचार्य 
शंकर के अनुसार सम्पूर्ण अब्नह्म रूप (संसार की) प्रतीति रस्सी में सर्प-प्रतीति के 
समान अविद्या मात्र ही है । एक मात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है ।* इस प्रकार जांकर 


!. हरिस्वरूप विनोद-दशनाम नागा संन्‍्यासियों के अखाडों की परम्पा, तवभारत 
टाइम्स, टाइम्स आफ इन्डिया प्रकाशन, नई दिल्‍ली 3-]-977 | 

2. श्री शंकराचार्य-विरखित-> 7रा7-प्रन्य-मं #रह:-सम्पादक: एच० आर० भगवत्‌, 
पूना, १० 58 | 

3. श्री शंकराचार्य-विवेकचूडामणि, वही, पृ० 75 । 

4. श्री शंकराचार्य विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह:-सम्पादक-एच० आ० भगवत, 
पृता शहर, पृ० 58 | 

5. भुण्डकोपनिषद्‌ शां० भा० (2--), वही, पृ० 8-82 । 


दर्शन में जगत्‌ और ब्रह्म की ढ्ेत बुद्धि का कारण अविद्या हाने से लोगो की अनेक 
प्रकार की तृष्णाओं एव जन्म-मरण आदि दु:खों का कारण अविद्या ही है । 
अतः जगद्गुरु शंकराचार्य ने उपर्युक्त अज्ञान के निराकरण के लिग्रे मुक्ति को 
जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया है । मनुप्य इच्छा, लोभ आर मोह आदि के 
कारण बन्धन ग्रस्त होता है । बस्तुतः आत्मा सबंदा विकार रहित होने के कारण 
बन्धन एवं सोक्ष के प्रशत से अतीत है । अतः अज्ञान जन्य मिथ्या वन्धचत के विनाश को 
ही आचार्य शंकर मोक्ष मानते है ।* जीव और ब्रह्म की भेद वुद्धि से अनेक प्रकार के 
क्लेशों की उत्पत्ति होती हैं। अतः गुरु के उपदेश से छात्र का अज्ञान और भ्रम दूर 
होता है और वह स्वाभाविकी मुक्ति पाकर प्रसन्न हो जाता है । इस प्रकार उसके 
काम, क्रोध, मोह और लोभ आदि निवृत्त हो जाते है। यही जीवत का परम लक्ष्य 
। 
आदय शंकराचार्य ने जीवन के परम लक्ष्य रूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिये 
ज्ञान को ही एक मात्र साधन माना है ।* अतः मोक्ष कम मूलक न होकर ज्ञान मूलक 
है। बन्धन के अविद्याकृत होने से विद्या ही मोक्ष का कारण है ।* मुमुक्षु के लिये शांकर 
वेदान्त में ज्ञान की अपेक्षा कम॑ को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है ।* आचाये शंकर 
के विचार में यद्यपि मुक्त पुरूप को किसी वस्तु की आकांक्षा न होने से किसी प्रकार 
का कर्म करना अभीष्ट नहीं है तथापि वह इस प्रकार कर्म कर सकता है जिससे वह 
बन्धन ग्रस्त न हो । साधारणतया मलिन चित्त आत्म तत्त्व का बोध नहीं कर सकता 
है परन्तु काम्य वर्जित नित्य कर्म के सम्पादन से चित्त-बुद्धि होती है । जिससे बिना 
रुकावट के व्यक्ति आत्म स्वरूप को जान लेता है ।" इस प्रकार भगवान्‌ शकराचार्य 
ने ज्ञान प्राप्ति के लिये निष्काम कर्म और उपासना को महत्त्वपूर्ण माना हैं। आचाय॑ 
शंकर को आचार मीमांसा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है-लोक सेवा । यही कारण हैं कि वह 
लोक सेवा (लोक संग्रह) को मुक्ति के पथ में बाधक नहीं प्रत्युत्‌ साधक मानते है। 
अतः उनका समस्त जीवन जन कल्याणार्थ एवं राष्ट्र सेवा्थ समपित होने के कारण 
उनको लोक शंकर' के नाम से पुकारा जाता है ।” स्वामी विवेकानन्द तथा लोकमात्य 
तिलक आदि आधुनिक वेदान्ती भी इसी आदर्श का अनुमोदन करते है ।* 


केननन्‍न + ----न ही 3० ननानन»मदत- + अमन पाना 





. कठोपनिषद्‌ ([-2-5) पर शांकर भाष्य दृष्टव्य । 

2. केनोपनिपद, शां० भा० (खं०3) वही, एृ० 407 | 

3. व 4. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (3-2-6-29) टेढीनीम, वही, पृ० 635 | 

5. श्रीमद्भगवद्‌ गीता शां० भा० (3-) वही, एृ० 79 | 

6. गीता (8-40) वही, पृ० 4[2-3 । 

7. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । नमामि भगवत्याद शकर लाक 
शंकर । स्वामी अमलानन्द सरस्वती । 

8. स्वामी विवेकानन्द का व्यावहारिक जीवन में वेदान्त' तथा लोकमान्य विलक 
का गीता रहस्य द्र॒ष्टव्य । 


[3 
(55 
[-+ 


उपसहार 


आचाय॑ शंकर की प्रमाण-सीर्मासा में प्रत्यक्ष, अनुमात तथा शब्द (शास्त्र) 
प्रमाण को स्वीकार किया गया है । किन्तु शंकर के अनुसार वेद नित्य ज्ञान है और 
सृष्टि के समस्त जीवों के लिए त्रिकालाबाधित नियमों का भण्डार है। वेद को 
शांकर दर्शन में अपौरषेय (मानवीय शक्ति से परे) मात्रा गया है और वे ईश्वरीय 
ज्ञान को प्रकट करते है ।* वेदों की प्रामाणिकता शाइवत होने से वे देशकाल की 
सीमा से परे होते के कारण परम प्रमाण की कोटि में आते है। आचाय॑े कर शंश्रति 
(वेद) को ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाली मानते हैं जो इन्द्रियों अथवा विचारशक्ति 
(प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण) के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता।* इस प्रकार 
वेद-शास्त्र का प्रामाण्य निर्श्रान्त तथा अन्तिम होने से धर्म और अधमं सम्बन्धी विषयों 
पर वेद स्वतः तथा निरपेक्ष प्रमाण है ।* 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ शंकराचार्य 
की अवतारणा एक महान्‌ दाशनिक उत्कट विचारक, गम्भीर चिन्तक एवं श्रेष्ठ 
व्याख्याकार तथा उत्तद्रद्निक्षाबिद के रूप में मानवीय इतिहास की अविस्मरणीय 
घटना है। अतः डा० राधाकृष्णन के ये उद्गार सहसा स्मृतिपटल पर उदित हो 
जाते हैं--एक दाशतिक तथा ताकिक के रूप में सर्वश्रेष्ठ, शान्त निर्णय तक पहुँचने 
में तथा व्यापक सहिष्णुता में महान्‌ शंकर ने हमें सत्य से प्रेम करने, तके का आदर 
करने तथा जीवन के प्रयोजन को जानने की शिक्षा दी ।* 


शिक्षा का स्वरूप : 

शांकर शिक्षा का मूलाधार अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त है। अद्वेत सिद्धान्त 
में ज्ञान का अत्यन्त महत्त्व है। वेदान्त की केन्द्रीय समस्या ब्रह्म की धारणा है। अतः 
ब्रह्मतत्व का अन्वेषण करना शांकर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार शंकर 
के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की ज्ञान-प्राप्ति का साधन हैं" और उसके अज्ञान की 
निवृत्ति का माध्यम है ।” 


. डा० राधाक्ृप्ण्‌--भारतीय दर्शन-2, राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली, 
पृ० 482 

 ब्रह्मसूत्र ([--3) पर शांकर भाष्य द्र॒ष्टव्य । 

 श्रीमद्भगवद्गीता (3-66) पर शांकर भाष्य द्वप्टव्य । 

वही, (6-23,24) शां० भा०। 

. डा० राधाकृष्णन--भारतीय दर्शन, भाग-2, वही, पृ० 660 । 

. केनोपनिषद्‌ शां० भा० (2-4) वही, प्‌ृ० 88 । 

 कैनोपनिपद्‌ श्ञां० भा० (2-4) वही, पृ० 83 ॥ 


>> 


3 ८ (९आ हनी 3 


03 


ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना वेदान्त को सर्वाधिक अभीष्ट है अत: आचार्य 
शंकर का कथन है कि ब्रह्म परमात्मा को कहते है, वह जिससे जाना जाता है वह 
ब्रह्म विद्या है ।! इस प्रकार शंकर के अनुसार शिक्षा केवलमात्र भौतिक पदार्थों की 
जानकारी मात्र नहीं है वरन्‌ ब्रह्म अथवा आत्मा का बोध कराती है।* आचार्य 
शंकर ने ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति को ज्ञान माना है। अत: मानव 
समाज में व्याप्त नाना प्रकार की विषमताओं एवं विभिन्नताओं का शमनकर ऐक्य 
स्थापित करना आचाये शंकर के अनुसार वास्तविक शिक्षा है ।* 


ज्ञान व्यक्ति के अन्दर निहित है। वह स्वभावत: आत्मवोब कराने में समर्थ 
होता है किन्तु बाह्य विषयों की आसक्ति आदि से व्यक्ति का आत्मतत्व कलपित 
रहता है। यही कारण है कि मनुष्य सबंदा समीपस्थ होने पर भी उस आत्मतत्व 
का मल से ढके हुए दर्पण तथा चज्चल जल के समान दर्शन नहीं कर पाता है। 
यहीं से शिक्षा का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। शिक्षा द्वारा जब व्यक्ति के इन्द्रिय 
एवं विषय जन्य रागादि दोषरूप मल के दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के 
समान चित्त प्रसन्न-स्वच्छ (शान्त) हो जाता हैं? तब अज्ञान से आवृत तथा उसमें 
विद्यमान यथार्थ तत्व का अनावरण हो जाता है ।* यही उसकी शिक्षा है। 


शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं है वरन्‌ 
यह व्यक्ति के मनोगत ईर्ष्या, ढेष, क्रोध, शोक, मोह तथा आसक्ति आदि दोपों का 
अपनयतव कर उसके मन को प्रसन्न, स्वच्छ तथा शान्‍्त करती है। अत: जिससे मनृष्य 
के अज्ञान, शोक, मोह तथा क्रोध आदि दोपों की निवृत्ति होती है वह चिक्षा है ।" 


आचाये शंकर के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया केवल शिक्षक तथा शिक्षार्थी से 
ही सम्पन्न नहीं होती है अपितु उसके लिए पाठ्यक्रम (शास्त्र) की भी आवध्यकता 
है। इस प्रकार वह शास्त्र पर आधारित गुरु एवं शिष्य के मध्य सम्पन्न होने वाली 
अन्तःक्रिया को शिक्षा कहते हैं ।” अतः पाठ्यक्रम (शास्त्र), शिक्षक एवं शिक्षार्थी के 
समुचित समन्वय से ही शिक्षा-प्रतक्रिया का विकास होता है ! 


 बृहद्ारण्यकोपनिषद शां० भा० (-4-9), वही, ए० 24। 

से्य.उान दा सम ।* बही, ([-4-7) वही, ए० 23. -34 । 

श्री शंकराचार्य-विरचित-प्रकरण ग्रन्थ-संग्रह:ः सम्पादक एच० आर०« 
भगवत्‌, पूत्रा शहर, पृ० 42॥। 

. मुण्डकोपनिपद्‌ शां० भा० (3--8) वही, प० 98 । 

 ब्रह्मसत्र शां० भा० (-) वहीं, १० 2। 

. श्रीमद्भगवद्गीता शां० भा० (8-73), वही, प्रू० 479। 

. वही, (3-42), वही, पृ० 04 । 


कक आय 


१७ 


न3उ ४ ५ >> 


264 उपसंहार 


उपर्युक्त विवेचन से शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक एवं धामिक होना सिद्ध 
है। शंकर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न कोई शिक्षा नहीं है। अतः शिक्षा 
की प्रक्रि) एक ऐवी धामिक एवं पवित्र प्रक्रिया है जो मुक्तिप्येन्त चलती है। 
यही कारण है कि स्वामी शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को 
भौतिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। 


जगद्गुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा की उपयोगिता व्यक्ति एवं समाज 
दोनों ही के सन्दर्भ में है। व्यक्ति के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए आचाये 
शंकर का यह कथन उल्लेखनीय है---'शिक्षा से मनुष्य को अमरत्व (मोक्ष) प्राप्त 
होता है ।” अतः शिक्षा प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति का आचरण, विचार तथा 
व्यवहार सुसंस्कृत हो जाते हैं। उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता है ॥१ 
जिससे श्रेष्ठ समाज के निर्माण को बल मिलता है। श्रेष्ठ मानव समाज में ही उन्नत 
राष्ट्र एवं समृद्ध तथा शान्तिमय विश्व की कल्पता निहित है। 


आचाय शंकर जीवन और शिक्षा को एकरूप मानते है । उनके अनुसार 
जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा ब्रह्म होने से सच्चिदानन्द स्वरूप 
है 4 इस प्रकार ज्ञान जीवन का सारभूत तत्व मिद्ध होता है। अत्तः शिक्षा और 
जीवन में वस्तुतः पार्थथय न होकर अभेद है ।” शंकर के अनुसार जीवन की अवतारणा 
केवलमात्र भौतिक सुखसमृद्धि का भोग भोगने के लिए ही नहीं हुई है वरत्‌ मानव- 
जीवन ज्ञानाजेन के लिए है ।९ इस प्रकार भगवान्‌ शंकराचायं जीवन और शिक्षा 
के गहन सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं और दोनों को परस्पर अन्योन्याश्रित मानकर 
श्रेप्ठ जीवन को सुशिक्षा का फल स्वीकार करते है ।” 


शिक्षा के उद्देश्य तथा मुल्य : 


भारतीय दर्शन तथा जन-जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अत्यधिक 
महत्त्व है। इसीलिए आचाये शंकर ने शिक्षा का एकमात्र आधार आध्यात्मिकता 


श्री शंकराचायं--प्रश्नोत्तरी (इलोक ), वही, पृ० 2 | 

- कैनोपनिषद्‌ शां० भा० (2-4), वही, प्ृ० 88 । 

 छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ शां० भा० (-9-2), वही, प० 9। 

. तैतिरीबोण्निपद्‌ (2-]-]) पर शांकर दृष्टव्य । 

- त्ी शंकराचार्य--विवेकचूडामणि, (इलोक 204), वही, पृ० 67 । 
 तस्माज्ज्ञानमेवात्मनों लाभ: ।” बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ श्ां० भा० (-4-7) 
वही, पृ० 234 । 

 छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ([-9-2) वही, पृ० ]9। 


८ आ हे उए >> “४+ 


तब 
क्ज्ज्ज््ज 


उपसंहार 265 
को स्वीकार किया हैं। वह आत्मा की सत्ता को महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप मे मानते है 
अतः उनके दर्शन में समस्त प्रयास आत्मा को लक्ष्य में रखकर किए गये हैं 
इस प्रकार जब शंकराचार्य शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों का निर्धारण करते 
तो भौतिक दृष्टिकोण के स्थान पर उन्होंने आध्यात्मिक इष्टिकोण को ही मह 
दिया है । 

शांकर शिक्षा-दशन में जीवन लक्ष्यों से ही शिक्षा उद्देश्यो की उदभावना 
हुई है । शांकर शिक्षा में ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार 
किया गया है।* ब्रह्म और मोक्ष की एकरूपता स्वीकार करने के कारण झकर छे 
अनुसार ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिन्तन का फल है ।* अतः दांकर 
सिद्धान्त में धश-अर्थ-काम-मोक्ष इन पुरुषार्थं चतुप्ट्य में मोक्ष ही को परम पुरुषा्थ॑ 
के रूप में स्वीकार किया गया है।* यही मुक्ति प्राप्ति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य 
है ।” शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाप्छ 
हो जाती है तो उसे सर्वात्मभाव की प्राप्ति हों जाती है। यही स्वत्मभाव व्यक्ति 
का मोक्ष है ।९ सर्वात्मभाव से मनुष्य व्यप्टि से ऊपर उठकर समप्टि का चिन्तन 
करने लगता है। वस्तुतः आचाये शंकर जब इस दरोीर में ही मुक्ति ( जीवन्मृक्ति) 
की कल्पना करते है तो उनका आशय मानव की समाजनिष्ठा से ही होता है । 

स्वामी शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्म ज्ञान में ही निहित 
है | ब्रह्म जीवन का यथार्थ एवं परिपूर्ण तत्त्व है। अतः शिक्षा का उद्देश्य इसी यथा 
तथा परिपूर्ण तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना है।” यही कारण है कि शंकर के अनुसार 

हा को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है 


| ह॥॒ 


है ५0 


मनुष्य में ब्रह्मनिष्ठा से आत्मविश्वास का जागरण होता है। ब्रह्म का 
साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति आत्मरृष्टा बन जाता है और वह आत्मा एवं परमात्मा 


. “आत्मा वा अरे दुष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:। बृहदारष्य. 
कोपनिषद्‌ (4-5-6) पर शांकर भाप्य दृष्टव्य । 

2. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (---) वही, १० 29 । 

श्री शंकराचाम विरचित प्रकरण ग्रस्थ--सप्रहः--अमस्ताद 

भगवत्‌, पूना, पृ० 42 । 

. बह॒दारण्यकोपनिपद्‌ शां० भा० (4-4-5) वही, पृ० 53॥ 

, श्री शंकराचाय--प्रश्नोत्तरी (इलोक-) वही, पृ० (2-3) 

, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां० भा० (4-3-20) वही, ए० 965 । 

. ब्रह्मसूत्र शा० भा० (-2-3-2) वही, पृ० 64 ॥ 

, मुण्डकोपनिपद्‌ (3-2-9) पर शांकर भाप्य हप्टव्य । 





(जे 


एच ० जार, 


८० चये ०५४ (थआ -“> 


2066 उपसहार 


में भेद को तहीं देखता है ।” उसके लिए आत्मा परमात्मा एक है ।* वेदान्त में आत्मा 
की सर्वाधिक महत्ता होने से उसी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का प्रावधान 
किया गया है। इस प्रकार शंकराचाय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना 
चाहिए जिससे बालक आत्मनिष्ठ बने । उसमें आत्म-विश्वास का विकास हो। 

आचाये शंकर के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य ही शिक्षा है | यही 
शिक्षा का परम उद्देश्य है। अतः विश्व मानव समाज में प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य, 
सामनन्‍्जस्य तथा समन्वय की स्थापना की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर उन्होंने 
अद्देतभाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में इस प्रकार प्रतिपादित किया है--'जिस 
प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है उसी प्रकार दुःखा- 
भिमानी आत्मा को द्वेत-प्रपझ्च की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अतः 
अद्वेतभाव ही इसका (शिक्षा का) प्रयोजन है।* इस प्रकार शांकर शिक्षा का उद्देश्य 
मानव समाज में ऐक्य की भावना का विकास करना है। 

स्वामी शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा और धर्म का परस्पर सम्बन्ध अन्योच्या- 
श्रित है। शिक्षा से धर्म का प्रचार-प्रसार होता है और धर्म से शिक्षा के स्वरूप का 
निर्धारण होता है। आचाये शंकर की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्धि एक 
धर्माचाय के रूप में है। अतः उनके द्वारा धामिक भावना के विकास को शिक्षा के 
उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करना उनके लिये स्वाभाविक एवं अपरिहाय था। 
धार्मिक भावना के विकास के उद्देश्य का शंकराचार्य के अनुसार यही अभिप्राय है कि 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति को यज्ञपरायण (समाजसेवी), अध्ययनशील, दानशील तपस्वी 
तथा आचाय॑ कुल (विद्यालय) में नियमपूर्वक रहकर विद्यार्जतव करने वाला बनाया 
जाय । यही उसका धामिक विकास है। इसी के लिये आचाय॑े शंकर ने अपनी शिक्षा 
व्यवस्था को धामिक स्वरूप प्रदान किया है। 


शांकर शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिये वैराग्य की नितान्त 
आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है | उनके अनुसार शिक्षा का कार्य है व्यक्ति 
को वेराग्यशील बताना जिससे बह जीवन में सांसारिक दुःखों से मुक्ति पा सके । 
मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास होकर ही सुख-दुःख का अनुभव करता है। अतः 
सनन्‍्तान की इच्छा, .धघन की इच्छा और सम्मान आदि की इच्छा का त्याग करने 
वाला संन्‍्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड ओर स्थिरप्रज्ञ है ।” इस प्रकार आचाय॑ 


[. गीता शां० भा० (4-35) वही, पृ० 37। 

2. वृहदारण्यकोपनिपद्‌ शा० भा० (-4-0) बही, पृ० 257 । 
3. श्री शंकराचार्य--विवेकचूडामणि, इलोक 204, वही; प्०67 । 
4. माण्ड्क्यीपनियद्‌ शां०भा० (सम्बन्ध भाष्य) वही, पृ० 2-22 । 
5. श्रीमद्भगवद्‌ गीता शां० भा० (2-55) बही, पृ० 65 । 


उपसहार 267 


शंकर के अनुसार शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति सयमी, वैराग्य- 
शील तथा त्यागी होकर आत्म-चिन्तन में प्रवत्त हो सके । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचाय॑ शंकर श्रेष्ठ व्यक्ति 
का निर्माण करता शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास, यथार्थ ज्ञान, 
ऐक्य की भावना, धामिक विकास तथा वेराग्य आदि का विकास हो सके। इस 
प्रकार उनके द्वारा मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वैयक्तिक रूप में हुआ 
प्रतीत होता है किन्तु जब आचाये शंकर मनुष्य में मुक्ति की क्षमता तथा ऐक्य की 
भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निरुपित करते हैं तो उनके 
अनुसार सामाजिक उहेश्यों की उद्भावना भी स्पष्ट हो जाती हैं। यद्यपि शांकर 
शिक्षा-दर्शव में शिक्षा के वयक्तिक उद्देश्यों का प्राधान्य इष्टिगोचर होता है तथापि 
सामाजिक उद्देश्यों की भी उसमें उपेक्षा नहीं की गई है । 

आचार्य शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान्‌ उद्देश्यों की कल्पना की 
है उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के श्रेष्ठ मूल्यों की भी प्रस्थापना की है। उनके अनुसार 
मानव-जीवन के सूल्यों का आधार आध्यात्मिक एवं धामिक होने से शिक्षा के मूल्यों 
का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के चिरन्तन तत्त्वों का समावेश 
हो । सत्य, अहिंसा, दया, अपरिग्रह, एकता, प्रेम, सहानुभूति, तप एवं श्रद्धा, ब्रह्मचर्य , 
सरलता, उपासना तथा त्याग आदि ऐसे जीवन-मूल्य है जिनका आचार्य शंकर ने 
अपने शिक्षा-दर्शन में पदे-पदे प्रतिपादन किया है।* 


शिक्षा-पद्धतियाँ 


शिक्षा-पद्धतियों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होता है। शिक्षा 
के उद्देश्य जितने श्रेष्ठ तथा उच्च होते है उनकी प्राप्ति के लिये उतनी ही श्रेष्ठ 
और उच्च शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। अतः आचाये शॉंकर ने ब्रह्म- 
विचार, आत्मज्ञान तथा ईश्वर-प्राप्ति एवं मुक्ति लाभ जैसे महान्‌ और श्रेप्ठ उद्देश्यों 
को इष्टिगत करते हुए आधुनिक शिक्षण-प्रणालियों से भिन्न 'श्रवणमनन-निदिध्यासन' 
जैसी शिक्षा-पद्धतियों का प्रतिपादन किया है । 


शंकराचार्य की शिक्षणविधियों पर विचार करने से पूर्व उनकी ज्ञान मीमांसा 
विचारणीय है । शांकर सिद्धान्त में अन्तःकरण की वृत्ति को वस्तुबोधक माना जाता 





. डा० बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन-शारद्ा मन्दिर, वाराणसी, पृ० 
30-+ | 


268 उपसहार 


है। यही वृत्ति वस्तु का आकार ग्रहण करके व्यक्ति को उस वस्तु का ज्ञान कराती 
है । घड़े को देखने पर मनुष्य का अन्त:करण उसकी ओर अग्रसर होता है, उसे अपने 
प्रकाश से प्रकाशित करता है और एक विस्तृत प्रकाश-किरण के रूप में इसकी वृत्ति 
बाहर की ओर गति करती है तथा घटाकार होकर मनुष्य को घड़े का बोध कराती 
है । इसी प्रकार जब अन्तःकरण की यह वृत्ति ब्रह्माकार होती है तो मनुष्य को ब्रह्म- 
बोध होता है। अतः आचाये शंकर ने ऐसी विधियों का प्रतिपादव किया है जिनसे 
ब्रह्माका रवृत्ति का विकास होता है । 


जगद्गुरु शंकराचार्य ने जिन शिक्षण-विधियों का प्रतिपादन किया है उनको 
निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :--- 

(क) छात्र की दृष्टि से विधियाँ :--अ्वण, मनन, निदिध्यासन, तकेविधि 
तथा प्रश्नोत्तर विधि । 

(ख) शिक्षक की दृष्टि से विधियाँ :--प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, अध्या- 
रोप-अपतवाद विधि, दष्टान्त विधि, कथा-कथन विधि तथा उपदेश विधि । 

छात्र जब गुरु के उपदेश को सुतकर उसका मनन करता है और मनन करने 
प्र उस पर बढ़ हो जाता है तो वह श्रवण-मनन-निदिध्यासन विधि का अनुसरण 
करता है| आचाय॑ शंकर ने इन तीनों विधियों को ब्रह्म ज्ञान-प्राप्ति के लिए सुख्य- 
रूप से स्वीकार किया है ।* श्रवणविधि में छात्र को अध्यापक का उपदेश सुनना होता 
है, उसे किसी प्रकार का अपना मत नहीं रखना होता है। प्रारम्भिक स्थिति छात्र 
को सुनने को होती है। अतः उसे आत्मा का श्रवण आचार्य और शास्त्र के द्वारा 
करना चाहिए। और तक से उस (सुने हुए) का मनन करना चाहिये ।* युक्तिपूर्वक 
विचार करने की स्थिति मतनविधि के अन्तर्गत आती है। अतः श्रवण के पर्चात्‌ 
मनन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है किन्तु मनन करने से छात्र स्वतन्त्र नही होता है। 
उसे गृरुमुख से सुने हुए उपदेश का मनन करना होता है। इसके विरुद्ध मनन करने 
का इस विधि में कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि आवचाय॑ शंकर तक के 
महत्त्व को बेद-प्रतिपाद्य विषय के प्रतिपादन में ही स्वीकार करते है ।१ निदिध्यासन 
मनन की उत्तर भूमिका है। यह बोध की वह अवस्था है जहाँ छात्र का 
निश्चय स्थिर हो जाता है। उसका ध्याव परिपक्व हो जाता है। इस प्रकार छात्र 
अध्यापक के मुख से जिस ब्रह्मतत्त्व को सुनता है, उसी का भली भाँति मनन करता 
है और तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव करने लगता है। निदिध्यासन 





!. स्वेताशवतरोपनिषद्‌ (6-2) शां०भा०, बही, १०257 । 
2. श्रीमद्भगवद्गीता (2-2) शां०भा० वही, पृ०46। 
3. ब्रह्मसूत्र (2--3-[) पर जां ०भा० इृष्टव्य । 


269 


में छात्र को सुने हुए एवं मनन किये हुए का ही साक्षात्‌ अनुभव होता है। वस्तव: 
अवण-मनत-निदिध्यासत अलग-अलग तीन विधियाँ न होकर ये तीनों एक ऐसी समग्र 
विधि के अंग है जिनसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है |! 

उपर्यक्‍त मननविधि में छात्र व्यक्तिगत रूप में तक का आश्रय लेकर विपय 
को ग्रहण करने की चेष्टा करता है किन्तु आचाय॑ शंबर ने ऐसी तक विधि कः भी 
प्रतिपादन किया है जिसका मुख्य आधार सामूहिक है। इस विधि के अन्तर्गत छात्र 
गुरु अथवा अन्य विद्व'न्‌ व्यक्तियों के साथ बैठकर तक॑ का आश्रय लेकर विचार- 
विमर्त करते हैं ।* 

अध्यापन में प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग दो प्रकार से देखने को मिलता है-- 
() शिष्य ज्ञान-प्राप्ति के लिये गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उसका उत्तर देता है। 
(2) प्रश्नोत्तर विधि के दूसरे ढंग में शिक्षक छात्रों की योग्यता का मूल्याँकन करने 
के लिये प्रश्न पूछता है और छात्र उनका उत्तर देते हैं। आचार्य घंकर ने दोनों 
प्रकार से प्रशन विधि के उपयोग का प्रतिपादन किया है। छात्र को अपना ज्ञातव्य 
प्रइन के रूप में शिक्षक के सम्मुख उपस्थित करना चाहिये और शिक्षक को उसका 
उत्तर देना चाहिये ।* शिक्षक भी छात्र की योग्यता एवं ग्रहणशक्ति के मृल्याँकन हेतु 
उससे प्रश्न पूछ सकता है ।* आचाये शंकर ने जिस प्रकार के प्रधनों का स्वरूप 
प्रस्तुत किया है वह आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बताये हुए प्रह्नों से भिन्न है। उनके 
प्रश्नों में बड़े और छोटे उत्तर वाले दोनों प्रकार के प्रत्न सम्मिलित है । 
(ख) शिक्षक की दृष्टट से शिक्षण विधियाँ -- 

आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षक प्रइनोत्तर विधि के अतिरिक्त व्याख्याविधि 
के द्वारा विषय को छात्रों के लिये सरल बना सकता है। अध्यारोप-अपवाद विधि के 
अन्तर्गत शिक्षक आत्मा में शरीर, मन और बुद्धि आदि का आरोपण करके फिर 
उसका निराकरण करता है। इस विधि में शिक्षण प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष 
की ओर चलता है । ज्ञात से अज्ञात की ओर 'मू्त से अमृर्त की ओर' तथा दप्ट से 
अदृष्ट की ओर' जेसे आधुनिक शिक्षण सूत्रों का उपयोग इस विधि मे स्पष्ट ही 
दृष्टिगोचर होता है। शंकराचार्य ने अपने अद्वेत सिद्धान्त की जटिल समस्याओं को 
स्पष्ट करने के लिये दृष्टान्त या उदाहरण विधि का उपयोग अत्यन्त प्रभावगाली 
ढग से किया है। उनके रस्सी और सप्प एवं सीपी तथा चाँदी इत्यादि के रुप्टान्त 


. बृह॒दारण्यकोपनिपद्‌ शां०भा० (2-4-5) वही, पृ०55॥ 

2. वहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० (3-), वही, पृ०620। 

3. श्री शंकराचायक्ृत विवेकचूडा्माण, वही, १०20 | 

4, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (5-]2-), पर शांकर भाष्य में विश्षक द्वारा छात्र की 
योग्यता के मूल्याँकन-हेतु किया गया प्रश्न दृष्टव्य है । 


270 उपसंहार 


अत्यन्त प्रसिद्ध है ।! इस प्रकार दृष्टान्त विधि को उन्होंने शिक्षण का एक सशक्त 
माध्यम माना है। आधुनिक युग में इस विधि का इतना विकास हुआ है 
कि आज छात्रों के सम्मुखः केवलमात्र मौखिक दुष्टान्त (उदाहरण) ही प्रस्तुत नहीं 
किये जाते हैं वरन्‌ प्रदर्शतात्मक उदाहरणों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की श्रव्य-दृश्य 
सामग्री का उपयोग आधुनिक शिक्षण में होता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने यद्यपि 
चष्टान्त विधि के सीमित (मौखिक) रूप का ही प्रयोग किया है तथापि उन्होंने इस 
विधि को शिक्षण के प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्थापित किया है। 


शिक्षक अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए कभी-कभी कथा का आश्रय लेता 
है। आचार्य शकर के अनुसार छात्र को जब विपय ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव 
हो रहा हो तो अध्यापक को समुचित आख्यायिका (कथा) का प्रयोग कर अपने 
शिक्षण को रोचक बनाना चाहिये ॥ शांकर शिक्षा दर्शन में उपदेश विधि का वर्णन 
भी मिलता है। छात्र गुर की शरण में जाकर आत्मा अथवा ब्रह्म के सम्बन्ध में 
उपदेश की याचना करता है। गुरु शिप्य को ब्रह्मतत्व को समझाने के लिए जञास्त्र के 
अभिप्राय को उसके सम्मुख प्रकट करता है । जीव ब्रह्म की एक्ता-बोधक महावाक्यों। 
वा उपदेश गुरु शिष्य को करता है । शिष्य उस उपदेश को ग्रहण कर उत्तका अनुभव 
करने का प्रयास करता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जगदुगुरु शंकराचारय ने शिक्षा पद्धतियों के अन्त- 
गंत अनेक विधियों का प्रतिपादन किया है उतकी प्रभमुखविधि श्रवणमतनननिदिध्यासन 
है । इन्हीं के द्वारा ब्रह्मश्ान होता है। अतः शंकराचाय विधियों को अपरिवतंनीय 
मानते हैं। इन विधियों मे उन्होंने ताकिकता को जितना महत्व दिया है उतना 
मनोवैज्ञानिकता को नहीं । इतना होने पर भी वेदान्त की शिक्षा में उपयु क्त विधियों 
का शंकराचार्य से लेकर अद्यपयन्त इतना अधिक महत्व रहा है कि आधुनिक युग में 
भी इन्हीं विधियों से वेदान्त की शिक्षा मफलतापूर्वक चल रही है । 





, ब्रह्मसूत्र शां०्भा० (-4--6) में रस्सी और सर्प का दृ्टान्त व्प्टव्य है । 
2. “हष्टान्तेन हि प्रत्वक्षी भवति विवक्षितो5्यं:।” बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शां०भा० 
(4-3-2। ), वही, १०97 | 
3. ऐतरेयोपनिषद्‌ शां०्भा० (2-), वही, प्‌ृ०77-78 | 
4. वेदान्त में चार महावाक्य प्रसिद्ध है :--- 
क-तत्वमसि [त्‌ वही है) छान्‍्दोग्योपनियद्‌ (6-8-7) 
ख-:प्रज्ञानं ब्रह्म (ब्रह्मज्मानस्वरूप है) ऐतरेयोपनिपद्‌ (3--3) 
ग-अहं ब्रह्मास्मि (में ब्रह्म हैँ) वृहृद्दारण्यकोपनिणद ([-4-0) 
घ-अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा ब्रह्म है) माण्ड्क्योपनिपद्‌ (-2) 


उपसंहार 27। 


शिक्षक तथा शिक्षार्थों 


वेदान्त-शिक्षा में गुरु छात्र (शिष्य) के अज्ञान का आवरण हटाकर उसे ज्ञान 
की प्राप्ति कराता है और शिष्य अपने प्रयासों द्वारा गुरु से ज्ञानोपाजंन कर अपने 
जीवन के परम लक्षतर-मृत्रित को प्राप्त करता है! । अतः अध्यापक तथा विद्यार्थी शिक्षा 
के दो प्रमुख अंग है और इन दोनों के मध्य सम्पन्त होने वाली अच्तः क्रिया 
विक्षा है । 

आचाये शंकर ने शिक्षक के रूप में एक महातन्‌ व्यक्तित्व की कल्पना की है। 
गुरु को केवल सेद्धान्तिक रूप से ग्रन्थ का ज्ञाता ही नहीं होता चाहिए वरन उसे स्वयं 
ब्रह्मानुभूति से सम्पन्न होना चाहिए। उसमें नैतिक गुणों तथा चारित्रिक सबलता का 
पूर्ण विकास होना चाहिए। अतः मानसिक शान्ति एवं जितेन्द्रियता और सब प्रकार 
के भोगों से विरक्ति तथा अंहकार शून्यता और परोपकारशीलता आदि अध्यापक के 
आभूषण हैं। इन नेतिक गुणों के साथ ही अध्यापक में शैक्षिक योग्यता, अध्यापन- 
कुशलता तथा अध्ययन-प्रियता की उत्क्ृष्टता होनी चाहिये । 

आचाय॑ शंकर के अनुसार शिक्षक छात्र का पथ प्रदर्शक ही नहीं है बरन्‌ वह 
उसका आध्यात्मिक जन्मदाता भी है। अतः वह शिष्य को उन सब उपायों का सुझाव 
देता है जिनका अवलम्बन करके शिष्य आत्म कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। यही 
कारण है कि वेदान्त-शिक्षा में गुरु-कृपा से प्राप्त ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) को 
ही परब्रह्म प्राप्ति का साधन माना गया है? । इस प्रकार शोकर शिक्षा में गुरु का 
स्थान केवल महत्त्वपूर्ण ही नही है वरन उसकी अनिवार्यता है । 

स्वामी शंकराचाय शिक्षण को शिक्षक का व्यवसाय नहीं मानते है बल्कि 
उनके अनुसार यह उसका धर्म है। अतः शिक्षण के लिए उसे सर्देव तत्पर रहना 
चाहिए। उसे ज्ञान के इच्छुक शिष्य को कदापि निराश नहीं करना चाहिए। उसे 
किसी भी उपाय से शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए१। 

वेदान्त का शिक्षा-दर्शन पाइचात्य विचारधारा की भाँति छात्र को मात्र 
दरार नहीं मानता है। उसके अनुमार छात्र बस्तुत: ब्रह्म अथवा आत्मा हैं । वह 
अनन्तशक्ति सम्पन्न है । उसमें अनन्त ज्ञान की क्षमता है। इसी अनन्त क्षमता का 
विकास शिक्षा है। 


[. छान्दोग्योपनिपद्‌ (6-]4-2) पर दाोकर भाषप्य द्वाटब्य । 

2 मुण्डकोपनिपद्‌ (सम्बंध जा» भा०) वही, पृ० 9 

3 श्रीमदभगवदगीत शा» भा० (8-7) वही । 

4. “तत्त्वमसि --छान्दोग्योपनिषद्‌ (6-8-7) जाकर भाष्य द्वप्टव्य । 


06 8 उपसंहार 


आधुनिक शिक्षा मनोवज्ञान की भाँति आचाये शंकर छात्रों की रुचियों, 
योग्यताओं, क्षमताओं एवं इच्छाओं आदि में विभिन्‍नता स्वीकार करते है किन्तु वह 
इसी व्यक्तिगत वैभिन्‍न्य को आधार मानकर शिक्षा की प्रस्तावना नहीं करते है । 
वेदान्त के अनुसार जगत्‌ का नानात्व (वंभिन्‍य) अज्ञानजन्य होने से छात्रों मे व्यक्तिगत 
भिन्‍नतता भी माया या अविद्या के कारण है। अविद्या का पर्दा हटते ही शुद्ध आत्मा के 
दर्शव होते हैं।' इस प्रकार छात्र मूलतः: आत्मा है और शुद्ध चेतन्य स्वरूप होने से 
स्वयं सच्चिदानन्द परव्रह्म है ।” छात्र को इसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना 
होता है । 

शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाने से पूर्व छात्र को कतिपय 
अपेक्षाओं की पृति तथा विशिष्ट प्रकार की योग्यताओं का सम्पादन कर लेना 
चाहिए । आचार शंकर के अनुसार ये योग्यताएँ हैं--नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहलोक 
तथा परलोक के भागों से वैराग्य, हाम-दम आदि संयम और मोक्ष की इच्छा” इन 
योग्यताओं के होने पर ही छात्र को ब्रह्मबोधघ की क्षमता प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
आचाय॑ शंकर ने छात्रों की योग्यता का प्रतिपादन तो किया है किन्तु उन्होंने छात्रों 
की रुचियों का कही उल्लेख नहीं किया है । 

वेदान्त-शिक्षा में गुर की अनिवायेता होने से शिप्य को विधिवत्‌ गुरु की 
शरण में जाना चाहिए। शास्त्रज्ञ (विद्वान) होने पर भी छात्र को स्वतन्त्रतापूर्वक 
ब्रह्मज्ान का अन्वेषण नही करना चाहिए। अतः हाथ में समिधाओं का भार लेकर 
शिप्य को वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए । 

आचाये शंकर के अनुसार शिक्षक बोध कराने वाला है और शिप्य बोध करने 
वाला । गुरु उपदेश देने वाला है और शिप्य उपदेश ग्रहण करने वाला । इसी प्रकार 
गुरु विद्या द्वारा शिष्य को नित्य, अजर, अमर, एवं अभयरूप ब्रह्म शरीर को जन्म 
देने के कारण शिष्य का आध्यात्मिक पिता है।” अतः गुरु-शिष्य के सम्बन्धों का 
आधार शंकर शिक्षा-दर्शन मे आध्यात्मिक है स्वामी शंकरात्तार्य के अनुसार गुरुकृपा 
के बिना शिक्षा की प्राप्ति कठिन है । 

वेदान्त दर्शन में अनुशासित जीवन को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। मन 
एवं इन्द्रियों के संयम को आचाये शंकर ने अनुशासन मानकर छात्रों के लिए साधन 


चतुप्ट्य (विवेक, वराग्य, संयम तथा मोक्ष की इच्छा) को अनिवायं रूर से प्रतिपादित 


].बही (48-73), वही प्र० 479 । 

2. बृहदारण्यकोपनिषद शां० भा० (-4-0) वही, पृ० 257। 
3. ब्रह्मसूत्र शां० भा० (---) वही, पृ० 26 । 

4. मुण्डकोपनिषद्‌ जश्ञां० भा० (-2-2) वही, 45 ॥ 

5 प्रश्नोपनिषद-(6-8) शां० भा० वही पृ० ]24 । 


उपसहार 274 


किया । शंकर के अनुसार छात्र संयमी होकर अनुभासित होते हैं और फिर उन्हें अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है ।! 


पाठ्यक्रम 

जगद्युरु शंकराचार्य गुरु तथा शिष्य के अतिरिक्त पाठ्यक्रम (शास्त्र) को 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग मानते है । उनके अनुसार पाठ्यक्रम शाश्वत सत्य (ब्रह्म) का 
उद्घाटक होने से स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है। वैदिक मिद्धात्त भृत-भविष्यत्‌ तथा 
वर्तमान तीनों कालों में यथार्थ होने से नित्य ब्ान के उत्पादक हैं ।* वेदब्मास्त्र के 
अत्यन्त पवित्र एवं धामिक वस्तु होने से उनके अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार 
का परिवर्तत संशोधन एवं परिवर्धत नहीं हो सकता हैं। अतः आचार्य शंकर के 
अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का लचीलापन-अस्थिरता तथा परिवर्तदशीलता नहीं 
होनी चाहिए । 

आचारय॑ शंकर ने प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमाशिक स्तरों पर भिन्न- 
भिन्न पाठ्यक्रमों की कल्पना की है। विविध पाठ्य विषयों का निर्धारण उन्होंने इन 
तीन स्तरों पर किया है। उनका पाठ्यक्रम व्यापक तथा विविषतापूर्ण हैं । विभिन्‍न 
पाठ्य विषयों के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्राववान भी उन्होंने पाठय- 
क्रम में किया है जिससे एक व्यापक, वैविध्यपूर्ण तथा पूर्ण विकसित पाठ्यक्रम के 
शांकर शिक्षा में दर्शन होते है । 

आचार्य शकर की कठ्पना मे छात्रो के लिये वेद, पुराण, धर्म शाम्त्र पडुदशेन 
तथा गीता और वेदान्त जैसी आस्तिक विचारधारा एव बौद्ध जैन जैसे नास्तिक दर्शन 
का साख्ोपाज़ू अध्ययत आवश्यक माना गया है । इसलिये इस हप्ट से उनक 
पाठ्यक्रम संकीर्णता से मुक्त है। उसमें सभी प्रकार के पाद्य विषयों के अध्ययन: 
अध्यापन की व्यवस्था है | 

आचाय॑ शंकर का पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से सम्बन्बित है । उनके अनुसार 
व्यक्ति के जीवन का मूल स्वरूप आध्यात्मिक एवं धामिक है| आचार शंकर मनृप्य 
को मूलतः आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं।” अतः मनुष्य के आध्यात्मिक तथा धामिक 
विकास की आवश्यकता की पूर्ति-हेनु उन्होंने जिस प्रकार के पाठ्यक्रम की संकल्पना 
को है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वामी घंकराचार्य ने पाठ्यक्रम को छात्रों 
की आध्यात्मिक तथा धामिक आवश्यकताओं से सम्बद्ध करके प्रस्तुत क्या है । 


इवेताइवतरोपनिपद्‌ ज्ञा> भा? (6-24), ४० 263 
) 3 


। 
? ब्रह्म सूत्र आं० भा> (2--2-] ) वहीं, प्ृ० 356 । 
3, अहूं ब्रह्माम्मि-वृहदारण्पकोपनिपद ([-4-0) पर शकिर ना्य द्वप्टव्य । 


274 उपसंहार 

शंकराचार्य के पाठ्यक्रम में एक ताकिक व्यवस्था इष्टिगोचर होती है। 
उन्होंने पाठ्यक्रम का प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमाथिक स्तर पर वर्गीकरण 
किया है। इस वर्गीकरण के पीछे उनका तक यही है कि छात्र में उत्तरोतर ही ज्ञान 
के उसस्तर का विकास होता है जिसमें पहुँचकर वह ब्रह्म का पूव तादात्म्य प्राप्त 
कर पात। है। यह ज्ञान का अन्मित (पारमा्थिक) स्तर है। इस पूर्व ज्ञान का 
व्यावहारिक स्तर होता है जिसमें छात्र ब्रह्म से पूर्ण तादात्म्य की स्थिति में नहीं 
होता है। इसी प्रकार छात्र के ज्ञान का एक ऐसा स्तर भी होता है जहाँ उसका ज्ञान 
अत्यन्त अविकसित अवस्था में होता है। ऐसे स्तर पर उसे वेदान्त का ब्रह्मतत्त्व 
मीखाना कठिन होता हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविषयों 
के निर्धारण में आचाय शंकर ने ताकिक क्रम को तो रखा है किन्तु उनकी इस व्यवस्था 
में किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक क्रम के दर्शन नही होते हैं। वेद, उपनिषद्‌ गीता, 
पुराण, ब्रह्मसूत्र तथा धर्म शास्त्र आदि जिन पाठ्य विषयों को अध्ययन-अध्यापत की 
की दृष्टि से आचाय॑ शंकर ने पाठयक्रम में रकखा हैं उनमें मनोवेज्ञानिक क्रम का 
की दृष्टि से भी अभाव है और शंकर ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया 

| 

5 पाठ्यविषयों के निर्वारण में छात्रों की योग्यता का ध्यान रक्खा गया है । 
दंकराचार्य के अनुसार ज्ञान मुक्ति का साधन होने से! जीवन में सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। अतः उन्होंने पाठयक्रम में वेद, उपनिषद्‌ , ब्रह्मसूत्र, गीता तथा अन्यान्य दार्श- 
निक विचारों के पठन-पाठन को इसलिये रखा है जिससे छात्रों की उन योग्यताओं का 
विकास हो जो उन्हें मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक हों | पाठक्रम में पाठ्य विषयों के 
निर्धारण में आचाये भंकर ने छात्रों की योग्यताओ का तो पूरा ध्यान रखा है किन्तु 
उनकी रुचियों का कोई ध्यान नहीं रखा है| ऐसे छात्रों के लिये उनके पाठ्यक्रम में 
किसी विषय का निर्धारण नहीं किया गया है जिसकी आध्यात्मिक, धामिक तथा दाशे- 
निक रुचि नहीं है। इस प्रकार शंकराचार्य के पाठ्यक्रम में जहाँ छात्रों की योग्यताओं 
का ध्यान रखा गया है वहाँ उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखा गया है । 

पाठ्यक्रम में विषयो के निर्धारण में आचाय॑ शंकर का के द्व बिन्दु ब्रह्म की 
अवधारणा रहा है। वेदान्त-शिक्षा मे ब्रह्म-जिजञासा का ही सबसे अधिक महत्त्व है ।* 
दंकर के अनुसार समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का विकास ब्रह्म को केन्द्र बिन्दु मानकर होता 
है। अतः जितने प्रकार के पाठ्य विपयों का निर्धारण आचाय॑ गकर ने किया है उन 
सबका ब्रह्म की रप्टि से एक्रीकरण (इन्टीग्रेशन) हो जाता है ॥ इस प्रकार उनके 
पाठ्यक्रम में एकीकरण के सिद्धान्त का भी पालन किया गया है । 








. “विद्या मोक्ष उपयद्यते ।  ब्रह्मसूत्र जां० भा० (3-2-6-29) वहीं, पएर० 
035 । 
* “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।” ब्रह्मसत्र ([---) पर शांकर भाष्य द्रष्टव्य । 


 अतएवं च ब्रह्मविज्ञानेन स्वविज्ञानसिद्धि: ।” ब्रह्मसूत्र शा० भा० (2-3- 
-5) बही, ए० 475। 


(५0 ० 


उपसंहार »7 


९ /व 


व्यावहारिक सत्ता की दृष्टि से जब आचाय॑ शंकर विभिन्‍न प्रकार के विषयों 
का अध्यय-अध्यापन के लिये निर्धारण करते है तो उतका ध्यान उन पाठ्य विषयों की 
उपयोगिता पर रहता है छात्र व्यावहारिक स्तर के पाद्यविपयों का अध्ययन 
करके ही इस योग्य बनता है कि वह पारमाथिक स्तर पर ब्रह्मानृभूूति के बोस्य 
होता है |! इस प्रकार हंकर ने पाठ्यक्रम निर्धारण और पाद्य विषयों के चयन 
में उपयोगिता के सिद्धान्त को महत्त्व दिया है । 

आचार्य शंकर ने जिस पाथ्यक्रम की प्रस्तावना की हैं उसका उद्दे्य छात्रा 
के आध्यत्मिक एवं धामिक विकास का है| उनका पाठ्यक्रम के साध्यम से समस्त 
प्रयास इसी ओर दिखाई पड़ता है कि छात्र अपना भौतिक विकास ही न करे वरहिकि 
आध्यात्मिक विकास भी करे | इस प्रकार वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त को ४ 
आचाय॑ शकर ने पाठ्यक्रम-निर्माण में अपनाया है । 


भावी शोधकायं-हेतु सुझाव : 

वर्तमान अध्ययन में जगढगुरु शंकराचार्य को महान्‌ लिक्षा दार्शनिक के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है । समय एवं साधन की सीमाओं के कारण यह अध्ययन सी- 
मित ही है । अतः आचाय शकर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का और अधिक अध्ययन 
होना चाहिये । नीचे कुछ ऐसे क्षेत्रों का संकेत किया जा रहा है जिनमें ओर धिक 
कार्य किया जा सकता है । 

आचार्य शंकर ने वेदान्त की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये जिन चार पीठों 
कि स्थापना की थी उनके सम्बन्ध में अनुसंधात की आवश्यकता है । इन पीठों की 
कार्य-प्रणाली, पाठय विषय, शिक्षण-पद्धति, प्रशासनिक व्यवस्था तथा गुरु-धिप्य पर- 
म्परा आदि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय हो सकते है जिनकी जानकारी शिक्षा के लिये उप- 
योगी सिद्ध हो सकती है । 

स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठों की देख-रेख में अनेक शिक्षा- 
संस्थाओं का प्रचलन हुआ होगा जैस कि आज भी श्ूंगेरी पीठ के अधीन चलने वाले 
संस्क्रृत विद्या मन्दिर हैं। इसी प्रकार समस्त देग में फैली संस्क्ृत की शिक्षा-संस्थाएं 
किसी सीमा तक आचाय॑ शंकर की शैक्षिक मान्यताओं से अवश्य प्रभावित हुई होंगी। 
प्राचीन काल से ही देश में अनेक प्रकार के साधु-समाज तथा संन्यासियों के संगठन 
राष्ट्रोत्थान-हेतु धर्म के प्रचार-प्रसार में कार्य रत रहें हैं जैसा कि ज्ाज भी चाकर दान 
के उदभट विद्वान तथा शांकर सम्प्रदाय के संन्‍्यासियों में शिरोमणि स्वामी करपात्री 
जी महाराज की संस्था 'वर्मसंघ' है । इस संस्था के अन्तर्गत धर्म संघ शिक्षा मण्डल 
वाराणसी, 940 से देश के विभिन्‍न भागों में शिक्षा के प्रचार-प्रमार म सलच्न है । 


+-+->् तन हल जल 





. छान्दोग्योपनिपद ज्ञां० भा? (6--3) गोता प्रेस, गोरखपुर, 9० ४ 77 | 


276 उपसंहार 


इस संस्था के प्रयास के फलस्वरूप दिल्‍ली, वन्दावन, वाराणसी, लखनऊ, द्वारिका 
चूर, नरवर, नौहर और श्री गंगानगर आदि स्थानों पर संस्कृत विद्यालय शिक्षा 
का कार्य कर रहे है ।! आज इस प्रकार की अनेक शिक्षा संस्थाएं देश के अन्दर कार्य कर 
रही है जिनमें वेद, उपनिपद , व्याकरण, न्याय, वेदान्त आदि के अध्ययन के साथ कर्म- 
काण्ड तथा ज्योतिष आदि के शिक्षण की भी व्यवस्था हैं। आचाय॑ शकर के शिक्षा- 
दर्शन की प्ृष्ठ-भूमि में इन संस्थाओं के अध्ययन से शिक्षा के क्षेत्र में उतके योगदान 
का पता चल सकता है । 

स्वामी शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार उनके पीठों के प्रधान आचार्य 
(जिन्हें गंकराचार्य कहा जाता है) वेद-वेदाड्भ तथा दर्शन शास्त्र एवं विभिन्‍न विषयों 
के उच्चकोटि के विद्वाव होते है । शंकर से लेकर अद्यपयंन्त यह आचाय॑ परम्परा 
अक्षण्ण रही है । इस आचारय॑ परम्परा का पूर्ण विवरण प्रत्येक मठ में मिलता है।* 
इससे यह तथ्य स्पष्ट ही है कि मठो के इन विद्वान आचार्यों की भूमिका धर्म, 
संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र मे अवश्य रही होगी | विभिन्‍न समयों में इन आचार्यों ने 
शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया होगा । इस प्रकार शंकराचाये के चारों मठों के 
आचार्यों का शिक्षा के क्षेत्र मे योगदान का अध्ययन किया जा सकता है। 

जगदगुरु शंकराचार्य के अद्वेतवाद के विरोध में स्वामी रामानुजाचार्ये, मध्वा- 
चाय, निम्बार्काचार्य तथा बल्लभाचाय आदि वेष्णव आचार्यो ने क्रमशः अपने नए 
सिद्धान्तों-विशिप्टा हेतवाद, हंतवाद, द्वेतादवतवाद तथा ग॒द्धाइबलदाए की स्थापना 
की थी । शंकराचाय की भाँति ये सभी वेप्णव आचार्य भी अपने-अपने युग के महान्‌ 
शिक्षक एवं उच्चकोटि के शिक्षाविद्‌ रहे है । अतः आचार्य शंकर तथा रामानुजादि 
वेष्णव आचार्यों के शैक्षिक दाशतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन गोधकर्त्ताओं के 
लिए उपयोगी हो स्रकता है । 

अद्वतवादी दार्शनिक विचारकों की सुदीर्घध परम्परा आचाये शंकर से अद्यपरयन्त 
अक्षण्ण रूप से चली आ रही है। इस परम्परा में सुरेश्वराचाय (800६0) पद्मपादा- 
चाय (820 ई0) वाचस्पति मिश्र (840 ई0) सर्वज्ञात्म मुनि (900 ई0), आनन्द- 
बोध भट्ठारकाचार्य ([2 वी शताब्दी), स्वामी अमलाननन्‍्द (3 वीं शताब्दी), स्वामी 
विद्यारण्य (330 ई0), मधुसूदन सरस्वती (600 ई0), ब्रह्मानन्द सरस्वती (7 
वीं दताव्दी) तथा महादेव सरस्वती (8 वी शताब्दी) एवं स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी 


. विस्तृत विवरण-हेतु पठतीय-श्रीधर्म संघ महाविद्यालय रजत जयन्ती महोत्सव- 
स्मारिका, श्रीधर्मसंघ महाविद्यालय रजत जयन्ती समारोह, प्रवन्धक समिति 
निगम बोध यमुनातट, दिल्ली-6, 973, पृ० 7-26 । 

2 श्री बलदेव उपाध्याय-श्री शंकराचार्य-हिन्दुस्तानी एक्रेंडेमी, इलाहाबाद, प्र० 
9 [-24[ आचार्यों की परम्परा के लिए द्र॒ष्टव्य । 


उपसंहार 277 
(9 वीं 20 वीं शताब्दी), स्वामी करपात्री जी (20 वीं शताब्दी) आदि ऐसे अनेक 
अद्वेत विचा रकों ने अद्वेत सिद्धान्त का मौलिक-चिन्तन करके अनेक ग्रस्थों का प्रणयन 
किया है। वेदान्त की शिक्षा की इष्टि से इनका यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने से 
अनुसंधान की अपेक्षा रखता है। इन अद्वेतवादी विचारकों का शैक्षिक इप्टि से अध्ययन 
करके उनके शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है। ज्ञाकर शिक्षा- 
दर्शत का अन्य अद्वतवादी विचारकों के शिक्षा-दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन शिक्षा के 
क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी हो सकता है। 

आधुनिक युग में भारतीय तथा पाइ्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में ऐसे बहुत से विचा- 
रक है जिनके साथ आचाय॑ शंकर के शिक्षा-दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा चिक्षा 
के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु नए आयामों की सृजना हो सकती है। भारतवर्प के आधु- 
निक युग के प्रसिद्ध शिक्षा-दाशनिक स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द घोष, रवीन्द्र नाथ 
टेगोर, महात्मा गाँधी तथा विनोबा भावे आदि के नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है कि इन शिक्षाविदों के शैक्षिक विचारों को वेदान्त के शिक्षा-दर्शन ने 
बहुत दूर तक प्रभावित किया है। आचाये शंकर के शिक्षा-दर्गन के साथ इन 
आधुनिक भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के शक्षिक विचारों की तुलना करने से शिक्षा के 
झोध-क्षेत्र में नयी स्थापनाओं की सम्भावना बढ़ सकती है। 


इसी प्रकार पादचात्य आदर्शवादी शिक्षा-दशेन की विचारधारा 
और शांकर शिक्षा-दर्शन में पर्याप्त निकटता है । अतः प्लेटों आदि आदर्शवादी 
दिक्षाव्िद्रा रत्रों के साथ आचाये शंकर के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी । शिक्षा के क्षेत्र में भावी शोधकर्त्ताओं के लिये पाइ्चात्य 
आदर्शवाद तथा शांकर शिक्षा-दर्शन का तुलनात्मक अध्ययव भी उपयोगी सिद्ध हो 


सकता है । 
सर्वेषत्र भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया: । 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु माकद्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 


सन्दर्म-ग्रन्थ-सू ची 


(क) संस्कृत-प्रन्थ : 


नं> (0 (>> 


(गा 


. अथव॑बेद संहिता, सनातन धर्म यन्त्रालय, मुरादाबाद, सं० 987। 

. अग्नि पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956। 

. अद्वेतसिद्धि (मधुसूदन सरस्वती कृत) निर्णय सागर, बम्बई, 97 

. अद्वैत चन्द्रिका (सुदर्शनाचायं कृत) महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित, 


मद्रास, [920 | 


. अपरोक्षानुभूति (शंकराचार्य कृत) गीता प्रेस गोरखपुर, सं० 207 | 
. आत्मबोध (शंकराचारयय कृत) रामा स्वामी शास्त्रुलू एण्ड संस, एस्प्लेनेड 


मद्रास, 920॥ 


7. ईशावास्योपनिषद (शाकर भाष्य) गीता-प्रेस. गोरखपुर, सं० 2026 ॥ 
8. उपदेश साहसी (शंकराचार्य कृत) भागंव पुस्तकालय, गायघाट, 


00% 
(बा 
46. 


49, 


20 


वाराणसी-], 954॥ 


. ऋग्वेद संहिता (सायण भाष्य) बैेदिक संशोधन मण्डल, पुना-9, 972 | 
0. 
(% 
2, 
3. 
4. 
(2058 


ऐतरेयोपनिषद्‌ (शांकर भाष्य) गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० 2025 | 
ऐतरेय ब्राह्मण, वाणी विलास सस्क्ृत-ग्रन्थभाला, काशी, 942 । 
ऐतरेयारण्यक, वाणी विलास संस्कृत ग्रन्थमभाला, काशी, !942 | 
केनोपनिपद्‌ (शांकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 2028 । 
कृठोपनियद्‌ (शाकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 2028 । 
क्ृप्मबजुबदीय तैत्तिरीयारण्यक, वाणी विलास संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी, 
942 । द 

केवल्योपनिषद्‌, वाणी विलास सार त-प्रन्थरूडग्, काशी, 942 । 

गरुड पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956। 

चिद्गगन चन्द्रिका (कालिदास कृत) आगमानुसंधान समिति, कलकत्ता, 
4937।] 

चातुर्वेण्य संसक्ृति विमरश: (स्वामी करपात्री कृत) धर्मसंघ दुर्गाकुण्ड, 
वाराणसी, 976 | 

8. छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (शंकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, स०2028 । 
9. तत्त्वप्रदीषिका (चित्सुखाचाय कृत), पडुदर्शन प्रकाशन प्रतिप्ठानम्‌, 
बाराणसी, 974 | 


सन्दर्भ-प्रत्थ-सू ची 279 


2.9. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (शांकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 2029 । 
2.0. तैत्तिरीयसंहिता (क्ृष्ण यजुबंदीय सायणभाष्य), श्री लाल बहादुर 


है, 
22024 
24. 
हक 
20. 


2.4 


28. 
2०५ 
30. 
७ 
8 
28 2 
34. 
3 
306. 
05 


386. 
० 52 


40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
49. 


40. 
47. 
409. 
49. 


शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्‍ली, 98। 

तेत्तिरीय ब्राह्मण, वाणी विलास संस्कृत-ग्रन्थमाला, काशी, 942 | 
दशइ्लोकी (शंकराचायक्रत) चोखम्बा, वाराणसी, सं० 985॥ 
र्ड््यविवेक (भारतीतोथ कृत) बुद्धि सेवाश्नम, रतनगढ़, सं० 20] । 
दुर्गासप्तशती, गीता-प्रेस, गोरखपुर, स॑ं० 2032 | 

दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, रामास्वामी शास्त्रुलु एण्ड संस, एस्प्लेनेंड, मद्रास, 
920 

नृसिहतापनीयोपनिषद्‌ (शांकर भाष्य) वाणी विलास संस्क्ृत-ग्रस्थमाला, 
काशी, 942 । 

निघंटु, वाणी विलास, संस्कृत-पग्रन्थमाला, काशी, 942 | 

निरुक्‍त, वाणी विलास, संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी, 942 । 

पद्मपुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956। 

प्रशनोत्तरी (शंकराचार्यक्रत) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं०2026 । 
प्रश्नोपनिषद्‌ (शाकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, स॑ं० 2026 । 
पंचतन्त्रमू, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-, 4968 । 

पंचदशी (विद्यारण्यक्ृत) बुद्धिसिवाश्नम, रतनगढ, स० 20 । 

ब्रह्म पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 । 

ब्रह्मववर्त पुराण, गणंश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 | 

ब्रह्मसूत्र (शांकर भाष्य) स्वामी सत्याननन्‍्द सरस्वती गोविन्दमठ, टेढीतीम 
वाराणसी, सं० 2028 । 

ब्रह्मसिद्धि (मण्डत्रमिश्रक्ृत) निर्णय सागर, बम्बई, 97। 
ब्रह्मविद्याभरण (अद्वेतानन्दकृत) बी० जी० पाल एण्ड कम्पनी, मद्रास: 
950। 

भामती (वाचस्पति मिश्र कृत) निर्णय सागर, वम्बई, 97 । 

भविष्य पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956। 

महानारदीय पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 । 

मार्कण्डेय पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 । 

महाभा रत, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956॥ 

माण्डक्योपनियद (शांकर भाष्य) गीता-अ्रंस, गोारखपुर, स० 2043॥ 
माण्डक्यकारिका (शांकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, स०<030। 
मानमैयोदय, अनन्तशयनम्‌ सस्क्ृत ग्रत्थावली, काशी, 92 
मनुस्मृति, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, स० <036॥ 

यजुर्वेद संहिता (उ बटमहीघरभाप्य) मोतीलाल, वनारसीदास, जवाहर 
नगर, दिल्‍ली, 974 


“०00 


5 
54, 
3:25 
35 
54. 
8 
80 8 7 
हे 


36 


पा 
50. 


सन्दर्भ-ग्रस्थ-सूची 


रत्लप्रभा टीका (गोविन्दानन्द कृत) निर्णयसागर, बम्बई, 97 । 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (शांकर भाष्य) गीता-श्रेस, गोरखपुर, सं०2029 । 
बेदान्त परिभाषा (धर्मराजाध्वीद्ध कृत), कल्याण, बम्बई, सं०999 । 
विष्णुसहस्ननाम (शांकर भाष्य) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 2028 । 
वाजसनेय संहिता, वाणी विलास, संस्क्ृत-ग्रन्थमाला, काशी, 942 | 
वामन पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, [956 । 

वराह पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 । 

विप्ण पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, [956 । 

वृहदारण्यक भाष्यवातिक (सुरेश्वराचायं कृत), गणेश एण्ड कम्पनी, 
मद्रास, 956। 

विवेक चूडामणि (शंकराचार्य कृत) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 20 0। 
वाक्य सुधा (शंकराचायक्ृत) दामोदर शास्त्री सम्पादित, बनारस, 
[90[ । 


6. &. वेदस्वरूप विमश : (स्वामी करपात्री कृत) धर्मसंघ दुर्गाकुण्ड, वाराणसी, 


]97060। 


6. 9. वेदार्थपारिजात (स्वामी करपात्री कृत) श्री राधाएः्एत्ार ० प्रकाशन 


संस्थान, कलकत्ता, 979। 


62.8. वेदान्तसार (सदानन्द कृत)साहित्य भण्डार सुभाष बाजार, मेरठ शहर, 


[964॥ 


62.9. व्यास शिक्षा, वेदमीमांसा मीमांसानुसंधान केन्द्र, वाराणसी, 976 | 


63. 


984. 


03. 
00. 
67. 
00. 
09. 
4१0. 
हे 


है आम 


शंकर विजय (व्यासाचलकृत) मद्रास गवर्न॑मेन्ट ओरियन्टल मेन्यूस्क्रीप्ट्स 
सीरिज-24, [954 । 

श्री शंकर दिग्विजय (माथबक्गत) श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार, 
सं० 2000 | 

श्रीमद्भगवद्गीता, शांकर भाष्य, गीता-प्रेस, गोरखपुर, स० 2008 । 
द्वेताश्वतरोपनिषद्‌, शांकर भाष्य, गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 207। 
दशतपथ ब्राह्मण, वाणी विलास, संस्कृत ग्रन्थमाला, काशी, 942। 
श्रीमद्भागवत पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 | 

शिव संहिता, खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई, सं०2008 । 

शंकर विजय (आनन्दगिरी कृत) निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 97 । 
श्री शंकराचारयय विरचित प्रकरण ग्रन्थ संग्रह: --सम्पादक एच० आर० 
भगवत्‌, पूता शहर, [925॥। 


सिद्धान्तलेश संग्रह (अध्यदीक्षितक्ृत) अच्युत प्रन्थमाला काशी, सं० 
20]। 


सन्दभे-प्रन्थ-माला 28] 


है 0 हे 
44. 
है 32 


76. 
है] 


46. 


4 
80. 


सिद्धान्तबिन्दु (मधुसूदन सरस्वतीकृत) अच्युत प्न्थमाला काशी, 932 । 
सर्वदर्शन-संग्रह (माधवाचाय॑क॒त) अच्युत ग्रन्थमाला काशी, सं०20] । 
सोन्दर्य लहरी (शंकराचार्यकृत) श्री स्वामी विष्णतीर्थ जी, संन्यास 


आश्रम, नारायण कुटी, देवास (मध्य प्रदेश), सं० 205 । 

स्कन्द पुराण, गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 956 | 

सामवबेद संहिता, स्वाध्याय मंडल, औन्‍्ध नगर (सतारा प्रदेश), सं० 
[996 | 

सकलाचारयंमत सग्रह (रत्नगोपाल भट्ट द्वारा सम्पादित) चौखम्बा बुक 
डिपो, बनारस, 960 | 

स्तोत्र र॒त्नावली, गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 2022 । 

संजेप शारीरकम्‌ (सर्वज्ञात्ममुनिकृत), वेद मन्दिर, अहमदाबाद, सं० 
204 | 


(ख) अंग्रेजी के ग्रन्थ एवं पत्र-पन्निकाएँ आदि : 


4, 


006778, 3087, 486 #5&ए6प्राणा एणी 80प0&078] 7॥6079, '(४०- 
वात्ा ते (074॥9, [,00000, 395, 


. उक्षाइक्षात &00 0:08875, 0708079॥#9 ॥7 27र7670थ॥ £0प04707, 


पिष्ज् ४077, पछध00' 900 8705., 945. 


, ऊ्पीला', 3. 70790, #0पएा 97777॥08079765 ॥0 [0 9780/06 


॥ 209फ्टव।०7 8200 र८80॥, ए #ठा5, निक्षाएआ 70 ०फ 
एप्र808785, 54५987807 870 [,0000॥, 4957, 


, 3020870५869, 3,8 , 4#6 0668| 808000, ३ ४07४5, 476 


१॥ ६०07[[90 ("0777979, 936. 


, 37069, प्िद्काए98$, 30॥078 3 ?793॥05077ए ० £प्र८६070, 'रिे&फ़ 


एज, ?26700-+78, 400 , !954. 


 ज्रा285, 3... (एप्राफएपाॉपा 68675, 'फ़ ४07, 6 


७९८0॥40 (0., 927. 


, उाप्॒रा28०९९१ २०78, (/०ठ8प7 ?797085079#765 द्वात॑ 80प्ट/07, 


(कआा092०0, एग्राएटाशाए अ (एफांट880 07655, 955, 


. ऊर्पागत, ॥707288 0, ॥0फ़क्यात 8 9४90509#9 ० 56पफ्रटद/0॥, 


पहल्ज़ ४07, (एफआाए880, $20  निक्षाएं50०0, &[879, 29]85, 
/0॥7868!7, ॥070700, 7,07007, 8५769, 00, रिाल्कका 870 
५७७[७४(00, 470., )969 . 


« उप्लाश', उ. ॥0079॥0, 06897 ॥ :06फ0980000, ४७८७ए ४0770, 


प्क्षएल' 8200 २0७, [966. 


. उा0जा, 7..४.,. छएशालह। 279॥0507%ए9 ॥ 50फए८0णा, ४ 


(73780 73!)॥), 960. 


4[, 


[ 


>> 


(५3 


]4, 


8 


6, 
7. 


6, 


20. 


2. 


22, 


42 


<4. 


७ मे 


(गा 


20. 


(75 


2/5 


सन्दर्भ प्रन्थ-माला 


छप्0, ७.३., 20॥07, & $07ए९ए 0 रि8४९६०० ॥9 ४80ए०॥0॥, 
१.5, [ए्रांएश४ए ०0 897009, 4974,. 


, उलरशात्या,, 5.60 ., ५६१४०३ ?॥705097प7 (,९०पा6 ५४) 898- 


(पा]8 ?2ए00॥5॥#78 ल्ै0प75९, 00079, 4929. 


, एाक्षय०0९, 35.7... 5076 #0फ07048008 800. (07068॥765$ ० 


(०0087 40 प्०800॥, रिक्वा) 078880 ६70 &0॥5, &278-3, 975, 
(एपफ्ाएं॥8970, 0... ?2700]0738 ०07 970509#9, 'रिटफ़ ४०7८, 
पाए ज्0 & (०0., 924. 

टबाा9०९ी (९.७., $७४०0०6 & (000॥006 (?9॥॥059#08/) 
6]]8070 & (7५79, 957. 

(एथश्ा। (कील, ध्चाडंता शाशीआ 9)0070079, 7.,07000, 890, 
क्‍088 07799, $.५., ॥शतादआओ ?॥050979 ४०0. 3, (४7707086 
(एआाएशशआ।ए 2?/855, 95], 

0675560, ?28]|, ॥76 ?79]080[709 ० ५४५९१४॥४४, $प807]8 (5०१४8, 
(80765, 957, 


, (2696५, 30॥, 706700809 & 060040707, २७ए७ ४०070 776 


(६०7॥।]४॥ (०0., 96. 

069०५, 30097, 5ह5796९67006 870 006807070, रटए ४०7४, 
(€0॥67 80085, 963. 

9066५, 30॥7, 7॥6 5000] ० $0269, (॥08280, ए॥. ० 
(.098280 ?॥655$, 95, 

क्‍20705, ०0068), ॥॥6 छञ]/080.ाए ०ए 9780, र6एछ ४०07९, 
(॥६]९5 $ट09॥8"75$ $0॥5, 939, 


7068087728, रि९१76, 405000756 ०॥ ४/९७॥॥३००, ॥79॥5]8060 0५ 
72077 ५९॥०४ (३8 $%]॥6, ॥0, 7॥76 (0०७७0 (ए0प0 ए)०0॥8४॥॥8 
(0. 945. 


770606, 7 ,४४.७:, [#06 एिठप्रटद्ा00 0 वा, [7975]60 ध॥0 
&7700860 0५ धर, %॥780, २९ए ४०४८, 7. 39579007॥ 
<& (०0. 899, 

7006, 3.(9., 3400788565 [0 4#6 (वा) 'र०४॥07॥, 4787$]9(20 
0५ १.9, उच्याढ/ 3200 05.५5, पाया, वह 6ए0 एप ?एप0॥- 
80772 (0. ,00009, 922. 

(50708, (30५॥7०, ॥706 ए#ट०णए णए एिवपट&707., &प्र07580 
प05[8007 0०7 ॥0070 फ्राइ०शश्टांध7, 'र८ए ४07, प्रवा000(, 
37806 8706 (०0., 922. 

छिश0ा, उ.29., 382077९076 ६0920 28, ॥79758/20 प्र007 
[06 ॥॥086 *]॥6 85006 ० &6ए८क07 97 जल, & 8. #हांदता 
([,.0700॥ 8छ89॥7 500॥8078"०॥06॥ (:0., 904). 


सन्दर्भ प्रन्थ-माला 
28. 
29. 
30, 
3]. 


22 


305 
34. 
35. 
36. 
5 


36. 


502 


40. 
4. 


42. 


43. 


44. 


283 


पिए५6५, 30008--2॥05$ & (९७॥5$, 508/0998 ५]0५ए६ 389/8॥), 
85077099, 952, 


प्रणा6, लि... वाह एए080909 ० ए०ए०४॥०७, २6०एं5०१ 
स्वा0॥, 6७ ४०70, ॥॥6 ४३४०४५७॥॥४॥ (00., 927. 

घरणाए6, मर.छ., पां$ ररएछ एितप्रत्थाएणा, पिल्छ ४०7. ]॥७ 
20 0072007 ?॥655, 93]., 

घ076, प्र.प्त., ॥॥6 78एला00809 शाँ्रण055 0" 8४0064॥०07, 
िदज् ४07, 7706 ४४४०४५॥॥४० (०0., 908, 

प688॥, 0.9.9., ॥,८ट८0ध7९5 070 76 7]]05097ए ० ऋशाहशंता, 
वपा8860 99 8.8. 8छल्ला8 0 7.8. $876605807 7.07000, 
56827 एप), प76॥०, ए7प०70७/ & (१0., ]/0., 895, 

निठएंताड, शाऑ।्षा। 2.,, 7॥6७ 80॥, ॥5 8007 870 #76९१०४, 
च८ए +9980, ४ 476 ए7. ल्‍0/855, 928, 


लि००ताड, शा॥शाा) 8., 7796४ ० ?९ए॥050979, 'प्फ़ हरणा:, 
(79॥765 $80८9॥0778 807॥8, 929, 

छठ066४6९, 80॥8ए9, 500028070 0० 0067 १/६॥), 'र८6ए ४०४, 
/४[760 &. ९707४ !963. 

लि06, €#.छ., ॥॥6 पतध्थाहआा। था 80फए४000, 'रिट्फ़ ४ण८, 
8 १०४७४॥।|६४४ (70., 90. 

80776, मर.छ., 7376 छद्ाा0०ण4वा५ 97080779ए 07 &07०९४(07, 
९ए ४०5, ॥76 ४४०7 8॥ (0., 932. 

8622४, 0,७.9ए9., 9४॥097009९0॥98 ० ?॥#]0509॥9, [787$]8/60 
370 8770६९0 0५9 0प्र४/89५ 5. (परढा6०, 'रहए ४0०0, ४४]६607 
7.07879५, 4959. 

उधाव6९5, #४॥॥३४४), शि/घ४77987870, +४४ए ४०४, 7,002870975, 
(7607 & (०0., 907. 

च॥9, (0थ्ा84 सिवा, अरवारा। रैट0878, स्‍68940 एफ- 
५८7579, 939, 


एछा-, निषञा॥9फएप, [पठाभा 2॥॥050790ए एा £0फए0080790, 858 
?िप्ग४काए?ए स्र०005०, 82077099५, 296. 

हु०आए2०, ४.७.,, ॥706 700800 ०7 7007 7705 (07287005$, 
5 0त07 8700 (797॥25 3]80, [.00007, 896. 

हाए8070, ४7४ 8., रद एाठु66 शशैशा00, 46380605 
(0!026 7१९८८००॥०, (98), 

हुमा, रशकाए॥), 7)08 (7॥000७ ए शप्र/४ २९७५०), 4787 8]420 
७५ 7 ७.०, ४७६६९४]०॥॥ रि०९३४९० 5£8॥]00, 3.00007 870 [४६८७ 
09%, ॥॥6 (0079| ?॥€५5, [900, 


284 सन्दर्भ ग्रन्थ-जाला 


45, हा, श्राप, श्प्रातद्ाशाल। शितालंएा68 6 6 'श6४- 
॥ए808 ० 8003. पफक्षा$&86. 09 (9/0 '8॥॥9 207॥, २९७ 
०077, 7. 699#707-007# पाए ९०77०79५, 4938, 

46. ६४४ कश्यप, ॥४6 एजावुएढ एण शिावणा0। ९३६००, 472॥5- 
]860 5ए 7.,9. 86०८, (फ्रां००80 एगं, ० (70380 07655, 949., 

47, हाजादिया, 79... 5प0068 ॥ रे्वधा9, वध्ा॥[ु706०३।७ 8॥0 
(0., 924. 

48, एम ७.8... & जांश्रठाएण णी फिद्याशंती वतीहाकापा'8, 0ऐच070 
प9], 97685, 7.0000॥,, 926, 

49, ॥प7088, (.509#0' 7., 'ै॥॥॥६ 8 9॥॥0509#9 07 छ&शप०शांणा ? 
प्‌07070, ( ००0॥6:-१४४६०॥॥।॥४॥), 4969. 

50. 709426, 7२.९००., 7]800?8 १९०9 ०0 £0प700८8007, 0700026 & 
00 822४॥ 780], 947. 

5. 'शह्वांपा7047, ९.९, ॥76 08286 ० ॥फ्थांग िद्यावपा, िक्षात95 
ए७॥७ए४ 8#28997, 307]089, 935. 

32, ७िशायप्राहिा-।॥66 7.6ए7प768 0 6 ४६०४7/8 ?2॥॥080#07, 
8,0702778778 (77660, 7,07007॥, 894, 

33. व007800, (७. ७.,, 4786 806पट800748] 70॥]050|7ए 0700पफ्रशाएंं 
(०॥6, 7,08 ७780]65,.. एग., ० 8$0प्रााढा (2॥0979 0855, 
]934, 


34, (०॥706, 08०, & 8076 (00786 ॥ ॥॥6 छञा9079 06 80002807, 
८ए ४0778, 8077]80, 907, 


55. /०॥706, 780), 4650 80078 ॥ ॥6 |9079 ० 0ए०09॥0॥, 
/६०0780, 925. 

56, ४००६6 एऐ ४६ ., &॥0 शा, पाता 5070%॥070, 8.7... उंध्ां0, 
१, उद्याधाई॥ओं 40855,  3थ९80ज़ रि००0, उ9फ्रध्ाक्ाा' ३९०, 
7020[-6, 4960, 

57. ७३2९९, 30०70 8., 79॥#770509॥09] #&789६४॥४ 77 >4002807, 
पहएफ़ ४0%, सवा०था & 7२0०७, 97, 

586, ॥३॥8086ए80, 7.४.7., 406 ?]0]080797#ए ०0 #0ए27॥6७, /४0॥'85, 
(387८8॥ & (0. 7५६. 7.90., 957. 

59. चिप, 7.7.., 0]7798658 ० ५४०8 प्ला09, 06फए/)0700 ?]8०06, 
4.0070090. #४.(:.., [949, 

60. 'चषया, 43.7., 56002000, 78 42298 300 58 9770/]65, 
5&06979०7/0 & (?0., 7.07000, 930, 


 डरटएफ़ 485898 ॥7 06 ए॥0806फाए ० ४0प00800॥, 240060 5ए 
छाए श्ाशणित दात 79.3.0., ७०007, २0प्राी0086 8॥0 
5६ 6९2४॥ शा [,07007 & 8088000, 973., 


6 


किस्म, 


सन्दर्भ ग्रन्थ-माला 285 


62. 


63. 


64, 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


/. 


72. 


43 


74. 


है 28. 


76. 


पा. 


48, 


79. 


५७0. 


(0)! (!00707, ० 3., &७॥ [700प०07 40 ॥6 7?70509#7ए ०0 
76002॥07॥, [.00007, रि०पर८028 2॥0 6 6४४॥ रि4ए, 957. 
ए886, ७४.५5., ॥फ6 2ि6ए८६॥०078 ?/0850[#9 ० ३॥०704 
(098॥00॥॥, १९४०३४]|ए४४॥ ?7७॥9शां॥8 70786 4॥706९09740, 956. 
एटा25, 7२.5... 2608 &॥0 50200, (0]शाशं०फ्, ]]]00]5, 
65206. [770/€श7047 2॥0 (720., 967. 

एकल्गांड, ?.प्े., ्री०50909 ०णी र6प्रट्थ्यां00, पिथ्या।एं पिएी था 
(0. घ८टए ४0700, 958. 

एलाश$, र8., ॥॥6 0०००७ ० एतए८थ॥०7), रि०प्ा९6086 80 
६6287॥ ?80), 967, 

ए]80--१०७प४७॥०,._ ४॥58०१ 5४ए छ.५, एणा०णिव, 0डण 
[70]., 77885, 944, 

0२७०८, 7२.२., ॥फढ ?॥॥0509॥08 89865 एस £0008(07, 77. 
07 !.07960॥ ?7९5$, 956. 

६०055, 3.5,, (07070 ५४०7६ ० £00०६॥0॥98) 4]86079, ( ४६४०0786, 
(5. नि्वा।80 & (:0., 949. 

ए२०४१/॥ताराक्षा॥0, [09070 शरा।080979, ४०]. वा, [,.07000॥, 
5]]60 & ए(फ्ञा0, 960. 

0२४५॥॥007॥, 7'., 7॥6 777700.9]08 रण ४0फ०७07, ()67[6 7.,0॥8- 


7]8/)$, 949., 
ए२७5४९, सेटवा800, शिएरंफ्ऑ९5 रण ५0०292| १९९००॥५४7ए८0॥, 


(3९0786 3]]670 & एआएा॥ 70 , 7.,0॥007, ]960., 

0२005586४8 ८, ..... सि76, 'एटए ४०70, [0९7, ]940, 

रलंत, .0परां5 4700, 2008079॥9 ८ एतघ८६070, गिशा।९07907॥ 
एतपरल्क्षांग्मका 8007 [0, 48. (॥4॥78 5066, 7.,07007, ५०,४८४ 6 
5 & 6 साहा 7.8902०386 8007 80259, 973. 

र55९ा, सिद्ााादा0, 6. तिीड/079 एए रै०४६ाए 79|॥7[08$009,  5&॥6॥7 
& (॥णएञा॥, [.000070, [946 

024809808, 7२,.. 6 ('0/जशञापटाए6 5प्राए९ए ० ]97550॥0 9|॥0- 
50979, 07थाव 300/ 886709, ?00॥8, 926, 

7४०, ?.',, [0०8[880 ॥॥008॥ ० ॥॥08, [0007, [ला & 
[709॥7, [952. 

दल #&परा०09॥00, & $ए४8॥ 0 'घिक्वा074! ६006व्ला।008, 2५8 
एप्0॥97728 नि०7०४८, (9).. ]9406. 

5० 6 प्ा0900, पल $ज्हलछं$ड णी ४089, 9 शैफ700॥00 
[छाशए [80. ०७ ४07९, ]950, 

5० #एः००॥00, ४६5६३५४ 00॥ (॥6 0॥9, /7५8 7ि00॥90॥8 +0०७५६, 
(3०७७७, !949., 


2606 


है. 


63, 


९4. 
635. 


686, 


57, 


88. 


89. 


90. 


9, 


2, 


93५ 


94. 


23 


96, 


97. 
96, 


8]. 


सन्द्-ग्रन्थ-माला 


59९॥6867, निपाएट, 2000407, [72[[60092 १०79)| 870 ९॥ए- 
508, बज़ ४०07६, 0. ७9[0007 & (०07799709, 989. 


, ड&27080, निद्धा।ए, 776 एँञ0507979 एी £0002800, 4.07007, 


(56026 8670 & एज! [0., 972. 

इलाथीछ, [8689 ९]05009#9 < 500048070, 5[680 & ॥0600॥, 
]956. 

५॥8%577, '.,७ 5009 07 $8॥87754/, (8।00(88, [942, 

90887, [७॥806५9, ४६१७॥9 7000|76 097 8॥4087408/7'५8 

र््चा9 5$9॥77] 55570]0 & $80॥5, 52579]97806, १४/०0/7855, !920. 
पुछठ्या॥0, 5.५.7., 7॥6 (ाद्या: 720509#768$ (॥॥8 55568॥॥ 
७४००७) $/(४ग7207 4.0॥007, 932. 

प१७6 #प्राणाः8 9 58900808070 ॥0 [00॥9, 7॥86 ?700]0807$8 09$- 
00, '/एांजाए 0 [कि गाता & सिाः0400849707९ (00ए. ० 
[70॥9, 956. 

पु॥6 ॥0802068 0 ० वाह्रा5. 09 उिद्लाक्ायां) उ0965, 40 

50., 953, [२९०६४९१ 99५ 90.7. 5॥0॥ & 8.5. क्‍28।60, ४०0!. 4 ($५- 

॥70080॥, '/(6॥0, 7॥98९00) ५०. ॥ (१२८०७०॥०) ९०॥. हा 

([#6६००५७) 07 ए9०॥9590॥ ०0 (]87६€१00॥ [.॥/855, (0४070. 
0989॥989, ४.?., 787#$ ०0॥ ४६०४॥॥9, (॥3७)॥8॥70998 9॥$- 

(7॥ $९॥]९65 ४०७॥०॥)98], 952. 


५६७७४7३३, ४... ॥#65 ?0॥05$509॥9 ता वाताकषा £6फ्ट4॥07, शै2९१8- 
0980॥ 79॥85$79॥, ८८४७, ]969. 


9४॥३, 3077 , “88प८40॥ ०! सपा) 80069, ७ रि०४।६४० 
फाल्ज), वा बिलां500 3. ला (8&08॥07), ४०00667॥ 7॥]॥080%9॥765 
क्षात रितप्रट॥ा0॥, (0320 एगा५श्ट'8॥9 0 (॥0886, 955. 
५७३20, 50. ४३४५, 27[0809॥॥65$ ०07 >तप्रत्था0॥, &॥. ॥707000- 
0807, 50078 ?779]88678$ ?५६6 7.777860 ७83 9 ७9289 4॥]- 
8॥2 570]8५6 'र८टए़ [2॥6|॥, 975, 


9४॥॥।७४॥९३०१, 65.५., ॥॥86 &॥75 ०0 250600०६807, |२९८०७ ४०0, 
[6 र६ज़ &ग6ा0शा [987५ 0 ४४00 [।&ध्ाप्रा८, [70 ,96]. 
भाज्राश्ता2ट, सरीश0०ए णएी वाताता ाधाशाएा'ट, ४०. ॥70 /. 
[॥॥४६४४॥५ 06 ((।0७७६४, 933., 

९४७००, 3.2., ॥00 (7"जआाश 0०, 'प.६., | ए8॥7 0 06 8 
98|77, ४९७ 7४077, ॥7॥8 70॥7 989५ (0777५, 947. 


२९७०४ ०7 ॥8 $840 07 0ाएईव ७8७, 882, 


रि९70०7 07 8600709/79 £0प८७070 (:077758]0॥, 952, 


रिकछ्जा एी 8&॥ )08 0608४) (:०४लि'९ह१॥०९६, +ययञाए)श'& 
ए#४९४आ9, ]974. 


सन्दर्भ -ग्रन्थ-माला 08४) 


99, 


[00. 


]0|, 


02. 
803, 
04, 
05, 
06, 
07, 


08, 


38070]0 2068 ७88 26, उंपा6 4964, रिक्षाक्षा ?प०॥08078, 
36029]076-- 20. 


क्‍2987'880878 [ञाशा॥का008] ((प्रश्राश9), उ209879, 976, |/0- 
8097090. 

(उधावा।, श., 8... पिध्वांखथा, 4॥7609020, 29-8-936 & 
34-7-37. 

(83870॥, /.)५ ., ४0प्रा8 00!8, 25--9--]924 & 8-9-927. 
खिताब थधुप॥५ ए।, 00. 933. 

॥70]9॥ ला४008], (१७४४०४।|ए 920 & 928. 

४0०प्रा78| 0 0676] २४४८६7०॥, ४७०॥85, 927. 

४०प्रा॥॥। 0क्‍२0५98] 35800 $00069ए, 925. 

वाताक्षा। ॥॥0प729, 907, 5॥6१ ७५ [78000 880 (87997 4/॥ 
४॥8.. 


5द्यारि्वा8 39 फशआ।। (807ए6॥॥ 966), [॥8 $8॥|(8798 40808॥79 
0 वादा: एपप्राह ॥&0 (]888४०४ 5708 (२९४.) ए०एफ़ ॥2०॥ं 


(ग) हिन्दी-प्रन्थ एवं पतन्र-पत्रिकाएँ आदि : 


[. 


आचार्य बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर, वाराणसी-5, 
497[!। 

आचाय॑ बलदेव उपाध्याय--श्री शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद, 963॥। 

उमादत्त शर्मा--शंक राचाय, कलकत्ता, सं०983 | 


4. उमेश मिश्र--भा रतीय दर्शन-हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, 


लखनऊ, 964 | 


. गगाप्रसाद उपाध्याय, अद्वेतवाद, कला प्रेस, प्रयाग, 957॥ 


6. दौलतसिह कोठारी--शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (964-66) शिक्षा 


मच्जालय, भारत सरकार, 968 । 
(डा०) देवराज-भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद, )950 | 


. पुरषोत्तम नागेश ओक--'भारतीय इतिहास की भयंकर भूले, कौचल 


पकेट बुक्‍्स, दिल्‍्ली-7, !96] | 

8. (डा०) भीखनलाल आवनेय--योग वाशिप्ठ और उसके सिद्धान्त, तारा 
प्रिन्टिंग बक्से, वनारस, 957। 

०७ पं० माथवाचार्य ज्ास्त्री--परतत्वदिग्दशनम्‌, 03 ए, कमला नगर, 
दिल्‍ली सं०2020॥ 


संदर्भ-ग्रन्थ-माला 


9.०. पं० माधवाचाय शास्त्री--वेद दिग्दर्शन, 703 ए, कमला नगर, दिल्‍ली, 


सं०2030। 


9.0. पं० माधवाचार्य शास्त्री--धमंदिग्दशन, 03 ए, कमला नगर, दिल्‍ली, 


0. 


80 8 


4.25 


3. 


[4., 


३७ 


50६ 


7. 


8. 
५ 
20. 


8 


सं० 2020 | 

(डा०) राममूर्ति शर्मा--शंकराचार्य, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, 
मेरठ, [964। 

(डा०) रामसमूर्ति शर्मा, अढ्वेत वेदात्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23 
दरियागंज, दिल्‍ली--6, 972 ॥ 

(डा०) रामशकल पाण्डेय--बट्रण्ड रसेल का शिक्षा-दर्शत, दि मैंकमिलन 
कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्‍ली, 974।॥ 

(डा०) रामशकल पाण्डेय--शिक्षा के मूल सिद्धान्त, विनोद पुस्तक 
मन्दिर, आगरा, 975 | 

(डा०) रामशकल पाण्डेय--शिक्षा-दर्शन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा. 
972 | 

(डा०) रामानन्द तिवारी--श्री शंकराचार्य का आचार-दर्शन, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० 2006 । 

(डा०) राधाश/एनू--प्रात्य धर्म और पाइचात्य विचार, राजपाल एण्ड 
सनन्‍्स, कश्मीरी गेट, दिल्‍्ली-6, 970 | 

(डा०) राधाकृष्णन---भारतीय दर्शन भाग-2, राजपाल एण्ड सन्स, 
कश्मीरी गेट, दिल्‍ली-6, [969 । 

विवेकानन्द संचयन--श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, 974 । 
विनोबा-उपनिषदों का अध्ययन, सस्ता साहित्य मण्डल, [96 | 
(डा०) सरयू प्रसाद चौबे--भारतीय शिक्षा का इतिहास, रामतारायण 
लाल, बेनीमाधव इलाहाबाद, 959 । 

स्वामी करपात्रो-- विचार पीयूष, श्री सन्तशरण वेदान्ती, प्रचार मन्त्री, 
अ०भा० रामराज्य परिषद्‌, वाराणसी, 975 | 


22 8. स्वामी करपात्री-मार्क्सवाद और रामराज्य, गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं० 


2023 | 


22 9. स्वामी करपात्री-भक्ति सुबा, श्री रावाकृप्ण धानुका प्रकाशन संस्थान, 


“35 
24. 


2५ 


कलकत्ता, 4980 । 


स्वामी दयानन्द--सत्यार्थ प्रकाश, वैदिक पुस्तकालय, अजमेर, 97[ | 
स्वामी विवेकानन्द--व्यावहारिक जीवन में वेदान्त, श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर, 974 | 

स्वामी विवेकानन्द--प्राच्य और पाव्चात्य, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, 
]97। 


सन्दर्भ-प्रन्थ-माला 299 


26. 
20005 


28. 
295 


30, 


34. 


2५ 


५ 


34. 


& ७ 


36. 


38 


स्वामी विवेकानन्द--शिक्षा, श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, 974। 
स्वामी परमान्द--शंकराचार्य का जीवन-चरित्र, खेमराज, बम्बई, 
4943॥ 

उपनिषद्‌ अंक (कल्याण) गीता-प्रेस, गोरखपुर, जनवरी, 949 । 
उपनिषद्‌ अंक (विश्व ज्योति) विश्वेश्वराननद संस्थान, होशियारपुर, 
जुन-जौलाई, 976 । 

गंगा विशेषांक (धर्मयुग), टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस, बम्बई, 22 मई 
4977। 

वर्मशास्त्र अंक (विश्वज्योति) उपर्युक्त, अप्रेल-मई 974 तथा छझुत- 
जौलाई 974 । 

नवभारत टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस, प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 
दिनांक 29-9-976, 3-]-]977, 20--977॥ 

वेदान्त अंक (कल्याण) गीता-प्रेस, गोरखपुर, सं०993 | 

शंकरांक (गीता घर्म) काशी, मई, 936 । 

श्री धर्मंसंघ महाविद्यालय रजत जयन्ती महोत्सव स्मारिका, श्री धर्मसंघ 
महाविद्यालय दिल्‍ली रजत जयन्ती महोत्सव प्रबन्धक समिति, निगमबोध 
यमुना तट, दिल्‍ली-6, [973 

शिक्षा अंक (विश्वज्योति) विश्वेश्व॒रातन्द संस्थान, होशियारपुर, अप्रेल, 
]968 । 

“सौभाग्य विशेषांक, श्रीमानव कल्याण आश्रम कनखल (हरिद्वार) 
973| 


परिशिष्ट- [ 


भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वान्‌ तथा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से 
साक्षात्कार का विवरण | 

साक्षात्कार कर्ता--शोधकर्ता । 

स्थान--व॒न्दावन विहारीधाम काशी । 

दिनाँक--23-8-975 से 25-8-975 । 

प्रदन--शिक्षा का क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर--किसी विषय के विशेषज्ञ का अपने वाग्व्यवहार अथवा आचरण द्वारा 
अपने विशेष ज्ञान-विज्ञान को श्रोता के अन्तःकरण सें संक्रान्त करना शिक्षा है। 

प्रन्‍त--शिक्षा के उद्देश्य कया हैं ? 

उत्तर--जैसी शिक्षा की कल्पना होती है वेसे ही उसके उद्देश्य होते हैं । 
दृष्टि से शिक्षा विविध प्रकार की होती है जैसे पाणिनीय शिक्षा, पूर्व मीमांसा .« 
बी शिक्षा तथा उत्तर मीमांसा (वेदान्त) की शिक्षा इत्यादि। व्याकरण की शिक्षा: 
उद्देश्य पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की शिक्षा से भिन्न होंगे किन्तु आज की र् 
शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने से वतंमान में शिक्षा के उद्देश्य प्राचीनकाल से भिन्न हो 
गये है। आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है--तागरिकों को विनीत बनाना । उनकी 
बुद्धि को परिप्कृत करता इत्यादि । आचार्य शंकर ने श्रोत-स्मार्त धर्म के आधार पर 
शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया था। अतः उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
धमार्थकाममोक्ष को प्राप्ति होता चाहिए । 

प्ररनन--जगदुगुरू शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक ओर शिक्षार्थी का स्वरूप 
क्या है ? उन्होंने दोनों के सम्बन्ध का निर्धारण किस प्रकार किया है ? 

उत्तर--वेदान्त में परमात्मा के साक्षात्कार में एकाग्र मन मुख्य कारण है। 
वेदान्त वाक्‍्यों (तत्वमसि आदि) की भी ब्रह्मज्ञान में प्रधानता है। वेदान्त 
वाक्यों को पुस्तक्रों से नहीं गुरू परम्परा से ही प्राप्त करना चाहिये | अतः वेद का एक 
नाम अनुश्नव है--जो गुरू परम्परा से सुना जाता है। जो शास्त्रों का अर्थ (शिष्य में) 
संक्रमण करे और उसे स्वयं व्यवहार में लाये तथा शिष्य से उसका व्यवहार कराए 
वह आचार है। इसी प्रकार जो उपनयन आदि संस्कार करके ब्राह्मगादि को शौचा- 
चार आदि सिखाए वह आचाये है। जो (चतुष्ट्य) साधन सम्पन्न हो वही शिष्य है। 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र (-]-) के भाष्य में भगवान्‌ भाष्यकार (श्री 
शंकराच'ये) ने साधत चतुष्ट्य के सम्बन्ध में सब कुछ लिख दिया है। गुरू शिष्य 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने कहा--आचार्य साक्षात्‌ ईव्वर है। 
दइतइलोकी में आचाये शकर ने कहा है कि गुरू के लिए कोई दृप्टान्त नहीं है। गुरू 


परिशिष्ट- [ 


भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वात्‌ तथा धर्म सम्राट स्वामी करणपात्री जी से 
साक्षात्कार का विवरण । 

साक्षात्कार कर्ता--शोधकर्ता । 

स्थान--बवन्दावन विहारीधाम काशी । 

दिनाकर--23-8-975 से 25-8-975 । 

प्रबरन--शिक्षा का क्‍या अथे है ? ह 

उक्तर--किसी विषय के विशेषज्ञ का अपने वाग्व्यवहार अथवा आचरण द्वारा 
अपने विशेष ज्ञान-विज्ञान को श्रोवा के अन्तःकरण में संक्रान्त करना शिक्षा है। 

प्रशन--शिक्षा के उद्देश्य क्या है ? 

उत्तर--जैसी शिक्षा की कल्पना होती है वैसे ही उसके उद्देश्य होते हैं । 
हृष्टि से शिक्षा विविध प्रकार की होती है जैसे पाणिनीय शिक्षा, पूर्व मीमांसा ., 
बी शिक्षा तथा उत्तर मीमांसा (वेदान्त) की शिक्षा इत्यादि । व्याकरण की हिक्षाः 
उद्देश्य पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की शिक्षा से भिन्न होंगे क्रिन्तु आज की क्र 
शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने से वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य प्राचीनकाल से भिन्न हो 
गये हैं। आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है--तागरिकों को विनीत बनाना । उनकी 
बुद्धि को परिप्कृत करना इत्यादि । आचाय॑ शंकर ने श्रोत-स्मा्त धर्म के आधार पर 
शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया था। अतः उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
धमार्थकाममोक्ष को प्राप्ति होना चाहिए । 

प्रदत---जगदगुरू शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक ओर शिक्षार्थी का स्वरूप 
क्या है ? उन्होंने दोनों के सम्बन्ध का निर्धारण किस प्रकार किया है ? 

उत्तर--वेदान्त में परमात्मा के साक्षात्कार में एकाग्र मन मुख्य कारण है। 
वेदान्त वाकयों (तत््वमसि आदि) की भी ब्रह्मज्ञान में प्रधानता है। वेदान्त 
वाक्‍्यों को पुस्तकों से नहीं गुरू परम्परा से ही प्राप्त करता चाहिये । अतः वेद का एक 
नाम अनुश्वव है--जो गुरू परम्परा से सुना जाता है। जो शास्त्रों का अर्थ (शिष्य में) 
संक्रमण करे और उसे स्वयं व्यवहार में लाये तथा शिष्य से उसका व्यवहार कराए 
वह आचार्य है। इसी प्रकार जो उपनयन आदि संस्कार करके ब्राह्मणादि को शौचा- 
चार आदि सिखाए वह आचाये है। जो (चतुष्ट्य) साधन सम्पन्न हो वही शिष्य है। 
'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसत्र (--) के भाष्य में भगवान्‌ भाष्यकार (श्री 
हंकराचाये) ने साधन चतुष्ट्य के सम्बन्ध में सब कुछ लिख दिया है । गुरू शिष्य 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने कहा--आचाये साक्षात्‌ ईश्वर है। 


के 


ग़तश्लोकी में आचाय शकर ने कहा है कि गुरू के लिए कोई दृप्टान्त नहीं है । गुरू 





परिशिष्ट-प्रथम जात 


पारस से बढ़कर है क्योंकि उसे छूकर शिष्य ब्रह्मूूप हो जाता हैं। वह तो दीपक 
जिससे जलकर अन्य दीपक, दीपक बन जाता है। अतः दिष्य के लिए गुरू पूजनीय 
एवं वन्दनीय होने से वेदान्त में यह इलोक बहु प्रचलित है--- 
गुरूत हवा गुरूविष्ण: गुरूदेंवों महेश्वर:। 
गुरूस्साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥| 
प्रदन--आध्यात्मिक शिक्षा को आचाय॑ शंकर ने किस रूप में स्वीकार 


किया है ? 

उत्तर--वेदान्त में आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट करना आध्यात्मिक शिक्षा 
है । अतः लोक में प्रसिद्ध आत्मा का संशोधव करके आत्मा-अदात्मा का निरुपण 
शंकराचाय के अनुसार वास्तविक शिक्षा है। वस्तुतः परतब्रह्म का साक्षात्कार अप्त्म- 
रूप से ही हो सकता है। इस प्रकार आचाय॑ शंकर आत्मा और परमात्मा को अभिन्न 
मानकर इस अभेद की अनुभूति को ही आध्यात्मिक शिक्षा कहते है। परमार्थ 
ब्रह्म निर्गण, निराकार एवं निविकार, सजातोय, विजातीय तथा स्वगतभेद चत्य 
किन्तु उपासना के लिए उसका सगुणरूप--कृष्ण, विप्ण, राम तथा शिव आदि 
मान्य है। अत: भगवान शंकराचायय ने आध्यात्मिक शिक्षा में वेद तथा वर्णाश्रम 
धर्म सम्मत उपासना, निष्काम कर्म एवं साज़ोपाज़ु अनुप्ठात आदि का प्रतिपादद 
किया है। 

प्रदन---धामिक शिक्षा के प्रति आचार्य शकर का क्‍या दृष्टिकोण है ? 

उत्तर--आचार्य शंकर को पूर्व मीमांसाकार महर्षि जैमिती का धर्म के प्रति 
दृष्टिकोण मान्य है! अर्थात्‌ शास्त्रविहित अर्थ ही धर्म है और शास्त्र निशिद्ध अर्थ 
धर्म नहीं है। इसीलिए गीता के सोलहवे अध्याय के अन्त में शास्त्र द्वारा ही धर्माधर्म 
का निर्णय करने की बात कही गई है । इस प्रकार भगवान्‌ शंकराचार्य के अनुस्तार 
वर्गाश्रम व्यवस्थानुसार व्यक्ति के देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकार की हलचल 
धर्म है। अत: धामिक शिक्षा में आश्रम धर्म और वर्ण धर्म का ही महत्त्व है। धर्म में 
निष्काम कर्म, भगवदुपासना तथा ब्रह्म साक्षात्कार तीनों ही के लिए आचार्य शंकर 
ने प्रबल आग्रह का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार भगवान्‌ शंकराचार्य की घार्मिक 
शिक्षा का उद्देश्य है--व्यक्ति एवं समाज को निषिद्ध कर्मों से रोककर विहित कर्मों 
में निपष्काम भाव से लगाना और ब्रह्मसाक्षात्कार वी ओर उन्मुख करना 

प्रदत--शांकर शिक्षा में पाठ्यक्रम का क्‍या स्वरूप हैं और पाठ्यविप्यों का 


निर्धारण किस प्रकार किया गया है ? 

उत्तर--जिससे वेदान्त के सिद्धान्त समझने में (छात्र को) सुविधा हो बही 
पाठ्यक्रम है। अतः वेदान्त-परिनाया, पवदशी, सांख्यवत्त्व कोमुदी, तकसंग्रह तथा 
मुक्तावली का बोध होने पर ही वेदान्त गे शिक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए | छिर 
उपनिषद्‌ (शांकर भाष्य सहित) फिर ब्रह्मसूत्र (जांकर भाप्य रहित) फिर गीत्त 


ह 0 | 


34 


292 परिशिष्ट-प्रथम 


(शांकर भाष्य सहित)। तत्पश्चात्‌ माण्डक्योपनिषद्‌ तथा बृहृदारण्यकोपनिषद के 
शांकर भाष्य पढ़ाये जाने चाहिए । इतना पढ़ लेने पर छात्र शंकर-प्रणीत स्तोत्र ग्रन्थ, 
उपदेश-साहल्ली विवेक चूडामणि तथा प्रपञ"ुचसार आदि का अध्ययन करे। भुण्डकोप- 
निषद्‌ में वर्णित अपरा विद्या के अस्तर्गत वे सारे ग्रन्थ आ जाते हैं जिनको पाठ्यक्रम 
में रखखा जाता चाहिए । वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने ऋग्वेद भषष्य में कर्मकाण्ड 
और ब्रह्मकाण्ड दोनों का उल्लेख किया है। कमकाण्ड का प्रतिपादन संहिता, 
ब्राह्मण और आरण्यक में हुआ है और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ इत्यादि में ब्रह्मकाण्ड का 
विवेचत हुआ है। इस प्रकार आचाय शंकर के अनुसार उन सभी विषयों को 
पाठ्यक्रम में रकक्‍्खा जाना चाहिए जिनका सम्बन्ध कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मकाण्ड दोनों 
से ही है । 


जैठदहुऊुणीएव “अस 


दपच्छ 


यपतिचक चूडामणि अनन्त श्री स्वामी करपात्री जो महाराज 


ध्यी। म्फ 


कक कष्क 2 


; 
६ 
। 





परिशिष्ट 2 


अनन्त श्री विभूषित श्रीमद्‌-जगद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठघीश्वर स्वामी 
स्व-रूपानन्द जी सरस्वती महाराज से “'क्लम्झान का विवरण । 

साक्षात्कार-कर्ता--शो धकर्त्ता । 

स्थान--श्री कृष्ण बोधदण्डी आश्रम, जादृगिर का बाग, मेरठ नएर | 

दिनांक---24-6-976 । 

प्रदत ---आधुनिक संदर्भ में शांकर शिक्षा-दर्शन की क्या आवश्यकता है ? 


उत्तर () भोतिक दिशा में प्रगति की तीव्रता के लिये आतुर मानव समाज 
आध्यात्मिक उन्‍नति के पथ पर अग्रसर न हो तो मानसिक अस्थिरता के कारण भौतिक 
समृद्धि अभिजद्ञाप बन जाती है। अतः हमें देश के महान्‌ अध्यात्म तत्ववेत्ता तथा विश्व 
कल्याण के मार्ग दर्शक भगवान्‌ शंकराचाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना चाहिए । 

(2) वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का आचार्य शंकर ने जीवन 
भर प्रचार-प्रसार किया । ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जिनसे विभिन्‍न भाषा-भाषी, 
विभिन्‍न प्रदेशों के निवासी तथा विभिन्न प्रकार की आस्थाओं एवं मान्यताओं वाले 
भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है--“भगवद्गीता किव्चचिदधीता 
गंगा जल लव कणिका पीता । सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यम: कि कुरुते चचम्‌ 
(चपंटपञ्जरिका-स्तोत्रमू)--भगवान्‌ शंकराचाय द्वारा प्रतिपादित भगवद्‌ गीता, गंगा 
जल एवं भगवान्‌ श्री कृष्ण की अचेना पर दक्षिण-उत्तर और पूर्व-पश्चिम सभी एक हो 
जाते हैं । यह एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा समस्त विभिन्नताओं का अन्त होकर 
एकता की स्थापना हो सकती है । हम सभी जानते है कि नेपाल भौगोलिक तथा राज- 
नैतिक इृष्टि से एक प्रथक प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है किन्तु वहाँ के आराध्य भगवान पद्चु 
पतिनाथ हम भारतीयों के लिये भचंनीय हैं तथा यहाँ के भगवान्‌ बद्रीनारायण, 
रामेइ्बर और जगन्नाथ भगवान्‌ उनके लिये पूजनीय हैं। इसी प्रकार देगवासियों में 
सांस्कृतिक धाभिक तथा आध्यात्मिक आधार पर देश प्रेम तथा अच्तर्राष्ट्रीय सद्भाव 
का विकास होता है। 


(3) देश की चारों दिज्ञाओं में उनके द्वारा स्थापित चारों मठों से भारत-माता 
के भव्य चित्र की सृजना हो उठती है। भारत चीन सीमा विवाद के समग्र चीन द्वारा 
हिमालय पर अपना दावा किया जाने पर और उसके द्वारा मेक मोहन रेखा को 
अस्वीकार किये जाने पर पौराणिक सन्दर्भ तथा महा कवि कालिदास के हिमालय 
वर्णन आदि के इलोकों को ढूँढा गया था। इस प्रकार आचाय॑ शंकर द्वारा स्थापित 


परिशिष्ट द्वतोय 295 


प्रदन--शिक्षा के उद्देश्य कया हैं ? 


उत्तर--शिक्षा संस्कार को कहते हैं। व्यक्ति की उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार 
की होती है जैसी खान में से निकले हीरे की । जब तक उस पर खराद करके पालिश 
इत्यादि नहीं हो जाती है तब तक उसका अधिमूल्यन नहीं हो पाता है। ठीक यही 
स्थिति मनुष्य की है। शिक्षा उसका संस्कार करती है। अतः मनुष्य को योग्य 
नागरिक बनाता शिक्षा का उद्देश्य है। सद्‌ शिक्षा से सद्‌ विचार, सद्‌ विचार से 
सद्‌ इच्छा, सद्‌ इच्छा से सद्‌ प्रयत्न और सद्‌ प्रयत्न से सदकाय॑े होते है। इस 
प्रकार शिक्षा व्यक्ति का अभीष्ट दिश्या में. निर्माण करके उसमें यो'य नागरिकता का 
सम्पादन करती है। आचार शंकर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को श्रेय 
(पारलौकिक अभ्युदय) और प्रेय (इहलौकिक उन्नति) प्राप्त कराना है। 


प्रघत--जगद्गुरु शंकराचाय के अनुसार आध्यात्मिक एवं धामिक शिक्षा का 
क्या स्वरूप है ? 


उत्तर--शिक्षा धर्मं का अंग है। शंकराचाय जी के अनुसार धर्म के बाहर 
कुछ नहीं है । धर्म के अन्तगंत वह सब कुछ है जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी 
है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता जीवन का मूलभूत आधार है क्योंकि अपने अन्दर तथा 
समस्त जगत्‌ के भीतर विद्यमान्‌ एक आत्मतत्त्व को स्वीकार करना अध्यात्म है। 
केवलमात्र नाम से संकीतेन कर लेना धर्म नहीं है बल्कि आत्मतत्त्व की अनुभूति 
करना धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। अतः शांकर शिक्षा का स्वरूप धामिक तथा आध्या- 
त्मिक है। 


प्रन्‍्न--शिक्षक-शिक्षार्थी के सम्बन्धों को शॉकर शिक्षा दर्शन में किस प्रकार 
स्वीकार किया गया है ? 


उत्तर--आजकल विद्यालय अपने उत्तरदायित्त्व (शिक्षादान) से पराइमुख 
हैं। कक्षा में भली भाँति शिक्षण न होने से छात्र को व्यक्तिगत शिक्षण के लिये विवश 
होना पड़ता है । आज धामिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में छात्रों के अन्दर 
श्रद्धाविहीतता के कारण आत्मानुशासन का विकास नहीं हो पाता है। अतः: शिक्षक 
एवं शिक्षाथियों के सम्बन्धों का विकास आध्यात्मिकता पर आधारित होना चाहिये । 
शिक्षार्थी के लिये शिक्षक की अनिवायंता है। शांकर सिद्धान्त में गुरु को अनुपमेय 
कहा गया है। उसकी उपमा स्पशेमणि से भी नहीं कर सकते है क्योंकि स्पर्शमणि तो 
लोहे को स्वर्ण बनाकर ही छोड़ देता है परन्तु गुरु तो शिष्य को अपने समान' बना 
देता है । 


प्रदत--आचार्य शंकर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार होना 
चाहिए ? 
उत्तर--भगवान्‌ शंकराचार्य के अनुसार वेद, पड़वेदाड्भ, स्मृति, पुराण, 


296 परिधशिष्ट द्वितीय 


रामायण, महाभारत आदि सभी धामिक एवं आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन होना चाहिए। मुण्डकोपनिषद्‌ में वणित परा-अपरा विद्या के उल्लेख से 
पारमाथिक तथा व्यावहारिक सत्ता से सम्बन्धित सभी विषय पाठ्यक्रम के अन्तर्गंत 
आ जाते हैं। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिपद्‌ में सनत्कुमार तथा नारद के सम्बाद में 
आए हुए सभी विषय पठनीय है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने श्रुति-स्मृति आदि की व्याख्या 
मेंजिस अपूर्व सामन्जस्य तथा समन्वय का परिचय दिया है वह इस ओर इंगित करता 
है कि छात्रों को भक्तिपरक साहित्य, कर्मकाण्ड सम्बन्धी वाडःमय एवं ज्ञानमार्ग 
सम्बन्धी ग्रन्थरत्तों का विधिपु्वेक अध्ययन करना चाहिये किन्तु उनका पाठ्यक्रम 
यहीं समाप्त नहीं हो जाता हैं बल्कि 'तरति शोकमात्मवित्त्‌' (छां०3०) इस उक्ति से 
व्यक्ति को पारमाथिक दृष्टि से आत्मांनुभूति तक पहुँचना है। अतः उपर्युक्त सभी 
विषयों का अध्ययन-अध्यापन साधन है साध्य नहीं। साध्य आत्मज्ञान । यही परा- 
विद्या के अन्तगंत आता है । 


परिशिष्ट-3 


श्रीहरि: 
अनन्त श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्री निरञज्जनदेव तीर्थ जी महाराज 


(706 (०६ ा$ प0!7855 
हक्षा। 5768 2829689प7प $॥%॥/798009॥/५8 
9ए87॥7] 9॥766 'चाक्षा]|॥॥ ॥067ए ॥'6७६79 3 /७/४/क] 


5॥#766 (0५8/608॥ ३४0, ?फ्र, (07589 , 


7?#70768 : 46] 
7098/066 20-7-976 


(8॥79 . 
जोधपुर, 


श्रीयुत्‌ शर्मा जी शुभाशी:। आपका पत्र मिला पढ़कर प्रसन्नता हुई । आप 
शंकराचार्य पर शोधन कर रहे हैं और साथ ही लिख रहे हैं कि आचाय॑ के शैक्षिक 
विचारों, मान्यताओं और आदशों की ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया । यह आइचये 
है इससे बढ़कर क्या आइचये होगा। क्‍या उनके सेकड़ों ग्रन्थ उनके विचार, मान्यता 
और आदर्श पर प्रकाश नहीं डालते । जिसने सम्पूर्ण भारत से सनातन विरोधी मतों 
का उच्छेद कर सनातन वैदिक मार्ग की स्थापना की और जिसके सामने कोई वादी 
टिक ने सका क्‍या उससे बढ़कर कोई शिक्षा शास्त्री हो सकता है जिनके सामने 
आते ही मूक बालक में भी बोलने की शक्ति आ गई क्‍या वतंमान सें ऐसा कोई 
शिक्षा शास्त्री है जो मृक बच्चे को बोलना सिखा दे। दुःख है कि आजकल के 
रिसर्च स्कालर केवल ऊटपटांग बातों पर ध्यान देते है--वास्तविकता पर नहीं । 
(]) मद्रास से निकलने वाली शंकर कृपा गोष्ठी आदि पत्रिकाएँ। (2) जीव के 
लिए भगवत्‌ प्राप्ति का साधन ही शिक्षा है जीव शिव बन जाये आत्मा परमात्मा 
बन जाये, नर-तारायण बन जाये यही शिक्षा का उद्देश्य है। गुरुकुल में जाकर 
ब्रह्म चर्य का पालन कर वेदादि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा हैं। भगवान्‌ 
और भक्त का सम्बन्ध गुरु शिष्य का सम्बन्ध है। धामिक, आध्यात्मिक से भिन्न कोई 
शिक्षा है ही नहीं । शांकर दर्शन के बिना मोक्ष हो सकता ही नहीं यहो सबसे बड़ी 
उपादेयता है। इससे अधिक जानना हो तो भद्रपद शुक्ला 5 तक जोधपुर आ 
सकते है । 


--श्री चरणों की आज्ञा से, 
हें० अपठित । 


परिशिष्ट-4 
श्रीहरि: 
अनन्त श्री जगदगुरु शंकराचार्य 
स्वामी श्री निरञ्जन देव तीर्थ जी महाराज, गोवर्धनमठ, पुरी । 
खाद, 86866 ॥82208प7प0 8॥%॥79॥307 47५8 


5फ्रकाां 9766 चाहा 70679 ॥6६77॥ 7 ०॥82/] 
(730५870987 ०(॥, ?परा. 


(8779 : 
जोधपुर, 
(28/60 3-7-976, 


श्री शर्मा जी शुभाशी: आपका पत्र मिला। ज्ञानोपदेश के लिए ही ज्ञानावतार 
होता है। भगवान्‌ का तो अवतार ही शिक्षा के लिए होता है। इसलिए उनकी 
शिक्षा के बारे में खोज करना भगवान्‌ में ही कमी ढूँढना है। लोगों की मान्यता 
कसी भी रही हो कि भगवान्‌ शंकर का शिक्षा दर्शन वह है जो आत्मा को परमात्मा 
और नर को नारायण बनाता है वास्तव में इसी का नाम शिक्षा है। इसी दृष्टि से 
हमने केवल आपके ही लिए नहीं अपितु आजकल के सभी रिसर्च करने वालों के लिए 
सामान्य रूप से लिखा था कि ये प्राय: उठपटांग विचार करते हैं वास्तविक नहीं । 


शंकर कृपा गोष्ठी आदि पत्रिकाएं अधिकांश तमिल और अंग्रेजों में निकलती है। 
आप चाहें तो शुंगेरी से नमूने मंगवालें । 


“-भीचरणानुज्ञया, 
ह० अपठित | 


